आर्यसमाज का इतिहास 
द्वितीय भाग 


पं. इन्द्र विद्यावाचस्पति 


957 


प्रकाशक 
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 
बलिदान भवन, श्रद्धानन्द बाजार, 
दिल्ली 


प्रकादाक 
सार्यवेद्ियका खाद प्रतिनिधि सभा 
खलिदान भजन, शद्धालन्य बाजार 


बिल्लो 


सूल्य : ५) 
विक्रमी सैक्त्‌ २०९५ 
इैस्वी सन्‌. १६७७ 


#९(& 
+35. 85/- 


मुद्रक 
न्य्‌ इण्डिया प्रेस 
कनाट सरकस 
गई दिल्‍सनती 


भूमिका 


श्रायंसमाज के इतिहास का दूसरा भाग भारतीय इतिहास के एक मोड़ 
के साथ समाप्त होता है। १६४७ के आरम्भ में भारत विदेशी राज्य के 
ग्रधिकार से निकल कर स्वृतन्त्र होने के स्वप्न ले रहा था। देश में स्वतत्नता 
ग्रायी, और अपने साथ ग्रनेक समस्‍यायें लायी, परन्तु उनमें कोई भी प्मस्या 
इतनी विकेट नहीं थी, जितनी पंजाब के विभाजन भ्रौर उसके परिणामों कौ, और 
उस समस्या का सबसे गहरा और भारी असर जिस संस्था पर पडा, वह प्रार्य- 
समाज थीं। पजाब श्रायंसमाज का सबसे जबर्दस्त दुगे था श्र उसका भी 
पदिचमी भाग बलिष्ठतम समझा जाता था। विभाजन ने उसे धूलिसात्‌ कर 
, दिया। आरयंसमाज के इतिहास में वह एक नया युग था, जिसमे उसे ग्राहत 
शरीर के साथ जीवनयापत्र करना पड़ा। उस युग का वृत्तात्त तीसरे भाग का 
विषय है। 

दसरे भाग की सामग्री एकत्र करते में और उसे छॉँटने में पहले भाग की 
प्रपेश्षा भी अ्रधिक परिश्रम करना पड़ा, परल्तु में सन्तोषपूर्वक कह सकता हूँ 
कि उसमे सभी प्रायंजनों तथा आय॑सस्थाग्रो ते पूर्ण सहयोग दिया। में उन 
सब का धत्यवाद करता हूँ । सा्वदेशिक आरार्य प्रतिनिधि सभा का कार्यालय तथा 
श्री शिवचल्ध आय से भी मुझे समय-समय पर सामग्री प्रस्तुत करने में बहुत सहायता 
मिलती रही। में उन सब के प्रति ग्राभार प्रदर्शित करता हूँ। 

भ० मामराज जी आर्य की प्रयत्तपृ्वक संगृहीत सामग्री से पहले भाग की' 
भाँति, दूसरे भाग में भी पूर्ण उपयोग लिया गया है। उनके प्रेम और विश्वास 
का में सदा आभारी रहूँगा । 

श्री प॑० युधिष्ठिर मीमासक ने इतिहास के प्रथम भाग को पढ़ कर मेरा 

ध्यान कई विचारणीय विषयो और छुपाई की भूल्रों की श्रोर प्राक्ृष्ट किया है । 


में उनका भी अनुगृहीत हूँ। उनकी आ्रालोचना से दूसरे संस्करण में मैं पूरा लाभ 
उठाऊंगा। 


“देन विद्यावात्रस्पति 


ण्<्‌ >चण _ > 


चर 


ल्ट्‌ जा 2. >चछ 


0 महा स 


ञप्ञ् 


हट ही क |. रद हज टए 2० 


विषय-सूची 


विषय 
प्रथम खण्ड---- 


 गुरुकुल यूंग की स्थापना 
. महात्मा मुन्शीराम जी 
. गरुकुलो की स्थापना 


गूरुकुल कांगड़ी का विकास 
सरकारी कोप की घढनाएं 
पदियाले में अ्रग्नि-परीक्षा 

काली घटाये फट गई ... 


, साव॑ंदेशिक प्ार्यप्रतिनिधि की स्थापना 
, विदेशों में धर्मे-प्रचार 
, प्रचार और प्रचारक 


हितीय खण्ड--- 


, जातपाँव-विरोध' तथा दलितोद्धार 


प्रान्तों में ग्रायंसमाज की प्रगति ( 


१) 
। किए कि | र्‌ ) 
/ !) 7 ॥7 (्‌ ३ ) 

४) 


8 7 


तृतीय खण्ड-- 
स्वाधीनता-समग्राम में सहयोग 


/ मंत-भंद का आरम्भ 


शुद्धि और आयेंसमाज .. ; 
साम्प्रदायिक उपद्रव और प्ञार्यसमाज 
दक्षिण मे प्रचार हि हि 
श्रीमहयानन्द जन्म-शताब्दी 

शताब्दी महोत्सव के सभा सम्मेलन 


ठंकारा मे ऋषि दयानन्द शताब्दी महोत्सव 
स्वामी श्रद्धानन्दती का बलिदान 
चतुथ खण्ड--धरमं-युद्ध की अवतरणिका 
* बलिदान की प्रतिक्रिया 

 सा्वेदेशिक भ्रार्य॑ महा-सम्मेलन .. 


महाशय राजपाल जी का बलिदान 
बरेली में दूसरा ग्रार्य महासम्मेलन 


दक्षिण अफीका में आर्यसमाज का प्रचार ... 
, दिल्‍ली में दलितोद्धार .. 


१०७ 
५३ 
११५ 
१२३ 
१२६ 
१३२ 
१३६ 
१४३ 
१४५ 


१४५३ 
१५७ 
१६५ 
१६८ 


श्द ८०९ _4एण 0] 


, झजमेर में दयानन्द निर्वाण श्र्धशताब्दी ... 
, सावंदेशिक सभा के कार्य का विस्तार 

. महात्मा नारायण स्वामी जी ; 
, आय प्रतिनिधि सभा पंजाब की अद्धंशताब्दी 
, सयकत प्रान्त (उत्तर प्रदेश) में नव जागरण 
, आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 

, राजपूताना 

, बम्बई 

, दक्षिण हैदराबाद 

, विविध प्रदेशों में झ्रायंसमाज 


गआर्यसमाज की संस्थाओं का सिहावलोकन' 
पृञ"चम खण्ड--हेंदराबाद म॑ सत्याग्रह 


, हैदराबाद के शासक और उनकी नीति 


जागति और दमन “६. 


, संघर्ष का सूत्रपात 


सत्याग्रह की घोषणा 
हैदराबाद सत्याग्रह (१) 
(२) 


११ 9] रु 
, निजाम सरकार की कलाबाजियाँ 


राष्ट्रीय भारत कौ सहानुभूति 

मुसलमानों के विरोध का रहस्य 

जेलो मे अत्याचार 

आठवें सर्वाधिकारी--श्री विनायक राव विद्यालंकार 
सत्याग्रह की सफल समाप्ति 


, बधाइयाँ और स्वागत ... 
, हैदराबाद के आये शहीद 


घद्ठ खण्ड--सत्याथंप्र काश पर विफल आक्रमण 
सत्यार्थप्रकाश पर सिन्‍्ध सरकार का आक्रमण 


, आय महासम्मेलन 


आयेसमाज की जीत 


. आयेसमाज की विविध प्रवृत्तियाँ | 


स्वाधीनता प्राप्ति में आयंसमाज का भाग 


परिशिष्ट 


श्री सत्यमूत्ति जी का अभिभाषण . 


श्री पं० स्यामजी कृष्ण वर्मा 


१७४ 
१८१ 
१६३ 
१६८ 
२०४ 
९१२ 
२१४ 
२१६ 
२२० 
२२५ 
२३४ 


२४७ 
२५१ 


पहला अध्याय 


गुरुकुल युग का सूत्रपात 


बीसवीं शताब्दी के आरस्भ में आयंसमाज ने एक नये युग में प्रवेश किया, जिसे 
हम गुरुकुल-युग कह सकते हे। 

महूषि दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाकझ् के तृतीय समुल्लास में शिक्षा के निम्नलिखित 
सिद्धान्त लिखे थें-- 

४“**"'आठ वर्ष के हों, तभी लड़कों को लड़कों की और लड़कियों को लड़- 
कियो को पाठशाला में भेज वेवें। जो अध्यापक पुरुष वा स्त्री दुष्टाचारी हों, उनसे 
दिक्षा न दिलावें, किन्तु जो पुर्णविद्यायक्त, धामिक हों वे ही पढ़ाने और शिक्षा देने 
योग्य है । द्विज अपने घर में लड़कों का यज्ञोपवीत और कर्याओं का भी यथायोग्य 
संस्कार करके यथोक्त आचार्य कुल अर्थात्‌ अपनी-अपनी पाठशाला में भेज दें, विद्या 
पढ़ने का स्थान एकापत देश से होना चाहिए और वे लड़के और लड़कियों की पाठ- 
शाला, दो कोस, एक दूसरे से दूर होनो चाहिएं, ज्ञो वहाँ अध्यापिका और अध्यापक 
पुरुष वा भृत्य अनुचर हों, वे कन्याओ को पाठशाला में सब स्त्री और पुरुषों की पाठ- 
शाला में पुरुष रहें। स्त्रियों की पाठशाला मे पाँच वर्ष का लड़का और पुरुषों की पाठ- 
वाला में पाँच वर्ष को लड़की भी न जाने पावे । अर्थात्‌ जब तक वे ब्रह्मचारी वा 
ब्रह्मचारिणो रहें तब तक स्त्री व पुरुष का दर्शन, स्पर्श, एकान्त सेवन, भाषण, विषय- 
कथा, परस्पर कीड़ा, विषय का ध्यान और सग इन आठ प्रकार के मैथनों से अलग 
रहें और अध्यापक लोग उनको इन बातों से बचावे, जिनसे उत्तम विद्या, शिक्षा, शौल, 
स्वभाव, शरीर और आत्मा से बलपुक्त होके आनन्द को नित्य बढ़ा सकें । पाठशाल्राओ 
से एक योजन अर्थात्‌ चार कोस दूर ग्राम वा नगर रहे। सब को तुल्य वस्त्र, खानपान, 
आसन दिये जायें, चाहे वह राजकुमार वा राजकुमारी हो, चाहे दरिद्र के सन्‍्तान हों, 
सब को तपस्वी होना चाहिए। उनके माता-पिता अपने सन्‍्तानों वा सन्‍्तान अपने माता- 
पिताओं से न मिल सके और न किसी प्रकार का पत्र-व्यवहार एक दूसरे से कर सकें, 
जिससे संसारी चिन्ता से रहित होकर केवल विद्या बढाने की चिन्ता रखें। जब भ्रमण 
करने को जावें, तब उनके साथ अध्यापक रहें, जिससे किसी प्रकार की कुच्ेष्टा त कर 
सके और न आलस्य प्रमाद करें।” 


महषि के अन्य ग्रन्थों में जहाँ कहीं शिक्षा का प्रकरण आया है, उसमें 


दिक्षासम्बन्धी इन्हों सिद्धान्तों को दोहराया गया है। थे सिद्धान्त संक्षेप में निम्न- 
लिखित है -- 


२ आयंसमाज का इतिहास 


१. लड़कों और लड़कियों के शिक्षणालय पृथक्‌-पृथक्‌ हों । महर्षि ने इन 
शिक्षणालयों का आचार्यकुल और गुरुकुल इन दो नामों से निर्देश किया है । 

२. आठ वर्ष से अधिक आयु के बारूक या बालिकाये ग्रुरुकुलों में अबद्य भेज 
दिये जायें । ऐसा राजनियम होना चाहिए कि आठ वर्ष से अधिक आय के बच्चों को 
घर में न रक्खा जा सके । उनका आचार्यकुल में जाना आवश्यक है । 

३. विवाह योग्य आयु होने तक (बालक २५ वर्ष को आयु तक और कन्या 
१६ वर्ष की आयु तक हों) विद्यार्भों आचार्यकुल में ही निवास करे। वे ब्रह्मचर्य का 
पालन करें। उससे पुर उनका वाग्दान अथवा विवाह न हो। 


४. गुरुकुलों में सब को एक समान माना जाय, उनमें ऊंच-नीच या घधनो- 
निर्धन की भेदभावना न हो । राजपुत्र हो या किसी साधारण शिल्पी की सन्‍्तान हो, 
सब से समान व्यवहार किया जाय । 

५. गुर और शिष्य का पिता पुत्र का-सा सम्बन्ध रहे । गुर उन्हीं लोगों फो 
बनाया जाय जो शुद्ध आचरण वाले और विद्वान हों। 

६. शिक्षणालय नगर से दूर एकान्त स्थान में हों । बालक और बालिकाओं 
के गुरुकुल भी एक दूसरे से दूरी पर होने चाहिएं । 

७, शिक्षा-पद्वति के सम्बन्ध में सत्यार्थप्रकाश और ऋणग्वेदादिभाष्य भूमिका 
में मह॒षि नें विस्तार से अपने विचार लिखें हे। उनका सारांश यह है कि वेदवेदांगों की 
शिक्षा के साथ-साथ बालकों को अन्य सब प्रक;र की उपयुक्त शिक्षा दी जानो चाहिए । 
राजविद्या, शिल्प, गणित, ज्योतिष, भूगोल, चिकित्सा आबि शास्त्रीय और व्यावहारिक 
विषयों के अतिरिक्षत देश-देशान्तरो की भाषाओं का ज्ञान भी कराया जाय, मह॒थि का 
ऐसा अभिष्राय था । 


८. विचारों की शुद्धता रखने के लिए मह॒थि यह आवश्यक समझते थे कि 
उन प्रन्थों का अध्यापत न कराया जाय, जिनमें श्ुंगार रस अथवा भ्रममूलक विचारों 
का प्रतिपादन हो | 


शिक्षा के सम्बन्ध में महर्षि के ये विचार अपने समय की दृष्टि से बहुत क्रांति- 
कारी थे। एकदम उनके सम्पूर्ण रूप को ओर आय पुरुषों का ध्यान नही गया। यही 
कारण है कि जब लाहोर के आरयंजनों ने महर्षि के स्मारकरूप में डी० ए० वी० 
स्कूल बनाने का नि३चय किया तब उधर दृष्टि नहीं गईं। पूर्णरूप से ध्यान न जाते 
हुए भी कुछ आर्य पुद्षों के मन में यह विचार उठता रहा कि सरकारी ढंग का स्कूल 
या कालिज बनाकर भी उसमें यथासम्भव मसर्हाष के बताए हुए शिक्षा-सम्बन्धी सिद्धान्तों 
का समावेश किया जाना उचित है। ऐसे महानुभावों के अग्रणी पं० गुरुदत्त विद्यार्थी 
थे। बे प्रारम्भ से ही यह यत्त करते रहे कि कालिज में वेद-वेदांगों की शिक्ष! को 
प्रधातता दी जाय और सकल के बोडिंग में गुशकुलोचित नियम लागू किए जायें। 
डो० ए० वी० कालिज के कोर के सम्बन्ध में २४ अगस्त १८८६ की आरयय-पत्रिका में यह 


गुएकुल युग का सूत्रपात ३ 


घोषणा की गई थी कि “उसका (डी० ए० वी० कालेज का) उद्देश्य भ्राचीन संस्कृत 
साहित्य के अध्ययन को उत्साहित करना और हिन्दू साहित्य को उन्नत करना होगा ४“ 
डी० ए० वी० कालिज के बोरडिंग हाउस के सम्बन्ध में १९ अप्रेल सन्‌ १८८७ की आयये- 
पत्रिका' में निम्नलिखित सूचता थी--इस बोरिंग हाउस के नियम बिल्कुल पूर्ण हेँ। 
इसमे नियन्त्रण का पुर। प्रबन्ध किया गया है और इस बात की व्यवस्था की गयी 
है कि उन बालकों को जो उसमे प्रविष्ट हों, इस प्रकार रखा जावे जेसे घरों में 
जहाँ माता-पिता के पास्त बच्चे रहते हैं ।” (ये उद्धरण पं ० चमपति जी हारा संकलित 
आयें-प्रतिनिधि सभा पंजाब के इतिहास से लिए गये हे । पंजाब के विभाजन के 
कारण पत्रिका की फाइल हमें नहीं मिल सकी ) । जब तक प॑ . [रुदत्त जी जीवित रहे, 
वे डी० ए० बी० कालिज को स्कीम में गुरुकुछ की भावना को स्थान देने का यत्न करते 
रहे परन्तु उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली । डी० ए० वो० कालिज के राय मूलराज, 
श्री ला० लालचन्द आदि संचालकों के विचार पंडित जी के विचारों से कुछ भिन्‍न 
थे । विचार-भेद का यही बीज था जो समयान्तर में उप्र दलबन्दी के रूप में परिणत 
हो गया। 

पंजाब के आर्यंसमाजो में दो दल हो गये । एक दल के हाथ में डी० ए० बी० 
कालिज का संचालन रहा और दूसरे दल ने वेद-प्रचार और कन्याओं की शिक्षा की 


ओर विशेष ध्यान दिया। इस प्रकार कार्यों का बंटवारा 8 
तो हो गया परन्तु वेद प्रचार दल के नेताओं के मन में यह डक 
बात खटकती रही कि आयेसमाज ने वेद-वेदांगो की... ) 


शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की और न ही महृषि के की पर |! 
शिक्षा-सम्बन्धी अन्य आद्ज्ञों को कार्यान्वित करने का यत्न । 25 
किया । एक यह विचार भी मन में छिपा हुआ था कि है . प्ण्फो 

डो० ए० वी: कालिज सामान्य शिक्षणालयों की तरह यूनी- | 8 
वसिठो शिक्षा का साधन होने के कारण आयंसमाज ह 
की ग्रावश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता । इस 
असन्तोष की भावना का पहला परिणाम यह हुआ 
कि आद्य-प्रतिनिधि सभा पंजाब ने एक वेदिक पाठशाला 
की स्थायना की । यह पाठशाला पहले जालधर से स्थापित की गई फिर उसे 
गुजरांवाला ले जाया गया। इस स्थान-परिवर्तत का कारण यह कहा गया कि 
जालंधर आयंसमाज के हाथ कन्या महाविद्यालय से घिरे हुए है, इस कारण वंदिक् 
पाठशाला कहीं अन्यत्र जानी चाहिए। गुजरांवाला के ला० रलाराम उन दिनों आरय- 
प्रतिनिधि सभा के एक प्रमुख कार्यकर्त्ता समझे जाते थें। वे पंजाब के आयेसमाजों 
को शक्ति के जालंधर में केच्रित होने के पक्ष में नहीं थे। उनकी तथा उनके साथियों 
को इच्छा के अनुसार वेदिक पाठशाला जालंधर से गुजरांवाला भेज दी गई। उस 
सम्रय उसके प्रधानाध्यापक पं ० गंगादत्त जी झास्त्री थे और विद्यार्थियों में पं० नरदेव 
जो, पं० विष्णु मित्र जो और पं० भगतराम जी आदि महानुभाव थे, जिन्होंने वेविक 


प० गगादत्त शास्त्री 


है आयेसमाज का इतिहास 


पाठशाला में विद्या समाप्त करके आर्यसमाज के कार्यक्षेत्र में प्रवेश किया और अपने- 
अपने ढंग पर समाज की सेवा की । 


वेदिक पाठशाला तो बन गई परन्तु आर्य पुरुषों का सन्‍्तोष न हुआ । उनके 
मन में यह भावता बनी रही कि महषि की बतलाई हुईं प्रणाली के अनुसार शिक्षा देने 
का प्रबन्ध न करके आयंसमाज अपने कत्तंव्य का पालन करने में असफल रहा है। 
गुरुकुल की स्थापना का बीज आर्यजनों का यहों भाव था कि जब तक गुरुकुल शिक्षा- 
पद्धति का उद्घार नहीं किया जायगा तब तक आपंसमाज अपने उद्देष्यों की पूर्ति नहीं 
कर सकेगा। गुरुकुल के आन्दोलन का प्रारम्भिक वृत्तान्त हम पं० चम्‌पति जी द्वारा 
लिखित आर्य-प्रतिनिधि सभा पंजाब के इतिहास से उद्धुत करते है :--- 


/गुरुकुल के लिए पहले-पहल भांदोलन सन्‌ १८९७ में आरम्भ हुआ । उन 
विनों महात्मा शुन्शोराम जालंधर से 'सद्धम्मे प्रचारक' पत्र प्रकाशित करते थें। सद्धमें- 
प्रचारक में इसके लिए प्रबल आंदोलन किया गया और 'आर्य पत्रिका' आदि अन्य 
सामाजिक पत्रों नें इसका पोषण किया । नवंबर १८९८ के आय प्र/तितिधि सभा के 
साधारण अधिवेशन में गुरुकुल खोलने का प्रस्ताव उपस्थित किया गया। यह प्रस्ताव 
स्वीकृत हो गया । 

“गुरुकुल को खोलने का प्रस्ताव तो स्वीकृत हो गया, पर धव के बिना 
गुरुकुल खुलना सम्भव क॑ंसे था ? धन एकत्रित करने का कार्य महात्मा मुख्शीराम जो 
ने अपने ऊपर लिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक ३० हजार रुपया एकत्रित 
नहीं कर लेंगे, अपने घर में पर नहीं रखेगे। आजकल ३० हजार रुपया किसी साखें- 
जनिक कार्य के लिये एकत्ञित करना कठिन नही है । पर अब से ५८ वर्ष पूर्व जब कि 
किसो सावंजनिक कार्य के लिए दान देने का अभ्यास जनता को नहीं था, ३० हजार 
रुपया इकट्ठा करना एक अप्ताधारण बात थी । महात्मा सुशोीराम जो गुरुकुल के लिए 
धन एकत्रित करने निकले । आठ महीने लगातार घूमने के बाद ३० हजार रुपये इकठठे 
हुए । महात्मा मुन्शीराम जी की यह अस्ताधारण सफलता थी, जो उनके अठल विश्वास 
ओर हादिक धर्म-प्रेम की अद्भुत विजय थी। इस सफलता के अभिनन्दनस्वरूप 
लाहौर में उतका शानदार जलूस निकला, सर्चंत्र फूलों के हारों तथा उत्साह-पूर्ण जय- 
कारों के साथ उनका स्वागत हुआ। 

“गुरुकुल के नियम आदि बनाते का कार्य भो महात्मा मुन्शीराम जो के सुपुर्द 
किया गया था और २६ दिसम्बर १९०० के प्रतिनिधि सभा के साधारण अधिवेशन के 
अवसर पर गुहकुल के पहले नियम स्वीकृत किये गये थे। गुजरांवाला के ला० रलाराम 
उन दिनों आये-प्रतिनिधि सभा के प्रधान थे। उनके हस्ताक्षरों से गुरुकुल की प्रथम 
नियमावली प्रकाशित हुई। उसमें २० पृष्ठों की भूमिका थी, जिसमें इस नियमों को 
व्याल्या की गयी है । 

जब यह समावार प्रकाशित हुआ कि आये प्रतिनिधि सभा गुरुकुल खोलने के 
प्रस्ताव पर विचार कर रहो है, और '“सद्धर्म प्रचारक' में इस प्रस्ताव को पुष्टि में 


गृहकुल युग का सूत्रपात ५ 


ज्ञोरदार लेख लिखे जामे लगें तो न केवल पंजाब के आर्यंत्तमाजों में, अपितु अन्य प्रान्तों 
के आयंजनों सें भी उत्साह की एक बाढ़ सी आ गई । चारों ओर से गुरुकुल सम्बन्धी 
प्रस्ताव का समर्थन होनें लगा । १८९७ के अक्तृबर मास में श्रीहरगोविदशुर आयेसमाज 
के जल्से पर आये भाइयों को एक सभा हुई। उस उत्सव में जालन्धर से श्री मुन्शीराम 
जो, लाहौर से सर्वेश्षी रामभजदत्त चौधरी और सीताराम जी, दीनानगर से केसरीसल 
जो आये थे । सभा में बहुत से वाद-विवाद के अनन्तर यह प्रस्ताव सर्वेसम्मति से 
स्वीकृत हुआ कि आर्य पुरुषों को यह कास्फ्रेन्स श्रीमती आये प्रतिनिधि सभा पंजाब को 
सेवा में यह निवेदन करना अत्यन्त आवद्यक समझ ती हैं कि गुरुकुल शीघक्ष हो खोला 
जाय । २६ नवम्बर सन्‌ १८९८ के अधिवेशन में प्रतिनिधि सभा पंजाब ने गुरुकुल 
खोलने और ऋषि दयानन्द के अधूरे वेद भाष्य को पुरा करंने के सम्बन्ध में प्रस्ताव 
स्वीकार किये और निश्चय किया कि दोनों कार्यों के लिए आठ-आठ हजार रुपया जमा 
हो जाने पर ये काम आरस्भ किये जायें। प्रस्ताव तो स्वीकार हो गया परन्तु उसकी 
पूति के लिये कोई विशेष उद्योग न हुआ तब विलम्ब से असन्तुष्ट होकर भहात्मा 
सुन्शीरास जी ने 'सद्धर्मप्रच्ारक' भें घोषणा कर दी कि जब तक वे ग्रुकुल के लिए 
३० हुजार रुपया इकट्ठा न कर हछंगें, तब तक घर में पर नही रखेंगे ; यह घोषणा 
करके वे लाहौर से ही चन्दा एकत्र करने के लिए निकल पड़े और तब तक जालन्धर 
की कोठी में कदम न रखा जब तक ३० हजार की राशि एकन्न न हो गई । 


इस प्रतिज्ञा और उसकी पूति के साथ आर्यसमाद्ध के जीवन में एक नये 
युग का “आरम्भ होता है । आवद्यक प्रतीत होता है कि उस थुग का इतिहास लिखने 
से पूर्व उस व्यक्ति का थोड़ा सा जीवन-वुत्तान्त भी सुना दें, जिसकी इच्छाशक्त नें 
नर्ये*युग को जन्म दिया । 


7[0#& 66960 0५ 48]|69॥# /४॥४५४ - 0पुाधां फ्े 


दूसरा अध्याय 


महात्मा मुन्शीराम जी 


आपंसमाज के प्रसिद्ध विद्वात्‌ पंडित चमृपति जी ते आये प्रतिनिधि सभा 
पंजाब के इतिहास में महात्मा जी का जो प्रारश्भिक जीवन वृत्तान्त दिया है, वह 
संक्षिप्त होता हुआ भी इतना पूरा ओर सुद्धर हैँ कि हम उसके पूर्वाद्ध को उद्धृत 
करना महात्मा जी के जीवन-परिचय के लिए पर्याप्त समझते है। 
'भहात्मा मुल्यीराम का जन्म १८५६ ई० में जालन्धर जिले के तलवन नाम के 
हक कस्बे में हुआ। थे एक क्षत्रिय कुल के थे, जिनमें भक्ति 
और निर्भीकता की परम्परा चली आती थी । इनके 
पिता छाला तानकचन्द ने १८५७ के विद्रोह में सरकार 
की सेवा को थी । उसके पारितोषिक रूप में उन्हें 
कोतवाल का पद प्राप्त हुआ था । उनके जीवन का 
अधिक समय पर्चिमोत्तर (संयुक्त) प्रान्त में बीता। 
वे कोतवाल के मिष से बनारस , मिर्जापुर, बलिया, 
बरेली, बदायू, आदि स्थानों में ज्यादा रहे । मुन्शीराम 
उनकी सन्‍्तात में सबसे छोटा था, इसलिए इससे घर 
में सबसे अधिक लाड-चाव किया जाता था। 


महात्मा मुन्शीराम जी /मुस्दीराम की प्रारंभिक शिक्षा पहिले तो 
पंडितों और मास्टरों के द्वारा घर पर और फिर 
नियमित रुप से एक हिन्दी स्कूल में हुई। तुलसोक्ृत रामायण का पाठ लाला 
तानकचन्द बड़े चाव से किया करते थे । मुन्शीराम ने इस ग्रन्थ के कई स्थरू 
कण्ठस्थ कर लिए । बड़े होकर भी ये तुलसी के दोहों और चौपाइयों का उच्चारण 
सजे ले-लेकर करते थे । ऐंट्रेन्स को शिक्षा के लिए बनारस के स्कूल में भर्तों हुए । 
१८६४ में परीक्षा दी। इनका पास होना निश्चित था परन्तु एक विषय का पत्र 
प्रकट हो गया । उसकी परीक्षा फ़िर हुई और ये उससें सम्मिलित न हो सके । ये 
अपने पूर्द से नियत सप्य विभाग के अनुप्तार तलवन्न पहुँच गये। पहिले वर्ष के अध्ययन 
के भरोसे ये दूसरे वर्ष पुस्तकों से उपेक्षा किये रहे | विद्यालय जाना ही बन्द कर 
दिया। उपन्यास तथा नाटक पढ़ने की चाठ तभी से पड़ी | यह उपेक्षावृत्ति यहां तक 
बढ़ी कि इस वर्ष परीक्षा में बैठे ही हों । आखिर अगले वर्ष अर्थात्‌ १८६६ में 
एऐंट्र्स पास की । 


महात्मा मुन्शीराम जी ७ 


“जिन विनों मुन्शीरास इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए काजी में निवास 
करते थे, इनके पिता बलिया में थे। इस प्रकार ये स्वतन्त्र थे । कुश्ती, गदका तथा 
लाठी का अभ्यास इन्होंने इस स्वतन्त्रता को अवस्था में किया | शरोर बलिष्ठ था । 
निर्बल लड़कों को गुण्डों से बचाने में बल का खूब सदपयोग हुआ। परन्तु उपन्यासों 
के अध्ययन और अनुचित संगति ने सदिरा-पान तथा हुक्‍के की लत सी पेदा कर दी । 
काशी के घादों पर से दो देवियों को 'राक्षसो' के हाथों से बचा लाए । आय साहित्य 
का अभ्यास होता तो इनके अपने कथनानुसार ये उनके राखी-बंधे भाई बन जाते । 


“१८७८ में मुन्शीराम का विवाह हो गया । लाला देवराज, की बहिन शिवदेवी 
उनकी धर्मपत्नो थी । यह देवी पुराने ढंग की सरल प्रकृति की सती-साध्वी गृहिणी 
थो। ऐसी गृहिणियोँ आजकल कस पमिलतो हैं । एक तो उस समय उनको आयु छोटी 
थो। दूसरे, लाला मुन्शी राम पर उस सप्तय पादयात्यता सवार थी। वे एक सरल 
आय गृहिणी की महत्ता को नही समझ सकते थे। सती का जौहर उन पर खुला तो 
उस सप्रय जब वे मदिरा से उन्वत्त होकर घर लौटे, किसी सहायक की सहायता से छत 
पर पहुँचे और वहां जाते ही के कर दी। पति-परायणा शिवदेवी ने इस बीभत्स अवस्था 
में भी उनसे घृणा के स्थान से प्रेम का व्यवहार किया। उनके वस्त्र बदलवाए, उन्हें 
कुल्ला कराया और सुला कर आधी रात गये तक पतिदेव के सारे शरीर को दबाती 
रहो। वे सो गए और वह जाग तथा भूखी रह कर उनकी सेवा में तत्पर रही । 
उन्हीने भूखा रहने का कारण पुछा तो सरल स्वभाव से बोली--पतिदेव से पुरे 
भोजन कंसे करतो ? उस रात दम्पति से मिल कर उपयास किया। आर्य विवाह 
केवल कपड़ों की नहीं, हृदयों की गांठ होती है--इसका अनुभव मुन्शीराम को इस 
रात हुआ। 


“शिवदेवी की पति-भक्ति का दूसरा उज्ज्वल प्रमाण तस दिन मिला, जब 
इसी सुरा-पान ही के व्यस्तन ने उन्हें सेकड़ों रुपयों का ऋणी बना दिया । वे रुपये की 
चिन्ता में चूर बैठे थे कि अर्धा'गिणी नें अपने हाथों के कड़े उतार कर दे दिये और 
कहा--इनहे बेच कर ऋण चुका दो । 


शराब पीने वाले देवियों पर कैसे घोर अत्याचार करते है, इसका एक उदा- 
हरण इनके एक हम-प्याला मित्र ही की बैठक में उस सित्र के अपने हाथी उपस्थित हो 
गया। यह देखते ही उन्हें सुरापान से घृणा हो गयी । मू्ति-पुजा से विभुख हो जाने 
का कारण भो एक ऐसी ही घटना हुई। पुजारी ने पैर छू रहो एक महिला का ह।थ पकड़ 
लिया और वह चिल्ला उठो--इस दृद्य ने मुंशीराम तथा उनके साथी-को मन्दिरो से 
उपरत कर दिया। इससे पूर्व काशी के मंदिरों में रेवा की रानी की उपस्थिति के 
कारण अन्य दर्शनार्थियों पर शिवजी के दर्दान का हार निरुद्ध पाकर ये सोचने लगे 
थे कि क्या परमेश्वर भी राजा ओर रंक में भेद करता है ? इस प्रकार हिन्दू धर्म में 
इन्हें अनास्था हो गयी, और एक कैयोलिक पादरी के साथ बप्तिस्मा का समय भो 
निश्चित कर लिया । परन्तु जब पादरी के घर गये तो वहाँ भी ऐसा ही दुराचार 


८ आार्यसमाज का इतिहास 


होता दिखाई दिया। उनकी दृष्टि एकाएक उस धिनौने दृश्य पर जा पड़ी और इन्होंने 
निश्चय क्रिया कि सब धस सदाचार के शत्रु हे। 

४/इधर बरेली सें अपने पिता जी के साथ ऋषि दयानन्द के व्याख्यानों में 
उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हो गया । ऋषि काझ्ञी पधारे थे तो इनको माता ने 
इस भ्रम से कि एक जादूगर आया है, जो हिन्दुओं का धर्म हर लेता है, इन्हें तथा 
इनके भाई को घर पर रोके रखाथा। पर अब तो स्वयं पिता ही उस जादूगर की 
साया सें फंस से गए थे। ऋषि के एक दिन के शास्त्रार्थ सें ला० सुन्शीराम उपस्थित 
थे। ऋषि के स्थान पर जाकर उनका दांका-समाधान सुनने का शुभ अवसर भी इन्हें 
उपलब्ध हो गया। ये सब घटनाएं चुपक्े-चुपके किसी विचित्र भविष्य की तेयारी करा 
रही थीं। मुन्शीरास रिद रह कर भी महात्मा बनने के परोक्ष संस्कार उपलब्ध कर 
रहा था। इन संस्कारों का परिपाक समय चाहता था जो प्रतिकूल परिस्थितियों में 
अपने आप प्राप्त होता जा रहा था । 

“एफ० ए० के पहले वर्ष को परीक्षा तो मुन्शीराम ते पास कर ही ली परन्तु 
दूसरे वर्ष की परीक्षा एक बार बनारस से और दूसरी बार इलाहाबाद से दी और 
दोनों बार असफल हुए। दूसरी बार इन्होंने तेयारो भी अच्छी की थी परन्तु रोगी 
होने के कारण एक विषय में ८ अंकों की कमी रही, इसलिए ये अनुत्तोर्ण रहे। 


“पुत्र को इस प्रकार उच्च शिक्षा पाने में असमर्थ देखकर इनके पिता ने इन्हें 
बरेली का स्थानापन्‍न नायब तहसीलदार बनवा दिया । एक सास इन्होंने तहसीलदारो 
का फामत भी किया परन्तु सेना की छाबनी से इनके आद्ियों को रसद की कीमत 
त मिलो । इस पर इन्होंने अपने आदम्तियों को कर्नल के देखते-देखते लौटा लिया । 
करनल को साफ कह दिया कि मुल्य के बिना रसद नहों मिलेगी। डिप्टी कलक्टर ने 
क्षमा माँगने को कहा परन्तु ये नहीं माने और पीछे चाहे इन्हें निर्दोष निश्चित कर 
आरोप हटा लिया तो भी इनका जो इस अपमान को चाकरो से खट॒टा हो गया और 
अब ये वकालत की परीक्षा के लिए तेयार होने लगें। 


/१८८३ में इन्होंने मुख्तारी को परीक्षा पास को और घुकदसें लेने आरम्भ कर 
दिए। इस परीक्षा में एक वर्ष में ५ उपस्थितियों को कभी के कारण और दूसरे वर्ष 
तेपारी पूरी न होने के कारण ये रह गए। १८८६ में वकालत की पहली परीक्षा दी । 
इसमें दो अंकों की कमी के कारण अनुत्तीर्ण ही रहते परन्तु यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार 
लापेण्ट महादय ने घूस लेकर कई विद्यारथियों को पास कर दिया। उस समय पंजाब 
यूनिवर्सिटी की विचित्र परिस्थिति थो। विशेष कर परीक्षा सम्बन्धी अराजकता उस 
समय बहुत थो इस सम्बन्ध सें लापेंग्ट साहब बहुत प्रसिद्ध थे १ लापेंण्टो प्रेजुएटों के 
सम्बन्ध में कई गाथाएं प्रसिद्ध हे। परन्तु हमारा उनसे क्‍या मतलब। मुन्शीराम ने 
उन्हें अखबारों द्वारा सारी पोल खोल देने की धमकी दी। लापेंण्ट ने डर के मारे 
इन्हें पास कर दिया। दूसरी परीक्षा दिसस्बर १८८६ में थी। उसके परिणाम में गड़- 
बड़ रही। संतेट में केवल एक विद्यार्थो पास किया । आखिर जनवरी १८८८ में 


महात्मा मुन्शी राम जी & 


दूसरी बार इस परीक्षा में बंठकर पास हो गए। परीक्षाओं के इन अनुभवों ने पिछले 
संस्कारों को और भी दृढ़ कर दिया। शिक्षा का सच्चा सानदण्ड परीक्षा नहीं है। 
इसकी वर्तभान पद्धति में न आकस्सिक आपत्तियों के ही प्रतिकार का कोई स्थान है 
न विद्यार्थियों को विविध योग्यताओं के स्वतंत्र विकास के लिए ही कोई अवसर है। 
महात्मा मुन्शीरास को इस सम्मति का परिणाम गुरुकुल की वर्तमान परीक्षा प्रणाली है। 
महात्मा मुन्शीरास के व्यक्तित्व के निर्माण सें यूनिवर्सिटी की शिक्षा तथा परीक्षाएं 
असफल रहो । इनका महान्‌ जीवन कुछ और शक्तियों की कृति था । ये स्वभावतः 
उन्हीं को अधिक भहंत्व देते थे। 

“मुर्तारी की परीक्षा पास कर इन्होंने वकालत का काम आरम्भ कर ही दिया 
था। वकालत की शिक्षा के लिए लाहौर जाना होता था। वहाँ ये आर्यसमाज तथा 
ब्राह्ममाज दोनो के अधिवेशनों में सम्मिलित होते थे। पुनर्जस्म के विषय पर ये ऋषि 
का शास्त्रार्थ देख चुके थे । ब्राह्मममाज़ इस सिद्धांत के विरुद्ध था। इस पर उन्होंने 
दोनों पक्षों के साहित्य का अनुशीलन कर निरचय किया कि आर्यसमभाज का सत ठीक 
है। सत्यार्थप्रकाश का अध्ययन इसी निमित्त से किया । बस फिर क्‍या ? खसें झट 
आर्यसमाज के सदस्य बन गए। ला० साई दास अपने पक्ष की इस जीत पर बहुत प्रसन्‍्त 
हुए। उन्होंने भविष्यवाणी को कि आज एक नई शक्ति का प्रवेश आयंसमाज में हुआ 
है | देखें, इसका परिणाम अच्छा होता है.या बुरा ”? ला० देवराज ने जालन्धर समाज 
का प्रधानपद इनके लिए रिक्त कर दिया और स्वय मनन्‍्त्री बन गए। 


“मुन्शीरास जी का सॉसाहार का त्याग भी सत्यार्थप्रकाद के अध्ययत का फल 
था। आर्मंस्माज की सभासदी ने सुन्दीराम के अध्ययत्त को एक निश्चित दिज्ञा दे दी । 
अब ये अधिक समय आर्येसाहित्य के स्वाध्याय में लगे रहने लगे। ऋषि-कृत प्रस्थों 
का पाठ कर वेद-बैदांग के स्वाध्याय में प्रवृत्ति हुई। जालन्धर समाज में इन्होंने घर्मंघठ 
तथा रद्दो-फण्ड की प्रथा जारी कर दी और शहर की गलियों मे दुतारा लेकर संकीतंन 
द्वारा धर्म का प्रचार करने लगे । सनातनी पड़ितों के मुकाबले में जब लाहौर से कोई 
'पंडित न आया तो ज़बानी व्याख्यानों तथा श्ञास्त्रार्थो का काम मुस्शीराम ही को करना 
पड़ा। 

“उधर वकालत चल रही थी और उसमे घरथाप्तभव सत्यपरायणता का प्रयत्न 
किया जा रहा था। इससे रुपये की दृष्टि से हानि होती थो। इधर प्रचार-कार्य की 
धुन इन्हें वादी-प्रतिवादी का नही आर्थस्ाज का बकील बनाती जा रही थी । एक 
मुकदमा इन्हें सिला ही इसलिए कि आर्यस्तमाज मे दिए गए इनके व्याख्यान का प्रभाव 
एक वादी पर बहुत अच्छा पड़ा। उसने पुरानें अनुभवी बकीलों को छोड़ कर इन्ही 
को पसन्द किया और इन्होने उसे विजय दिला दी। पर ये लाभ अपवाद रूप थे। 
साधारणतया वकालत और प्रचार इत दोनो कार्यो का एक साथ चलना कठिन था। 


हे “धारमिक कट्टरता ने इन्हें घोर पारिवारिक बिरोध का ही सामना कराया । 
पता जी पहले तो रुष्ट हुए परन्तु पीछे उनके अपने विचार हो सहसा परिरवातित हो गए । 


१० ग्रायंसमाज का इतिहास 


ऋषि की पुरानी माया का जादू प्रेम के प्रभाव से ताज। हो गया । रुग्णावस्था में उनकी 
सेवा कर इन्होने अपना प्रभाव बैठा दिया । पैतृक संपत्ति से इनकी उपेक्षा और फिर 
यह प्रश्न कि क्या आप अपनी संतान से मक्‍कारी करायेंगे ? मुन्शीरास के ये दो शस्त्र 
अमोघ सिद्ध हुए। इन्ही दिनों प॑० गुरुदत्त से साक्षात्‌ परिचय हुआ। यह सम्बन्ध 
उत्तरोत्तर घनिष्ठ होता गया। यहाँ तक कि मुन्शी रास जी पण्डित जी के अन्तरंग अनुरक्‍्तो 
में होगए। आयंसमाज में दोनों सदाचार की प्रधानता घाहते थे | पहले तो पंडित जी को 
इन पर सन्देह था कि थे ब्राह्मतमाज के प्रभाव में हुं परत्तु साक्षात्‌ बातचीत से यह भ्रम 
दूर हो गया। किसी को वया पता था कि भुख्दलस की प्रवृत्तियो को क्रियात्मक रूप देने 
का भार आगे जाकर जालन्धर की इस “नई शक्ति” पर हो पडेगा। ला० साईंदास की 
भविष्यवाणी गुरुवत्त की भावना की स्थिरता के सपनो से सानों सच्ची सिद्ध हो रही थी । 

४१८८९ में स्वामी रामानन्द ओर स्वामी पूर्णानन्द जालच्धर आए। स्वाशी 
रामानन्द ने उपदेशक श्रेणी खोलने का विचार प्रकट किया। मुन्शीराम सहमत हो गए । 
नियमित श्रेणी तो नहीं खुली परल्तु थे स्वयं जिज्ञासुओं को शिक्षा वेने लग गए | स्वामी 
पूर्णानन्द की देद्नों की शिक्षा का प्रबन्ध कपुरथले के एक पंडित जी के पास हो गया । 
स्वामी (पद्चात्‌ पडित जी) जी को साथ लेकर ला० मुन्शीरास स्थान-स्थान पर आर्य- 
समाज का प्रचार करने लगे। लाला जो की प्रधानता में एक उप-प्रतिनिधि सभा की 
भी स्थापना हो गई। इस सभा का काम दोआबे में प्रचार करना था । 


/जालन्धर के प्रत्येक कार्ये भें म॒न्शीराम अग्रसर रहते थे। कन्यापाठशाला का 
प्रबन्ध, केन्‍्या अनाथालय का प्रबन्ध, रहतियों को शुद्धि, नगर प्रचार, जिज्ञासुओं को 
शिक्षादान, जालन्धर से बाहुर जा-जा कर उपदेश करना ये सब कार्य ० मुन्शीराम के 
भावी चोमु्खे जीवन की मानों भूसिका रूप थें। 


“१ बेशाख, १९४६ (सन्‌ १८८९) को सद्धमे प्रचारक पक रकलना आरभ्भ 
हुआ। लछा० मुन्शीराम जी के हाथ में यह मानों कृष्ण का (दर्शाचचर्क झा गया था। 
इस के प्रभावों ने समाज को कई ऊंच-नीच दिखाए। पहले यह आध पृष्ठ का था फिर 
१६ का और फिर २० पृष्ठ का ही गया। प० लेखराम की स्प्ृति में इसमें चार पृष्ठ 
और बढ़ाए गए। इस परिदिष्ट का ताम “आर्य सुसाफिर” रबखा गया। १ मार्च 
१९०७ को प्रचारक को उदृ्‌ से हिल्‍्दी कर दिया गया। उद्‌ अक्षरों में भी प्रचारक 
की भाषा धीरे-धीरे हिन्दी होती गईं थी । ला० मुन्शीराम के प्रभाव को बढ़ाने तथा 
फेलाने में प्रचारक ने सब से प्रबल साधन का काम किया। उसने सपुर्ण समाज सें 
एक प्रचारक-परिवार” स्थापित कर दिया जिसमें केन्द्रीय स्थान ला० मुन्शीराम का 
था। कन्यामहाविद्यालय के लिए प्रचारक द्वारा प्रबल आन्दोलन हुआ और जब 
प्रतिनिधि सभा की बागडोर ही लाला जी के हाथ में आ गई तब तो प्रचारक एक 
प्रकार से सभा ही का पत्र बन गया । सभा को नीति का निर्धारण तथा प्रचार इसी 
के द्वारा होता था । 


/३१ अगस्त १८९१ को लाला मुन्दीराम को धर्मपत्नी श्रीमत्ती शिवदेवी का 


महात्मा मुन्यीराम जी ११ 


बेहन्त हो गया । देहान्त का संपूर्ण दृष्य उस पति-परायणा आये महिला के पूर्वे 
चरित्र के सर्वथा अनुरूप था । ला० मुन्शीराम उस दिन से अपनी संतान के तो एक 
साथ गाता-पिता हो ही गएं। इसके पश्चात्‌ का उनका संपूर्ण जीवन इस गातुृत्व के 
जिरतार क्षी साधना सा प्रतीत होता हैं। छाला जी को आयु इस समय ३५ वर्ष को 
थी। एनविबाह के कई प्रस्ताव आए, पर सब व्यर्थ। इनके हृदय में शो प्रेम पहले 
अर्था गनी के लिए था, वह अब आर्यजगत्‌ के लिए हो गया। महात्मा भुन्शीराम द्वारा 
विए गए ब्रह्मचर्य के प्रचार में सत्ती शिपदेवी का बड़ा भाग है। सती के सर्मापत 
जीवन तथा सप्तपित मृत्यु ने भुन्शीरास को फेवल ब्रह)णारी ही नहीं, किन्तु ब्रह्मचर्प की 
मर्यादा का पुनसद्धारक बता दिया । 

“पत्नी ने अपनी आहुति पति के पत्रित्र सरणों में दे दी और पति ने झट अपने 
आप को धर्म की आप से साहू; कर दधिगा। यह आहुति पत्ति की थी या पत्नी की ? 
१८९२ से १८९५ तक ये निरन्तर प्रतिनिधि सभा के प्रधान निर्वाच्चित होते रहे । 
इन्हीं की प्रधानता में बेद-प्रचार निधि की स्थापना हुई | वकाल्‍हूत के काम से जब 
भी इन्हें छट्टी होती, ये प्रचार के कार्य में लग जाते। इस निमित्त से की गई यात्रा 
को ये धमम-यात्रा कहते थे। प्रीष्मावकादश तभा मसुहरंभ की छुट्टियाँ इन धर्मं-यात्राओं 
के समर्पेण होतीं । 

“लाला मुन्शीराम की सबसे रूस्बी धर्म-यात्रा गुरुकुल के लिए भिक्षा-सण्डली 
के नेता के रूप में की गई थी। उसके फलस्वरूप ३०,०००) से अधिक एकत्रित 
होकर गुरुकुल की स्थापना हुईं। ८ अप्रेल १९०० को लाहौर आर्यसमाज ने इनका 
जलूस निकाला तथा अभिनन्दन-पत्र पेश कर इन्हे “महात्मा” पद से विभूषित किया। 
तब से ये ला० सुन्शीराम के स्थान भें महात्मा सुन्शीराम कहलाने लगे और थधर्भात्मा 
समाज का नाम भी महात्मा रामाज हो गया। 


70757 66800 0५ 49]89॥# /॥५४ - (0र्पचुध्ाधां | 


तीयरा प्रध्याय 
गुरुकूलों की स्थापना 


१, गुरुकुल कांगड़ी 


महात्मा मंशीराम जी को गुरुकुल को स्थापना के लिए ३० हजार रुपये एक- 
त्रित करने में लगभग ९ मास लगे । आपने यह धर्म-यात्रा २६ अगस्त सन्‌ १८९८ के 
दिन आरम्भ [की । उस दिन आप जाल्स्थर से अपने मकान में न ठहर कर उसके 
सामने सड़क के दूसरी पार बने हुए आर्थत्माज मन्दिर में ही ठहरे। इस दौरे के 
सिलसिले में आपने पंजाब के अतिरिक्त अन्य प्रांतों में भी व्यास्यात दिए और 
घन-संग्रह किया । आप जहाँ कही गये वहाँ आये जनता ने आपका हादिक स्वागत 
किया और यथाशक्ति धन दिया । छोगों के लिए गुहकुल की बात बिलकुल नई थी, 
देश के कई भागों में दुर्भिक्ष पड़ा हुआ था और उस समय जनता में शिक्षा के लिए 
अधिक दान देने की प्रवृत्ति भी उत्पस्त नहीं हुईं थी तो भी मध्यम श्रेणी की आर्य 
जनता से नौ मास के समय में ३० हजार रु० की राशि एकत्र हो गईं, इसे बहुत 
महृत्वपृूण समझा गया । इसी भावत्रा से प्रेरित हो कर भार्य जनता ते लाला 
मुशीराम जी को महात्मा पद से विभूषित किया । उस समय आप वकालत को 
तिलांजलि दे चुके थे और प्रेत और अखबार का काम भी कर्मचाप्यों पर डाल 
चुके थे । 

जब गुरुकुल खोलने के लिए आवदयक धन-राशि इकट॒ठी हो गई तब यह प्रइत 
उठा कि गुरुकु कहां खोला जाय ? इस विषय में पंजाब के आयंजनों में भो कई मत 
थे। कुछ आये नेता जिनसें ला० रलारांम तथा राय ठाकुरदत्त धवन मुख्य थे, यह चाहते 
थे कि गुरुकुल कहीं लाहौर अथवा अमृतसर के पास ही खोला जाय । श्री हरगोविन्दपुर 
के आर्य पुरुषों ते यह प्रस्ताव किया कि यदि वहाँ गुरुकुल खोला जाय तो वे लोग 
आवश्यक भूमि दे दंगे। न्रमहल के ला० जगन्नाथ जी ने तो अपने कारखाने में 
हो गुरुकुल खोलने को बात पेश कर दी थी । परन्तु महात्मा जी का गुरुकुल 
के सम्बन्ध में पहले से यह विचार था कि वह किसी नदी के तट पर एकान्त स्थान 
में स्थापित हो। वे अपनी भावता का आधार निम्तलिखित बेद-मंत्र को बतलाया 
करते थे :-- 

उपहरे गिरीणा संगमे च नदीनाम्‌ । 
धिया विश्रोहनायत |. --यजू्वेद 
मनुष्य पहाड़ों की उपत्मकाओं और नदियों के सगमों पर गृरुओं से बुद्धि प्राप्त 


गुहकुलो की स्थापना हे 


करके विद्वान बनता है । महात्मा जी का संकल्प था कि गुरुकुल ऐसे ही किसी स्थान पर 
बनाया जय । शुभ संकलपों की पूर्ति में परमात्मा सहायक 
होते है ! इसे ईश्च्रीय प्रेरणा ही कहना चाहिये कि 
जिला बिजनौर के नजीबाबाद नगर के निवासी मुन्गी 
अमनसिह जी के मन में यह प्रेरणा हुई किले गंगा- 
तट पर बसे हुए अपने काँगड़ी ग्राम को गुरुकुल को दे 
दें। गुरुकुल के लिए कांगड़ी को दात कराने में 
बिजनोर जिले के जिन आये पुरुषों ने महात्मा जो 
की सहायता की उनमें से नहृटौर के चो० चुन्नीसिह जी, की 
जि० सहारनपुर के बाबू मिट्ठनलाल लन्ता, राजपुर * शी अमनर्सिह 
नवादे के चौ० फर्ते्हासह जो और बिजनौर के चौ० शोर्रातह जी प्रमुख थे । 


मुन्शी जी ने महात्मा जी को पत्र लिखकर अपने संकल्प की सूचना दी। 
प्यासे को सानों पाती मिल गया। महात्मा जो अभी चन्दे का दौरा कर ही रहे थे 
कि उन्हें मुद्णी जी का पत्र मिछा | वे दौरे को कुछ दिनों के लिए स्थगित करके 
हरिद्वार गये और गंगा के उस पार जाकर कांगड़ी की भूसि को देखा। वह स्थान 
उन्हें गुयकुल के लिए आदर्श प्रतीत हुआ | कांगड़ी गाँव हिमालय की शिवालक-धारा 
के नीचे बसा हुआ है। उसकी भूमि एक ओर पर्वत को छूती है तो दूसरी ओर 
गंगा को नीलधारा का स्पर्श करतो है। आये प्रतिनिधि सभा द्वारा स्थान की स्वीकृति 
ही जाने पर गाँव से दूर गंगा के तट पर १९०१ में गुरुकुल के छप्परों का तिर्माण 
आरम्भ हो गया । यों गुरुकुल' की स्थापना गुजरानवाला में १६ मई, १९०० ई० को 
ही हो गई थी। वहाँ २० ,बालक गुरुकूल में प्रविष्ट हो चुके थे। इन बीस में हौ 
महात्मा जी के दोनों पुत्र भो थे। 


१९०२ के फरवरी मास में गंगा तट के घने जंगल को साफ करके कुछ 
छप्पर तेथार हो गये थे । फलतः ४ सार्च १९०२ के दिन महात्मा जो गुजरानवाला 
जाकर गुरुकुल सें विद्यमान ब्रह्मचारियों को कांगड़ो ले गये और उन थोड़े से फूस 


के छप्परों और २४ ब्रह्मचारियों के साथ गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय का सूत्रपात 
हुआ । 


२. गुरुकुल वन्दायन 
पंजाब में गुरुकुल की चर्चा चलने का प्रभाव तत्काल ही संपुकत-प्रान्त (उत्तर 
प्रदेश) पर भी पड़ा । सन १८९९ में श्री मुन्शी नारायणप्रसाद जो (महात्मा नारायण 


स्वामी जी) के भ्रस्ताव पर आय॑ प्रतिनिधि सभा की अन्तरंग सभा ने निम्नलिखित 
प्रस्ताव स्वीकार किया :-- 


एक वेदिक विद्यालय (गुरुकुल) पहले उद्देश्य की पूर्ति के लिए, बीस हजार 
रपये जमा हो जाने पर इस सूबे सें खोल दिया जावे । स्थान व स्कीम आदि का 


१४ आरयंसमाज का इतिहास 


तरिफया अन्तरंग सभा पर इस सिफारिश पर छोड़ा जावे कि अन्तरंग पक्षणा समाजो 
को राय से बखूबी मुत्ततअ हो (--बवेदिक-वेजयन्ती ) । बीस हजार को राशि को 
पूरा करने में पं० भगवानदोन जो, कुंवर हुकर्मासह जी, बा० द्याप्रसुन्दर जाल 
जी, चौ० चुन्नोसिह जी, ला० रामकिशन जी, बाबू कालीचरण जी, चौ० नन्‍्दकिशोर 
जी और मुन्शी नारायणप्रसाद जो सम्मिलित थे । धन-संग्रह में विशेष कार्य मुन्शी 
नारायण प्रसाद जी नें किया । १९०३ तक धन-संग्रह का कार्य होता रहा । १९०४ 
में यह चर्चा आरस्भ हुई कि गुरुकुल कागड़ी को ही संयुकत प्रान्त का भी गुरुकुलू 
मान लिया जाय । कुछ सज्जनों की सम्भति थी कि जब गुरुकुल कांगड़ी संयुक्षत प्रान्त 
मे हो खोला गया है तो क्‍यों न उसे ही अपना लिया जाय । १९०४ के मई मास में 
नजीबाबाद में सयुकत प्रान्त की आर्य प्रतिनिधि सभा का नेभित्तिक अधिवेशन हुआ 
जिसमें इस सम्बन्ध में कुछ प्रस्ताव स्वीकार किये गये। उन प्रस्तावों का सारांश 
यह था कि गुरुकुल काँगड़ो पर तब तक जितना व्यय हो चुका था, उसका आधा 
संयुवत प्राग्त की सभा गुरुकुल कोष में दे और भविष्य में भी दोनों सभाओ के आधे- 
आधे की साझेदारी रहे । इसी आधार पर प्रबन्धकारिणी सभा मे दोनो प्रान्तों के 
आधे-आधे सदस्य रहा करें। इस अधिवेशन से पंजाब की ओर से प्रतिनिधि के तौर पर 
महात्मा मुन्दीराम जी और राय ठाकुरबत्त धवन सम्मिलित हुए थे । 


सभा नें उक्त प्रस्ताव के साथ यह दार्त लगा वी थी कि यह प्रस्ताव उसी 
रूप में पजाब की प्रतिनिधि सभा को संजर न हुआ और उभयसम्मत फैसला न 
हो सका तो १० अक्तूबर १९०४ के पश्चात्‌ संयुक्त प्रान्‍्त का अलग गुरुकुल खोल 
दिया जायगा। अगस्त में पंजाब की सभा का अधिवेशन हुआ । उससें कुछ संशोधन 
स्वीकार किये गये, जिल्‍्हें संयुक्त प्रान्त की सभा तने स्वीकार जहीं किया। फलतः 
१९०४ के अन्त में संयुक्त प्रान्त की प्रतिनिधि सभा ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया-- 
“च्ुंकि जल्‍्से आजम प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्‍्त मुनअकदहु ३ अप्रैल सन्‌ १९०४ के 
रेज्युलेशन मं० ५ से साफ बाजज है कि अगर पंजाब प्रतिनिधि सभा शरायत मंजूर 
न करेगी तो प्रतिनिधि सभा सुबेजात हाजा मजबूर होगी कि अपना पृथक गुरुकुल 
खोल देवे ओर पंजाब प्रतिनिधि ने उन शरायत को मंजूर नहीं किया, पस रेज्युलेदन 
पास करदः जल्से आजम श्रीमती आये प्रतिनिधि सभा सुबेजात हाजा मुन अकहदे 
२६ दिसम्बर सन्‌ १८९९ मुकाम मुरादाबाद पर अन्तरंग हाजा को अमल बरामद 
करना चाहिये । क्योंकि अब कोई काररवाई मुत्तल्लिके मेल-मिलाप हर दो गुरुकुलों के 
नहीं रहो ।” ] 


सिकन्दराबाद में स्वासी दर्शनानन्द जो (पूरेनाम-पं० कृपाराम जी) की 
प्रेरणा से सत्‌ १८९८ में गुरुकुल खुल चुका था। उस गुरुकल की कमेटी ने अपना 
गुरुकुल बिना किसी हात॑ के सभा को देना स्वीकार कर लिया। इधर बीस हजार 
रुपये एकत्र करने की दातें भी प्री हो चुकी थी । अतः “श्रीमती सभा ने 
२६-११०१९०५ को एक अंतरंग सभा की और उसके निइच्रय संख्या ६ के 


गुरुकुलों की स्थापना १५ 


अनुसार पहली दिसम्बर सन्‌ १९०५ से गुरुकुल का चार्ज अपने हाथ से ले लिया। 
पं० गंगासहाय जो को इस गुरुकुल का मुख्याधिष्दाता 
बत्तकर समीपचर्तों सभासदो की एक उपसभा बना 
दी। सम १९०५ ई० के दिसम्बर मास में सभा का 
बहुदू अधिवेशन बनारस में हुआ | उसमे नबहु- 
पक्षानुसार गुरुकुल का स्थात सिकन्दराबाद ही 
निश्चय हुआ ।” (--चैदिक वेजयन्ती )। सिकन्दर/ःाद 
के गुरुकुल का काम संभालने के समय से हो जरू- 
वायु की प्रतिकूलता और स्टेशन की समीपता आदि 
कारणों से सभा के अधिकारियों का विचार था कि 
वे गुरुकूल को किसी दूसरे स्थान पर ले जायें । स्वामी दर्शनानन्द जी 
स्थानीय कार्यकर्ताओं के हस्तक्षेय के कारण सम्था 

के प्रबन्ध में भो बहुत सी कठिनाइपाँ आ रह! थो। स्थानीय विरोध का एक यह 
कारण भी हुआ कि पंडित मुरारिलाल शर्मा तथा उनके कुछ सहायकों ने सिकन्दरा- 
बाद से हो एक आर्य पाठशाला खोल लो थी, जिसके कारण विरोध उत्पस्त होने 
की संभावना थी। फर्रुताबाद के रईस ला० द्वारिकाप्रसाद जी ने अपना बाग एक 
वर्ष के लिए गुरुकुल को दे दिया । १७ सितम्बर १९०७ को गुरुकुल सिकन्दराबाद 
से जठकर फर्रुख्राबाद चला गया। 

इसके पशचात्‌ गुरुकुल की लोकप्रियता बढने लगी । दान आने रूगा और 
आर्य पुरुष अपनो सेवायें भी समर्पण करने लगे। कुंवर हुकक्मासह जी आंगई (ज्ञि० 
मेंथ्रा) के रईस थे और दृढ़ आर्यसमाजी थे । उन्होंने अपने आप को गुरुकुल के 
फार्य के लिए अंग कर दिया । कुछ वर्ज पश्चात ५० भगवानदीन जी ने सरकारी 
नौकरी को लात मार कर गुरुकुल में आनरेरी सेवा करना स्वीकार कर लिया। 

१९०९ में फिर यह आान्वोलन उठा कि फर्ूक्षाबाद से उठा कर गुरुकु को 
किसी अन्य स्थान पर ले जाया जाय। सभा ने स्थान के चुनाव के लिए एक उप- 
सभा निर्वाचित की, जिसके निम्न लिखित सदस्य थे :-- 
पं० तुलसीराम स्वामी, बाबू घासीराभ' एम० ए०, 
पं० भगवानदीन जी, कुंवर हरिप्रसाद सिह जी, बा० 
बलदेवप्रसाद जी, डा० विश्वम्भर सहाय जी, और राय 
ज्वालाप्रसाव जो इंजीनियर । 

यह उपसभा स्थान की तरूाश कर हो रही 
थी कि हाथरस के राजा महेन्द्रप्तताप जी ने वन्दावन 
के समीप की अपनी बहुत सी भूमि और बने हुए 
मकान गुरुकुल को दान दिये जाने की इच्छा प्रकट 
की, जिसे अच्तरंग सभा ने धन्यवादपुर्वक स्वीकार 
कर लिया। २ अप्रेल १९११ को अच्तरंग सभा से राजा महेन्द्रप्रताप 


१६ आयंसमाजे का इतिहास 


यह निरचय किया गया कि यदि अक्तूबर १९११ तथा देश हुज्ार रुपया स्थानादि के 
लिये एकत्र कर लिया जाय तो स्थायी रूप से गृरकुल को फर्कद्वाबाद से भथुरा ले 
जाया जाय । राजा साहब ने वृतच्दावन वाली भूमि सभा को सौप दी, और सभा उसमें 
सकान बनवाने लगी । १६ विसभ्बर १९११ को गुरुकूछ फरूखाबाद से मथुरा पहुंच 
गया। यह कार्य श्री पं० भगवानदीन जी के अधिष्ठातुत्व में हुआ । २६, २७ 
दिसभ्वर को गुरुकुल का महोत्सव वृन्दावन में ही सताया गया । 


इसके पदचात्‌ अनेक स्थानों पर छोटे-बड़े गुए्कुलों की स्थापना होती गयी । 
मुलतान, क्रक्षेत्र, भटिण्डा, भेसबाल, रायकोट आदि स्थानों में गुरुकुल कागड़ी की 
शाखायें स्थापित हुईं । बदायू, पीलीभीत आदि में कई छोटे-छोटे गुरुकुल उन्ही 
दिनों स्थापित हुए। इन सब संस्थाओं का विवरण इतिहास के तीसरे भाग मे 
दिया जायगा । 


३. महाविद्यालय ज्वालापुर 


महाविद्यालय ज्वालापुर की वर्तेमाद रूप में स्थापना सन्‌ १९०७ में हुई। प्रारम्भ 

में स्वामी दर्शनानन्द जी की प्रेरणा से ज्वालापुर के बाबू सीताराम जी ने एक शिक्षणा- 
लय के लिये गंगा की नहर के समीप अपनी भूमि और बागीची दान से दे दी । वह 
संस्था अभी प्रारम्भिक दशा से ही थी कि कुछ ऐसे कारण बन गये जिनसे प्रेरित 
हीकर गुरुकुल कांगड़ी के प्रमुख कार्यकर्ता महाविद्यालय में आ गये । गुरुवर आचार्य 
गगावत्त जी शास्त्री, ५० भीससेन हार्मा तथा पं० 
नरदेव झ्ास्त्री बेदतीर्थ जी कुछ मतभेद के कारण 
असन्तुष्ट होकर गुरुकुल से अरूण हो गये थे। मतभेद 
का मख्य कारण गुरुकुल कांगड़ी भे विज्ञान, इतिहास, 
अंग्रेज़ी भाषा आदि विषयों की शिक्षा का और क्नद्ग- 
चारियों के इलाज के लिए एलोपेथिक चिकित्सा का 
समावेश था। आचार्य गंगादतत जी गुझकुल के तब से 
आचार थे जब वह अभी गुजरानवाला मे चल रहा था। 
उनका आयंससाज में बड़ा सम्मान्य स्थान था । पें० 
भीससेन शर्मा, तरदेव शास्त्री, प॑ं० विष्णुसित्र जी आदि 
प० भीमसेन जो विद्यात्‌ उनके शिष्य रह चुके थे । गुरुकुल कांगड़ी में 
आचार्य रामदेव जी, डा० चिरंजीव भारद्वाज तथा डा० सुखदेव जी के आने से 
वातावरण में जो नवीनता का संचार हुआ, पण्डित वर्ग उससे सहमत नहीं था। पुरागे 
ओर नयें कार्यकर्ताओं में जो ब्यक्तिगत मतभेद हुआ, उनके कारण विरोध अधिक भड़क 

: उठा और पूर्वोक्त विद्वान्‌ गुरकुल को छोड़कर महाविद्यालय चले गये । महाविद्यालय 
की दो विद्येषताएँ घोषित की गई । एक विशेषता यह थी कि उसमे छात्रों से पालन- 
पोषण तथा शिक्षा का कोई खर्च नहीं लिया जायगा और दूसरी विशेषता यह थी 
कि उसमें केवल संस्कृत की शिक्षा! दी जायगी । अग्रेजी आदि का उसभे समावेश 


गुरुकूलों की स्थापना १७ 


नहीं होगा। तये रूप में महाविधालय की रजिस्ट्री हो गई और वह संस्कृत के एक 
शिक्षा-केख के रूप में ख्याति पाने लगा । | 

यह दुर्भा्य को बात थी कि कुछ काल 
तक वह व्यक्तियों का विरोध सिद्धाप्त-बिरोध के 
रूप में परिणत होकर दोनों संस्थाओं को एक 
दूसरे का प्रतिस्पर्धी-ला बनाता रहा ! बेंहुत 
कुछ भला-बुरा कहा गया और लिखा गया। बह 
सब कुछ भुला देते के योग्य है । पं० पद्मसह 
शर्मा 'भारतोदय' के संपादक के रूप में लगभग चार 
वर्ष तक महाविद्यालय में रहे। विद्यालय के विकास 
का विवरण प्रकरणानुसतार अगले अध्यायों में दिया 
जायगा। प० नरदेव शास्त्री 


४. कम्या-गुरुकुलों की स्थापता 


मह॒षि दयानन्द बालकों और बाल़िकाओं के वेदादि अध्ययन के अधिकार को एक 
समान मानते थे। आर्यंसमाज ने प्रारम्भ से ही कन्या-विद्यालयों के रूप में स्त्री-शिक्षा 
का बीड़ा उठा लिया था। इस कारण यह स्वाभाविक ही था कि कागड़ी में बालकों के 
गुरुकुल की स्थापना होने के साथ कन्याओं के लिये गुरुकुल बनाने का विचार भी 
अऊुरित हो जाता। ११ दिसम्बर १९०३ के 'सद्धर्म प्रचारक' में जालन्धर के कन्या 
महाविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध सें लिखा गया था-- 


“विद्यालय के कार्यकर्ता सब से पूर्व शहर से दो-तीन मील की दूरी पर मकान बनवा 
कर कन्या महाविद्यालय को आश्रम के रूप में परिवर्तित कर दे ओर कुंवारी लड़कियों को 
विवाहिता स्त्रिपो तथा विधवाओ से सर्वथा पृथक्‌ करने का प्रबन्ध करके पुरुषों के स्थान 
में जहाँ तक हो सक्रे स्त्रिपों को अध्यापिका नियत करने का प्रबन्ध करे तो कन्या सहा- 
विद्यालय को पुत्रो-गुरुकुल बनाने में पहला कदम समझा जा सकता है ।* 


यह विचार कई वर्षो तक महात्मा जो के तथा उनके सहयोगियों के सन में घमता 
रहा। उसे कार्यरूप से परिणत होने का अवसर तब मिल्ठा जब १९१२ में दिल्ली के सेठ 
रम्घुमल लोहिया ने कन्पा गुरुकुल खोलने के लिये एक लाख रुपये का दान किया। सेठ 
रग्घूमल जी अपने समय के प्रसिद्ध दानी थे । आर्यसमाज में उनको श्रद्धा केसे उत्पन्न 
हुई, इसका भी एक छोटा सा इतिहास है, जो सेठ जी ने इस इतिहास के लेखक को स्वयं 
सुनाया था। सेठ जो ने जो कुछ सुनाया उसका अभि प्राय अधोलिखित है-- 


“बहू तो आपने देखा ही है कि दिल्‍ली में मेरी दुकान चावडी बाजार में है, उससे 
आर्यसमाज मन्दिर बहुत समीप है। में कभी-कभी आर्यस्रमाज के साप्ताहिक अधि- 
वेशनों में अपने मित्रो के साथ चला जाया करता था । एक दिन सुना कि गुरुकुरू 
कागड़ी के संस्थापक महात्मा मुन्शीराम जी का उपदेश होगा । मे साप्ताहिक सत्संग सें 


१६ आर्यसमाज का इतिहास 


खलः गया। महात्मा जी ने सदाचार की व्याण्या करते हुए इस बात पर बहुत खेद 
प्रकट किया कि जिस बाजार में आर्यससाज का मन्दिर है, उसी में वेदणाओं का अड्डा 
है। शहर भर को प्रसिद्ध वेधयाए चावड़ी बाजार में ही रहती हे, जिस कारण यह 
बाजार दुराचार का गढ़ बना हुआ है। जिन चोबारो में वेबयाए रहती है, वे सब व्यापा- 
रियों की जायदाद के हिस्से हें । यह निशच्य है कि पाप को कमाई कभी सफल नहीं 
हो सकती । जो व्यापारी वेशयाओं को मकान किराये पर देकर धन कमाते हे, उनका 
अपया। जीवन तो बिगड़ता ही है, उनकी संतानें भी अच्छे चरित्नवांली नहीं रह सकतों 
और चरित्रहीन के पास संपत्ति केसे बच सकती है । में देखता हू कि यहाँ कई ऐसे 
व्यापारी बेठे हैं, जिनको जायदाद में वेदयाएं बसी हुई है। में उन्हें विश्वास दिलाता हूं 
कि वे अपनी जायदाद प्रे से वेशथाओं को निकाल दे तो उनकी आय बढ़ेगी, घंटेगी 
नही। मेरे कहते से वे यह परीक्षा करके देख लें।' 


सेठ जी ने कहा कि “मेरे मत पर महात्मा जी के कथन का गहरा असर हुआ । में 
समाज से सीधा उठ कर दृकान पर गया और न केबल अपनी जायदाद में रहने वालो 
वेइयाओ को एक महीने का नोटिस दे दिया अपितु दुकान की बही में भी लिख दिया कि 
इस पीढ़ी की कोई जायदाद भविष्य में भो कभो किसी वेश्था! को किराये पर नहीं दी 
जाय । भेरे इस कार्य का मुझ पर, मेरी दुकान पर और सश्पूर्ण व्यापार पर अद्भुत 
असर पड़ा ।” 


इसके पर्चात्‌ सेठ जी ने भरे हुए गले से कहा, “मुझे भालूम नहीं उसके 
यद्तचात्‌ मुझ पर धन की कहाँ से वृष्टि हो गई। हजारों को लाखों और लाखों को 
करोड़ों से बदलने से देर न कमी । इसके साथ हो मेरी स्वयं ही दान में प्रव॒त्ति 
बढ़ गयी । जितना पेसा देता हूं, उससे अधिक आता है। यह सब स्वामी दयानन्द जी 
और महात्मा जी की कृपा का फल है। आज मुझे सुझता नही कि से अपना रुपया कहाँ 
रकक्‍्खं 

यह थी सेठ राधूमल जी के जीवन में परिवर्तन की सक्षिप्त कहानोौं । कन्या गुरु- 
कुल के लिये एक लाख रुपये का दान देते के कुछ वर्ष पूर्व सेठ जी ने गुरुकुल इच्ध- 
प्रस्थ के लिये १ लाख रुपया दान दिया था। जब दिल्‍ली के शहीदो का स्मारक बनाने 
के लिये पाटोदी हाउस को खरोदने का प्ररताबव किया गया तब महात्मा जी का तार 
पाकर सेठ जी ने कलकत्ते से ६० हजार रुपये देने की स्वीकृति दे दी। छोड-मोटे दान 
तो वे नित्य ही देते रहते थे। उनका बनाया हुआ रमग्घूमल ट्रस्ट अब भो शिक्षा और 
घर्स की अनेक सस्थाओं को सहायता देता रहता है। 

१९२१ में गुरुकुल कॉंगड़ी के उत्सव पर सहात्मा सुन्शीराम जो ते कन्या गुरुकुल 
के लिए सेठ रःघूमल जी के १ लाख के दान की घोषणा की । दो वर्ष तेयारो में लगें। 
१९२३ में दिवाली के दिन दिल्‍ली के वदरियागंज में एक कोठी किराये पर लेकर कन्या 
गुरुकुल का उद्घाटन कर दिया गया। उसकी आचार्या तपस्विनी कुमारी विद्यावती सेठ 
वी० ए० निषुकत हुई । आप लगभग २० वर्षो तक बडी योग्यता और लगन से कन्या गुरुकुल 


गूरुकुछों की स्थापना १९ 


का संचालन करती रही । उन दिलों दरियागंज के पूर्वोय भाग में गिनती की तीन-चार 
कोठियाँ थीं। दोष सारा इलाका खाली पड़ा था। कन्या गुरुकुल चार वर्ष तक इस 
कोठी में रहा । इस समय इसका नाम कन्या गुरुकल इन्त्रप्रस्थ था। विचार यह था कि 
दिल्‍ली से दस-बारह मील की दूरो पर कोई विशाल भूप्ति लेकर वहाँ कन्या गुरक्‌ल की 
स्थायी इमारते बनाई जाय॑ । तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन के पास एक बहुत बडी भूमि 
खरीद भी ली गयी थो परन्तु अन्त में सभा ने यह नि३चय किया कि कन्या गृरुऊुल को 
देहरादूत में ले जाया जाय । १९२७ में गुरकूल बेहरादून चला गया। 
५. कन्या गुरुकुल हाथरस 

इस संस्था का विस्तृत विवरण तो आगे चल कर दिया जायगा । यहां हम उसकी 
स्थापना का संक्षिप्त विवरण उस परिचय से उद्धृत करते हैं, जो हमें संस्था से प्राप्त हुआ : 

“हाथरस-अलीगढ़ को मुर्य सड़क पर स्थित यह कन्या गुरुकुल महाविद्यालय 
युक्‍तप्रदेश को एकसात्र धामिक, राष्ट्रीय शिक्षण संस्था है। इसकी स्थापना 
हाथरस के दानवीर सेठ श्री मुरलीधर जो ने श्री स्वा० दर्शनानन्द जी के 
परामशनुसार, हाथरस से ठीक ५ मील की दूरो पर भूमि खरीद कर अपनी 
एक लाख को सर्म्पत्ति से एक विशाल परकोटा खिचवाकर कुछ भवन निर्माण 
करवा कर सन्‌ १९१४ में की थो । इस भूप्ति के चारों ओर के ग्राप्रो का भी 
समुचित सहयोग प्राप्त है। कितु उस समय ५ वर्ष तक ही चली और किन्हों 
कारणोवश १२ वर्ष तक बन्द पड़ी रही | फिर श्री साता लक्ष्मीदेवी जो ने श्री इन्धवर्मा 
जी सहोपदेशक, डा० किदनप्रसाद जी आर्य, श्री स्वर्गीय सेठ म्रलीधर जी के पुत्र 
श्री मदनलाल जी तथा हाथरस के अन्य आर्य सज्जनों के परामर्शानुसार अपने सतत 
प्रथत्त से २६ जौलाई सन्‌ १९३१ व्यास पृणिमा के दिन श्रो पृथ्य महात्मा नारायण 
स्वामी जी के करकमलों द्वारा उद्घाटन कराके इसका पुनरुद्धार किया । श्री सत्यवतों 
जी परिक्नाजिका, श्री कंदा देवी जी आर्य तथा डा० हरदेवों जी के सहयोग से यह 
संस्था बराबर पल्‍लबित और पृष्पित हो रहो है।' 


अन्य गृरुकुल 
२०वो दाताब्दी के प्रारम्भिक २५ वर्षो में स्थान-स्थान पर बालक-गरुकलों 
और कन्या-गुरुकुलों की स्थापना हुई । उनमे से कुछ प्रांतीय सभा द्वारा स्थापित 
किये गये और कुछेक की योजना स्थानीय आर्यसमाजो द्वारा की गयी । उन संस्थाओं 
का विशेष विवरण तो इस इतिहास के तीसरे भाग में आयेगा, यहां हम उतका निर्देश 
मात्र करके संतोष करेंगे । 


१ गुरुकुछ होशंगाबाद मध्य प्रदेश 
२्‌ हे बदाय्‌ सप॒कत प्रान्‍्त 
रे न पोणेहार पजाब 

४ हे रायपुर मध्य प्रदेद्ग 
[ 


!) शान्तातऋ्रुज बम्बई 


आयसमाज का इतिहास 


गुरुकूुल हाई रकूछ 
॥/ कोल्हापुर स्टेंट 
हे धारूर 
हि ब्रह्मचर्याश्म 
पुन्न गुरुकुल 


अहरोला सरस्वतों विद्यालय 
कन्या गुरुकुल 


है 


॥4 


कन्या ब्ह्मचर्याश्रम छट॒टा 
दयानन्द महाविद्यालय गुरुकुल डौरली 
आये महाविद्यालय किरठल 


गुरकुल 


चित्तौड़गढ़ 
महाविद्यालय 
हरजानपुर 
ब्ह्मचर्याभ्रसम आनन्द 
सपा, नवसारी 

स्कूल सोनगढ़ 
आश्रम कंगोरी 
अनन्तगिरि 

भाटपुर 


वैदिक आश्रम 


मुरुकुल 


घटकेश्वर 


गुंजरानवाला 
कील्हापुर 
हैदराबाद दक्षिण 
अजपेर 
काशी 
बरेली 
काशी 
हैदराबाद 
सिन्ध 
मेरठ 
मेरठ 
चित्तोड़ 
बेजनाथधाम 
बिहार 
बम्बई 
बम्बई 
काठियावाड़ 
बंगलोर 
हैदराबाद 


7 


हैदराबाद दक्षिण 


/ँ हे 


यह सम्भव है इस सूची में कुछ नाम रह गए हैँ फिर भी यह सुचो सिद्ध 
करती है कि गुएकुल की चर्चा एक बार आरम्भ होने पर बहुत वेग से फंलती गई 
और आपंसमाजी लोग उसकी ओर आकृष्ठ होते गए। गरकुल के आक्रषंण का 
ऐसा व्यापक प्रभाव हुआ कि थोड़े ही वर्षो में अन्य धर्मावलम्बियों ने भी गुएकुलों 
की स्थापना कर दी | ऋषिकुल, जन गुरुकुल आदि सस्थाएं आर्यसमाज के गुरुकुल- 


युग के ही परिणाम है । 


गुरु कुल स्थापना के प्रस्ताव और संचालन का आय॑ जनो ने जो इतना हादिक 
स्वागत किया, इसके अनेक कारण थे । सबसे बडा कारण तो यह था कि उस 
समय के आय लोग भहीाष दयानन्द के ग्रथो का स्वाध्याय करते थे । उन्होंने सत्याथं--८ 
प्रकाश और ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका में महृषि के शिक्षासम्बन्धी विचार पढ़े थे । 
डी० ए० वो० कौलिज उस समय को प्रचलित सरकारी शिक्षा-पद्धति की पटरी पर 
ही पड़ गया। उससे आपंसमाज के एक बड़े भाग में निराशा सी छा गयी । उनके 
सामने जब मह॒षि की भावनाओं के अनुसार प्राचीन आर्य पद्धति पर चलने वाले 


गुरुकूलो की स्थापना २१ 


गुरुकुलों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया तब उनके हृदय एक दम खिल गये । जो 
लोग गुरुकुल की स्थापना का प्रयत्न कर रहे थे, उनके सामने भी महषि के लेख विद्य- 
मान थे। थे बेदिक समय के आदर्शों को सामने रख कर आगे बढ़े थे । वे श्रद्धा और 
विद्वास से प्रेरित थे। श्रद्धा और विश्वास का असर संक्रामक होता है। गुरुकुल 
के साथ प्राचीन ऋषियों के आश्रमों को स्मृतियां बंधी हुई थीं। उन दिनों जब 
व्यास्याता और लेखक जनता के सामने प्राचीन गुरुकुलों का चित्र खींचते थे तब लोग 
मंत्र मुध से हो जाते थे । आरम्भ में सर्वलाधारण जनता को गुरुकुल की ओर खींचने 
वाला यही भाव था। 

इस भाव के साथ उपयोगिता की एक युक्ति भी शामिल हो गयी । यह 
सुझाया गया कि गुरुकुलों से निकले हुए स्नातक बेद तथा आएं ग्रन्थों के विद्वान्‌ होने 
के कारण आयेसमाज के प्रचार कार्य में वाणी और लेख द्वारा बहुत सहायक हो 
सकेगे । उस समय की गुरुकुलसभ्बन्धो कविताओं में आर्य जनों को इन्हीं हार्दिक 
भावनाओं का रंगीन चित्र मिलता है। प्रचलित शिक्षा-प्रणाली से निराश हुए हृदयों 
के सामने जब प्रकाश को एक रेखा दिखाई दी तब उनके ह्ुदयों में असाधारण 
उत्साह उत्पन्न हो गया और वे सोचने लगें कि अब सतयुग का प्रभात समीप 
हो है । 

कुछ वर्ष पीछे गुरुकल के संच्ालकों के सामन यह प्रदन आया कि महषि नें 
' वेद के जिन उपांगों तथा कला-कौज्ललत और अर्वाचीन भाषाओं की शिक्षा देने का 
प्रतिपादन किया है, उनकी कया व्यवस्था की जाय ? इस सम्बन्ध से महर्षिका यह 
आदेश तो था ही, समय की मॉग भी यही थी । मह॒षि की बतायी हुई शिक्षासम्बन्धी 
योजना के उस अंश को पुरा करने के लिए जिसे हम नवीनता से पूर्ण कह सकते हे, 
पहले गुरुकुल कांगड़ी में और उसके पचचात्‌ अन्य गुरुकुलों में अंग्रेजी भाषा, विज्ञान, 
इतिहास, चिकित्सा आदि विषयों का शिक्षण आरंभ किया गया। सभी गुरुकलों में 
निम्नलिखित विशेषताएं विद्यमान रहीं :-- 

१. स्थान शहरों की बस्ती से अलग और दूर चुने गए । 

२. बालक और बालिकाओं को छोटी आयु में इस आइवासन पर लिया जाता 
था कि वे गुरुकुल को प।ठ-विधि को समाप्त करके बाहर जायेगे । 

३. बालक ओर बालिकाओं द्वारा गुओ के समीप रह कर विद्यालय और 
आश्रम में बरह्मचर्याभ्रसम के नियमों का पालन करना आवद्यक समझा जाता था । 

४. वेव-बेदांगों की तथा अन्य संस्कृत वाइमय की शिक्षा को प्रभुख स्थान 
दिया जाता था । 

५. शिक्षा का साध्यस हिन्दी भाषा था। 

६ जब तक देश में स्व॒राज्य की स्थापना नहीं हुई, तब तक यह एक सिद्धांत 


- सा साना जाता रहा कि गुरुकुल के लिए सरकार से किसी प्रकार की सहायता नहीं 
ली जायगो । ह 


२२ आरयेंसमाज का इतिहास 


समय कौ परिस्थिति और इन विशेषताओं के कारण गरुकुल के धार्मिक 
पहल के साथ राष्ट्रीय पहल भी सम्सिलित हो गया । जिस समय सारा देजश्ष सैकाले को 
बनाई हुई दासता से पूर्ण शिक्षा-पद्धति के घेरे में आया हुआ था, उस समप गुरुकुलों 
फो ही यह श्रेय प्राप्त था कि वहां अपने देश के पुराने वाध्रमय को भुव्यता दी जाती 
थी। शिक्षा का साध्यम सातृ-भाषा को रखा गया था और सरकारी सहायता लेने को 
छत का रोग समझा जाता, इसीलिए उसे अपने से दूर रखा जाला था। 

इस प्रकार सिद्धान्त और परिस्थितियों की या-प्रतिक्रिथाओं के कारण 
गुरुकूलों का विकास किस दिल्ला में और किस रूप में हुआ, उसका वृत्तात्त अगले 
अध्यायों से छुतायेगे । 


705 ढठा666 0५ 9०|०9५॥ /४५३ - 0परुावां 


चौथा ग्रध्याय 


आरकुल कांगड़ी का विकास 


गुरकुल शिक्षा-प्रणाली भहंधि द्ष्यानन्द की मनुष्य जाति की और जायंशगाज 
की भारतवर्ष को बहुमूल्य देन है । आर्यसमाज इसे समझे या ने सभझ्, इसमे राजेह 
नहीं कि सिद्धान्त रूप से गृदकुल आर्य वैदिक संस्कृति के शिक्षासम्बन्धी भब्तव्यों का 
पर्याप्त प्रदर्शन है। गुरकुल की शिक्षा-प्रणाली के मूलभूत तत्वों की यथार्थता का इससे 
बड़ा क्या अंगराण हो सकता है कि ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, केवल भारत के ही 
नही, अन्य देश के विद्वान भी उन तत्वों को स्वीकार करते गये । शिक्षणालय शहरों 
के पन्‍्दे वातावरण से दूर एकास्त और सुन्दर स्थान सें हों, अध्यापको और छात्रों का 
सम्बन्ध पिता-पुत्र का सा हो, अपने देश की संस्कृति और वाहमय की शिक्षा को मुख्यता 
दी जाय, शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा हो और शिक्षकों का पहला और मुख्य कर्तव्य 
शालकों के चरित्र का निर्माण हो। ये सब मस्तव्य जो गुरुकुल की स्थापना के समय 
»वल बिगड़ी हुई कह्पना के बच्चे प्रतीत होते थे, गत आधी जत्ाब्दी में लगभग सं्वे- 
सम्मत सिद्धान्त बन गये हैं। समय का झुकाव उनके पक्ष में रहा है। निश्चितत रूप 
पे यह शिक्षाअणाली मह॒पि दयानर्द की और आरयंसमाज की आयेजाति और संसार 
को सब से बड़ी देन है । 


गुरुकुल कागड़ी समय की दृष्टि से तो पहला गुरुकुल था ही कुछ अन्य कारण 
भी ऐसे बल गये कि उसे विकसित होने का अच्छा अवसर मिल गया। सबंसे बड़ी 
बात यह हुई कि मह॒षि दयानन्द के जिस शिष्य के मन में गुरु के शिक्षा-सम्बन्धी 
विचारो को कार्पान्वित करने का विचार उत्पन्न हुआ, वहु अपनी तन, सन और धन को 
त्रिविध विभूति लेकर इस विचार की पूर्ति में लग गया । यदि महात्मा मुंशीराम जी 
स्वयं वकालत छोड़कर और गंगातट पर जाकर न बेठ जाते तो गुरुकुल कांगड़ी का 
वहु विशाल रूप न होता जो अब दिखाई देता है और न ही पंजाब जंसे कर्मठ प्रान्त 
का हादिक सहयोग उसे प्राप्त होता । संस्थापक के व्यक्तित्व और पजाब की आय 
जनता के उत्साह ने प्रारम्भ से ही गुरुकुल कांगड़ी को विकास के रास्ते पर डाल दिया। 
यद्ञपि गुरुकुल की स्थापना का विचार पंजाब में उत्पन्न हुआ परन्तु उसे देश के 
अच्य प्रान्तो में फेलते देर न लगी । आय जनता उस ओर खिच गयी। लोगों का 
गुरकुल-प्रेम दो रूपों में प्रगट होने 'लगा। अस्य प्रान्तों के लोग भो गुरुकुल को बड़ी 
मात्रा में आथिक सहायता देने लगे और अपने बच्चों को गुरुकूल में प्रविष्ट कराने 
लगे। परिणाम यहु हुआ कि जहां देश भर से आथिक सहायता मिलने के कारण 


रे आर्भंसमाज का इतिहास 


शुरुकुल कागड़ी को उन्नति करने का अवसर प्राप्त हो गया वहां देश के प्रायः सभी 
प्रान्‍्तों के बालकों का प्रवेश हो जाने फे कारण प्रारम्भिक पांच-छः सालों में उसका 
सार्वदेशिक रूप भी बन गया । 

गुरुकूल कागड़ी का पहला उत्सव सन्‌ १९०२ के मारते मास में हुआ था। उसे 
कांगड़ी की भूमि सें गुझकूल के उद्घाटन का उत्सव कहता चाहिए । उस उत्सव के 
समय गुरुकुल भूप्ति की यह दक्षा थी कि उसके पद्िचस में गंगा की नीछ धारा बहती 
थो और शेष तीनों दिशाओं से घना जगल फेला हुआ था। जंगल मे ख्र और बिलल्‍्व 
ब॒क्षों की बहुतायत थी । खेर के काटे सारी भूमि पर बिखरे हुए थे। जाने-भाने के लिए 
केवल छोटी-छोटी पगर्डडियां थीं । ऐसे जंगल के बीच में कुछ जगह साफ करके उसमें 
छप्पर बनाये गये थे जिन में पाठशाला, आश्रम, भोजन भंडार, गोशाला तथा कार्याल्‍ूय 
आदि सभी कुछ था। यह थी दक्शा १९०२ में। १९२४ के आरम्भ में गुशकुल 
का जो उत्सव हुआ उस समय गुरुकुल की इमारतों का विस्तार कई मौलों के घेरे 
में हो गया था। महाविद्यालय की विशाल बिल्डिंग बन चुकी थी, विद्यालथ, कार्यालय, 
अतिथिगृह, गोशाला, चिकित्सालय आदि के पक्के सकानों को देख कर एक छोटी सो 
रियात्तत का सा भान होता था। इन वर्षो में गुरुकुल के कलेवर में ज्ञो विकास हुआ 
उसका वह जीता-जागता रूप था। 

पहले उत्सव में लगभग पांच सौ की उपस्थिति थी और २३०००) रुपपो से 
काम चलाया गया । हर साल उपस्थिति और द्वान की राशि में वद्धि होती गई । यह 
एक महत्वपूर्ण बात थो कि उपस्थित जनता से पु्षों ओर स्त्रियों की सह्या लगभग 
बराबर होती थी । उपस्थिति बढ़ते-बढ़ते ७० हजार तक पहुंच गई ओर उद्घोषित 
धन-राशि की मात्रा डेढ़ लाख को छ गई । उपस्थिति और प्राप्त राशि में उतार-चढ़ाव 
तो होते ही रहते थे । 

यह तो हुई बाह्य विकास को कहानी, आन्तरिक विकास भी कुछ कम 
तेजी से नहीं हुआ। पहले तीन ब्य तक पढ़ाई संस्कृत तक परिमित रही । चौथे 
साल से अंग्रेजी, गणित, इतिहास आदि विषयों का भी 
समावेश होने लगा। संस्कृत के अध्यापको से पं ० गंगा- 
वत्त जी झास्त्री, प० भोमसेन शर्मा, पं दोौलतराम, 
पं० पर्मसह दार्मा, पं० विष्णुसित्र जी, पं० नरदेव 
शास्त्री वेदतीर्थ आदि प्रमुख थे । कुछ वर्ष पोछे 
बतारस से भमहाभहोपाध्याथ पं० काशीनाथ शास्त्री 
आ गये थे, जो भारतीय दर्शन शास्त्र के महाविद्वान्‌ 
तो थे ही, साथ ही उनकी संस्कृत वाहमय के प्रत्येक 
विभाग में अप्रतिहृत गति थी। उत्तके आने से गुरुकुल 
की संस्कृत शिक्षा असाधारण रूप से समृद्ध हो गई । 
गुरुवर महामहोपाध्याय. १९०६ में अर्वाचीन विषयों की पढाई की व्यवस्था होने 
श्री प॑ं० काशीनाथ शास्त्री के साथ ही गुरुकुल से नवीन रघिर का संचार आरम्भ 


गुरुकुल कागडी का विकास २५ 


हुआ । आचार्य रामदेव जी ( जो उन दिनों मास्टर रामदेव जी कहलाते थे ) 
जालन्धर छावनी के हाई सकल की हेडमास्टरी छोड़ कर निर्वाहमात्र पर गुरुकुल की 
सेवा के लिए आ गए। विज्ञान पढ़ाने के लिए प० विनायक गणेजश्ञ साठे बी० एस०-सी०, 
चित्रकला के लिए श्रीपाद दामोदर सातवल्लेकर जी आदि विद्वान स्वार्थ त्याग की भावना 
से प्रेरित होकर रगभग निर्वाहमात्र पर गुरुकुल के अध्यापक वर्ग में शामिल हो गये । 
शिक्षा के विषयों में वृद्धि के कारण विद्यालय को 
गतिविधियों में भी कई परिवर्तन किये गये। विद्यालय के 
अच्तरों को सूचना देने के लिए घण्टी बजतने लगी, 
किताब रखने के लिए डेस्क आ गयें और रोशनी के 
लिए सरसो के तेल के दिये का स्थान मिट्टी के तेल 
के लेम्प ने ले लिया। इसी तरह चिकित्सा पद्धति से 
भी परिवतंव हों गया। डा० सुखदेव जी, जिनके अन्त- * 
जातीय विवाह की चर्चा पहले भाग में हो चुकी है, केवल 
दो वर्ष तक गृहस्थ रह सके, पत्नी की मृत्यु के पश्चात्‌ 
उन्होंने अपनी घल सम्पत्ति गुरुकुल कांगड़ी को दात कर आचार्य रामदेव जी 
दी ओर स्वयं चिकित्सक के तौर पर गुरुकुल में आ गये । े 
उन्होने गुरुकुंछ से निर्वाहसात्र लेना स्वीकार किया । तब से गुरुक॒ल में आयुर्वेद की 
चिकित्स। के साथ-साथ एलोप॑थिक चिकित्सा और सर्जरी का प्रवेश हो गया । 
प्रारभ्भ से ही गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता महात्मा मुंशीराम जी थे और आचार्य 
५० गंगादत्त जी शास्त्री । नवीनता का प्रवेश आचार्य जी को पसन्द नही था । ऊपर 
लिखें हुए परिवतेंनों में से प्रत्येक परिवर्तत काफी संघर्ष के पश्चात हो सका। 
मुख्याधिष्ठाता जी की प्रवृत्ति प्राचीच और नवीन का उचित सिश्रण करके मर्हाध 
दयानन्द के पुर शिक्षाक्रम को क्रियात्मक रूप देने की ओर थी । आचार्य गंगादत्त जी 
अंप्रेजी, ग़ाइन्स आदि के प्रवेश को गृस॒कुलोयता का विरोधी मानते थे। फिर भो 
शायद कूछ गमन्वध हो जाता परन्तु आचार्य जो के तथा मास्टर रामदेव जी के 
व्यक्तिगत मतभेद इतने बढ़ गये थे कि किसी प्रकार का समझौता संभव न हो सका । 
उन्ही दिनां लाहोर के नवयूवक आर्य-दल के नेता डाक्टर चिरजीव भारद्वाज जी भी 
गुरुकुल से आ गये । बे उग्र परिवतंनवादी थे । उनके आने पर स्थिति बहुत विषम्त 
हो गई। जिसका परिणाम यह हुआ कि पं० गंगादत्त जी पं० भोभसेन जी शर्मा, 
प० न्तरदेव जी और प० पर्मसह हार्मा आदि पंडितो के साथ गुरुकुल से पृथक हो गये 
और महाविद्यालय ज्वालापुर में कार्य करते लग्षे। आचार्य गंगादत्त जी के चले जाने 
पर भहात्मा भुशीराम जी गुरुकुल के आचार्य भो नियत हुए । मा० रामदेव जो मुख्या- 
व्यापक का कार्य सभालते थे। इसके पश्चात्‌ गुरुकुल विद्यालय का विकास निदिचत 
दिशा मे जारी २६७। जब सबसे ऊची श्रेणी के तब्रह्मगारी वहम श्रेणी को उत्तीर्ण करके 
विद्याधिकारी बच गये तब १९०७ से महाविद्यालय में उस रामय वेद-वैगंगों वेः 
अतिरिदत फ्रेवड दो विषयों बनी शिक्षा की व्यवस्था की गई--एक तिज्ञान, दूसरा 


२६ आययसमाज का इतिहास 


दर्शन । धीरे-धीरे प्रतिवर्ष अन्य विषयों को हिक्षा का प्रबन्ध भी हीता गया । 
ज्यों-ज्यो श्रेणियां बढ़ती गई, विधय और उनके उपाध्याय भी बढ़ते गये । १९१२ में जब 
पहले दो ब्रह्मचारी स्नातक बनकर गुरुकूल से निकले, उस समय गुरुकुल महाविद्यालय 
का शिक्षक वर्ग निम्नलिखित था :- 


१, महात्मा मुशीराम जी आचाय | 

२ श्री रासदेव जी बी० ए०, ऐम० आर० ए० एस० उपाचाय तथा 
उपाध्याय पाइचात्य दशेत । 

३. पं० शिवद्रांकर काव्यतीर्थ उपाध्याथ, वेद । 

. श्री बालकृष्ण एम० ए० उपाध्याय, इतिहास तथा अर्थशास्त्र । 

५, प्रो० महेशचरण सिंह एम० एस०-सो० उपाध्याय, कृषि । 

६, प्रो० सेवाराम एम० ए० उपाध्याय, आंग्लभाषा । 

७. प्रो० ताराचन्द गाजरा एंम० ए० सहायक उपाध्याय, आग्लभाष(। 

८. श्री लक्ष्मणदास बी० ए० उपाध्याय, गणित । 

९ प० योगेस्तनाथ दर्शनाचार्य उपाध्याय, भारतीय दर्हान । 


कछ समय तक श्री -घनद्यार्मासह गुप्त बी० एस०-सी० भो गुरुकुल में रह 
कर स्वय संस्कृत पढ़ते और ब्रह्मचारियों को विज्ञान पढ़ाते रहे । गुरुकुल से जाकर 
गप्त जी ने मध्य-प्रदेश के सार्वजनिक जीवन में प्रमुख भाग लिया। वहां को धारा- 
सभा के अध्यक्ष कई वर्षो तक रहे और इस समय भी आये प्रतिनिधि सभा 
के प्रधान है । वे कई वर्षो तक सावंदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान रह 
चुके है । 

१९१९ में दस वर्षो तक विद्यालय की और चार वर्षो तक महाविद्यालय की दीक्षा और 
शिक्षा समाप्त करके सबसे ऊंची श्रेणी के दो ब्रह्मचारीं स्नातक हुए। उन्हें विद्यालंकार 
और 'वेदालंकार' की उपाधि प्रदान की गई । दीक्षांत संस्कार की विधि गुरुकुल को 
विद्वन्मण्डली ने आर्ष ग्रंथों के आधार पर संकलित की थी । दीक्षांत संस्कार के समारोह 
ने आये जनता के हृदयों पर बहुत गम्भीर प्रभाव डाछा। पहले दोनों स्नातक आपस 
में भाई थे और गुरुकुल के संस्थापक और मुख्याधिष्ठाता के आत्मज थे। इस प्रकार 
स्थापना के पदचात दस वर्षों के अन्दर गरुकल का छोटा सा पौधा विशाल रूप धारण 
कर चुका था। 


गरुकल के जन्म-काल से ही जहा भारतीयता की प्रेमी जनता में उसके प्रति 
श्रद्धा और प्रेम का भाव बढ़ता गया वहा अंग्रेजी सरकार क्रे गुप्त समाचार विभाग में 
गरकल कांगड़ी का नाम काली सूची में लिखा जाता रहा। सरकार के अविश्वास के 
कई कारण थे। सब से बड़ा कारण तो मनोवैज्ञानिक था । विदेशी सरकार को यह 
विशेषता होती है कि बहू अधीन देश में सारी शक्ति और लोकप्रियता का केस्द अपने 
को बनाये रखना चाहती है। ऐसी संस्थाओं या व्यक्षितयों को जो आश्ञीर्चाद लिये या 
उनकी अधीनता स्वीकार किये बिना सिर उठा कर खडी रहना चाहें, विद्रोटिशो की 


गुरुकुल कागड़ी का विकास २७ 


कोटि में रख दिया जाता है। गुरुकुल की तो स्थापना ही सरकारी शिक्षा-प्रणालो के 
विरोध में हुई थी। सरकार को नजरों में सबसे पहली खटकने वाली बात यह हुईं थी 
कि गुरुकुल ने सरकार से किसी प्रकार का अनुदात नहीं मागा। यह उसका पहला अपराध 
था । दूसरा अपराध यह था कि अपने किन्हो उत्सवों अथवा विशेष अवसरों पर सरकारी 
अफप्तरों को अध्यक्षता के लिये नहीं बुलाया जाता था । तीसरा अपराध यह था 
कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को भमाता गया था। और चोथा 
बहुत बड़ा अपराध था श्ञारीरिक व्यायाम के साथ-प्ताथ घुड़सवारी, गदका, फरी, 
तलवार आदि के शिक्षण का विशेष आयोजन किया जाना । स्थानीय अधिकारी, 
जिन्हें साधारण शिक्षणालयों में आदर-सत्कार पाने की आदत थी, जब गुरुकुल में अपने 
को उपेक्षित पाते थे तो वे यह रिपोर्ट करके अपने मत की भड़ास निकाल लेते थे 
कि गुरुकुल एक राजद्रोही संस्था है । 


कुछ वर्षो तक गुरुकुल के प्रति अविदवास और नाराजगी को भावना विलों 
ओर गुप्त फाइलों मे ही अन्तहित रही । १९०७ के मई मास में लाला लाजपतराय जी 
को सरकार द्वारा देश-निकाला दिया गया। वह समय आर्यसमाज और उसको संस्था 
के लिए बड़े संकट का था। बंग-विच्छेद के कारण देश के वातावरण में जो असाधारण 
गर्मो पंदा हुई थी, उस से सरकार घबराई हुईं थी। ऐसी स्थिति सें जब सरकार ने 
देखा कि लाला लाजपतराय के नेतृत्व में पंजाब राष्ट्रीय जागृति का केन्द्र बनता जा 
रहा है, तब सरकार को धीरता के पांव उखड़ गये । लाला जो आयंसमाज के प्रमुख 
नेता थे । स्वभावतः सरकार का कोप आर्यससाज और उसकी संस्थाओं पर भी पड़ा । 
आर्यसप्ताज की ओर से सरकार के कोप का कया उत्तर दिया गया, यह अगले अध्याय 
का विषय है। यहाँ केवल इतना ही दिखलाना अभीष्ट है कि गुरुकल के प्रति सरकार 
का जो अबविव्वास १९०७ से पहले परोक्ष रूप में विद्यमान था, लाला जी के निर्वा१$ई]न के 
पहचात्‌ वह प्रत्यक्ष ओर उम्र रूप मे प्रकट होने लगा । गुरुकूल के ब्रह्मचारियो का नंगे 
सिर बाहर घूमना भी सरकार की दृष््ट में गुरुकुल को संदेहास्पद बनाता था, क्योंकि 
बंगाल के ऋान्तिकारी भी प्रायः नंगे सिर रहते थे । जब १९०६ की कलकत्ता कांग्रेस 
में राष्ट्रीय शिक्षा के समर्थन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया तब देश का ध्यान विद्येष 
रूप से गुरुकूल को ओर खिच गया। बहुत से ऐसे राष्ट्रभक्त, जो सर्वतोमुखी क्रांति 
के समर्थक थे, गुहकुल में आकर विश्वास करते थे क्योंकि वहाँ वे अपने आपको सर- 
कार की दृष्टि से ओझल समझते थे। प्रसिद्ध देशभक्त लाला हरदयाल कई सप्ताह 
तक भुरुकूल मे रहे। ईसाइयत और सरकारी शिक्षा के विरुद्ध उन्होंने जो लेख रूपी 
अग्निबाण छोड़े थे उनमे से बहुत से गुररुल मे ही तैधार किए गए थे। बाहर के जिन 
अन्य भहानुभावों का गुरुकुल कांगड़ी से विशेष सम्बन्ध स्थापित हो गया था, उनमें 
से इल्‍ली के सेन्ट स्टिकित्स कालेज के प्रिन्तिपल्ल रुद्ा साहब और पिस्दर सो० ऐफ़० 
ऐन्ड्यज मुख्य थे । 


पांचवां श्रध्याष 


सरकारी कोप की घटनाये 


हम पहुले अध्याय में संक्षेप से बतला आए हैं कि उत्तरीय भारत में आर्य- 
समाज का प्रभाव बढ़ने के साथ हो सरकारी क्षेत्रों में आर्मसमाज के प्रति अविश्वास 
और आहका का भाव उत्पत्त हो गया था। बह भाव प्रत्यक्ष में कम प्रकह होता था, 
फाइलों में अधिक रहता था। अविश्वास की भावना को उत्पत्त करने के मुल कारण 
ईसाई पादरों थे। जिस समय शासन के बल पर सारे भारत को ईसाई बनाने का 
स्वप्न पादरी लोगों को सफर होता दिखाई देते लगा, उसो समय महूयि दयानन्द के 
धामिक सिहनाद ने उनके स्वप्म को तोड़ दिया। ईसाइयत के बढ़ते हुए प्रवाह के 
समक्ष आयंस्माज का बाँध सा लग गया। पादरियों की पहुंच हाकिमों तक थी ही । 
झहोंने गप्त रिपोर्टो द्वरा अफत्तरों को विश्वास दिला दिया कि आर्यसमाज़ एक राज- 
द्रोहो संस्था है, जो भारतवर्ष से अंग्रेजों को निकाल कर आयों का राज्य स्थापित 
क्षरना चाहतो है। अपती स्थापता को सिद्ध करते के लिए वे महाष दयानन्द के ग्रंथों 
के उन अंशों को उदधत करते थे, जिनसे स्वराज्य की चर्चा थी। वेद-भाष्य के और 
आर्याभिविनय के वे अश, जिनमें चक्रवर्ती शाज्य को प्रार्थना भी और सत्यार्थप्रकाश 
तथा ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका के ने स्थल जितमें राजधर्म का प्रतिपादन किया गया था, 
उद्धृत किए जाते थे। उन्हें भी पर्याप्त वे समझ कर गोकहणानिधि को प्रभाण रूप 
में पेश करके यह सिद्ध किया जाता था कि स्वामी जी ने गोरक्षा के ताम पर अग्रेजी 
सरकार के विरुद्ध द्रोह का प्रचार किया है। १९०६ तक यह दशा रही। सरकार को 
ओर से आर्यसमाज का खुला विरोध नहीं होता था। स्वामी आलाराम ने, जो पहले 
आयंसमाज का प्रचारक था और पीछे सनातनधर्मो हो गया था एक पुस्तक लिखी, 
जिसमें महृषि के ग्रंथों के उद्धरण देकर यह सिद्ध करते का यत्न किया कि आये- 
समाज राजद्रोही संस्था है। इस पर आयंसमाजियों को ओर से घोर प्रतिवाद किया 
गंया और आन्दोलन उठाया गया। उससे प्रभावित होकर १९०२ में स्वयं सरकार ने 
आलाराम पर इलाहाबाद से मुकदमा चलाया । उस मुकदमे के फंसले में मजिस्ट्रेट हैरिसन 
ने लिखा था- “इन उद्धरणों में में कही भ्री विद्रोह की उत्तेजना के चिन्ह नहों पाता, , 
मुझे दयानन्‍्द की शिक्षा का अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि हिन्दू जाति की बुराधयों 
को दूर किया जाय, जिससे अंत में देश का शासन देशवासियों के हाथ में आ जाथ। 
उसके उपदेशों अथवा प्रार्थनाओं का यह अर्थ नहीं है कि विदेशी सरकार को एक दम 
उठा कर फेंक दिया जाय, अपितु यह है कि उन में ऐसा सुधार हो, जो उन्हें अपने 


सरकारी कोप की घटनाये २९ 


शासन के यो'य बनाय । स्वामी दयानवद ते वे कही हथियार उठाने की प्रेरणा की है और 
न यद्ध का डंका बजाया है ।” 

ह इस फंसले से यह सिद्ध होता है कि स्तरकारी क्षेत्रों में आर्यसमाज के प्रति जो 
अविश्वास का भाव था वह कुछ अधिकारियों तक ही परिमित था। लाला लाजपतराप 
जी के देदा-निर्बासन के समय से सरकार को मनोवृत्ति में एकदस परिवर्तत आ गया। 
लाला जी के माडछे भेजे जाने के बाद लाहोर के गोरे अलबार (सिविल एण्ड भिलिटरी 
ग़जठ' में एक भारतीय के नाम से एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसमे आर्येसभाज के 
विरुद्ध भरपुर जहर उगला गया था । उसमें सिद्ध किया गया था कि आर्येसमाज का 
प्रधान उद्देइय अंग्रेजों के शासत को उल्लाड कर भारत से हिन्दू राज्य को स्थापना 
करना है। वह लेख तो केवल सरकार के हृदय मे विद्यमान रोग का लक्षण मात्र था । 
वस्तुत. रोग बहुत गहरा हो चुका था । ऐग्लो-इग्डियन लोगों नें और सरकार के 
खुफिया विभाग ने आर्यसमाज के विरुद्ध षड्यस्त्र का जो तानाबाना बसा था, उसका 
स्पष्ट आभास सर वेलन्टाइन शिरोल को 0070॥ (/०४४ नाम की उस पुस्तक से 
मिलता है, जो १९१० मे लंदन में प्रकाशित हुई थी। शिरोल ने पंजाब की राजनीतिक 
अशान्ति का उत्तरदाता मुख्य कप से आर्यसमाज को ठह्ठराया था। उसमे आर्थसमाज 
पर जो अभियोग लगाया उसका सारांश यह था कि आर्यसमाज के संस्थायक्र स्वामी 
दयानन्द ने _आर्मावत्ते आर्थों के लिए” का नारा रूगा कर हिन्दुओं में राजद्रोह के बीज 
बो दिए थे । उसका गोरक्षा का आन्दोलन भो ईसाई और मुसलपानों के विरुद्ध होने 
के कारण सरकारविरोधी ही था। मि० शिरोल ने यह तो माना कि बहुत से आयें- 
समराजी राजनीति से कोई सम्बन्ध नही रखते परन्तु उसकी राय थी कि अधिकतर आएर्य- 
समाजी भ्रग्नेजी राज्य के विरुद्ध भावना रखते है | अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए 
उसने कुछ प्रमाण भी दिए है। उनमे से पहला प्रमाण यह था कि राबलूपिण्डी में जो 
दंगे हुए थे, उनके नेता आर्यंसमाजी थे। ,. इसरा प्रमाण यह दिया कि लाला लाजपत- 
राय और सरदार अजीत सिह, जिन्हें सरकार ने निर्वासित किया था, आयंसमाजो थे । 
उसने यह भी लिखा कि लंदन में इंडिया हाउस' इस नाम से राजद्रोह का जो केस्द्र 
बता हुआ था, उसका संचालक व्याम जो कृष्ण वर्मा भी आर्यंसमाजी है। इन युक्तियों 
के आधार पर सि० शिरोल ने सिद्ध करना चाहा कि आयंसमाज राजब्रोह फो' उत्पन्न 
करने वाली संस्था है। यदि मि० शिरोल तथा उसके उस हंग के अन्य अंग्रेज यह कहते 
कि आयंसमाज के सिद्धात्तों को मानमेवाला भारतवासी स्व॒राज्य का पक्षयाती हो 
जाता है, स्वदेशी से प्रेम करने लगता है और दिल से चाहने लगता है कि आय जाति 
अपने दोधो को हर करके अपने देझ्ञ के राज्य को विदेशियों के हाथों से निकाल कर 
अपने हाथ मे छे ले तो किप्ती आर्यसमाजी को प्रतिवाद करने की आवश्यकता न 
पड़ेगी । परन्तु उप्त समय के गोरे पत्रो और लेखकों ने जो आरोप लगाया, 
उसका रूप सत्य से सर्वथा विपरीत था। मि० शिरोल के दिये हुए प्रमाणों को परीक्षा 
कफीोजिए तो बे स्वंथा थोथे प्रतीत होते है । .रावलपिण्डी में उपद्रव के पर॑चात्‌ जिन 
वकोलछो को गिरपतार किया गया था, वे सब आयंसमाजी थे, यह संच है । परन्तु यह भी 


३० आयेसमाज का इतिहास 


सच है कि पंजाब सरकार के हुक्म से वे सब जमानत पर छोड़ दिए गए थे और 
अन्त में एक यूरोपियत जज द्वारा निर्दोष करार दे दिए गए थे । मि० शिरोछ का यह 
लिखना भी सर्वथा मिथ्या था कि सरदार अजी्तासह आर्यंसमाजी थे। वे कभी आयें- 
समाज़ी नहीं रहे। वे उस श्रेणी में से थे जो धर्म को एक फालतू चीज मानते थे। इस 
दृष्टि से उन्हें एग्नास्टिक (8270»00) कहा जा सकता है। लाला लाजपतराय की देश- 
भक्ति तो सुर्थ की तरह जाज्वल्यसात थी परन्तु उस समय का उनका एक भी भाषण अथवा 
लेख ऐसा नहीं है जिससे राजप्रोह या आतंकवाद की ध्वनि निकलती हो और फिर यदि 
लाला लाजपतराय, श्री इ्याम जी कृष्ण वर्मा, भाई परमानन्द जी आदि कुछ व्यक्षितयों 
को ऋष्तिकारी मान भी लिया जाय तो उसके आधार पर सारे आयंसमाज को राज- 
नीतिक और राजद्रोह उत्पन्न करने वाली संस्था बतलाना सर्वथा अनुचित और अन्याय- 
पूर्ण था । 


उस समय से पूर्व कई ऊंचे सरकारी व्यक्ति भी सरकारी तोर पर यह सम्मति 
दे चुके थे कि आयंसमाज एक धामिक संस्था है, राजनीतिक ससस्‍्था नहों। १८९१ की 
पंजाब की जनगणना की रिपोर्ट मे मि० मेक्‍लेगन आई० सी० एस० ने लिखा था : 
/आयंसमाजी एक ही जाति ( हिन्दू) से आए है और उनका समाज का अपना संगठन सपूर्ण 
है। इस कारण उस पर यह आरोप लगाया जा सकता है क्रि वह अपने सदस्यों के 
कामों के लिए जिम्मेदार है परन्तु आर्थसमाज संगठन के रूप में एक धारमिक सभा है, 
राजनीतिक नही है। 


१९०१ की पश्चिमोत्तर प्रदेश की जन-गणना की रिपोर्ट में सि० बर्स 
आई० सी० एस० ने लिखा था, “यह सच है कि आ्ंसमाजी भविष्य में राजनीतिक कार्य- 
कर्ता हो जाएंगे, परन्तु वे इस कारण राजनीतिक कार्यकर्सा बनेगे कि वे प्रार्ससमाजी 
हैं, इसमें मुझे बहुत सन्देह है ।” ः 

१९०५ में पज़ाब में राजनीतिक आन्दोलनों के बहुत गरम होने पर 
सरकार विचलित हो उठी। उसके लिए ठंडे दिमाग से सोचना असम्भव हो गया । 

इंधर गोरे अखबारों ने आयंसमाज के राजद्रोही 
संस्था होने का ढोल पीटना आरम्भ कर दिया और 
उधर सरकार आर्यसम्राजियों के साथ विव्नोहियों 
जैसा व्यवहार करने लगी । उसके पहचात क्या हुआ, 
उसका वृत्तान्त में उस समय के राजनीतिक रगमंच 
के मुख्य नायक लाला लाजपतराय जी के शब्दों भें 
/ देता हैं। लाला जी ने अपनी 'आर्यससाज' नाम को 
पुस्तक के ५वें परिच्छेद से सरकार के दमन की 
प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में लिखा है कि वे (आय॑- 
सामाजिक) नेता जो सरकारी नौकरियों सें थ, 
ला० लाजपतराय जी अविद्वास के पहले शिकार हुए । उनकी कड़ी परीक्षा 


सरकारी कोप की घटनाये ३१ 


ली गई। उनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तत जल्दी-जल्दी होने लगे और 
अन्य भी कई उपायों से उत्तको यह जतला दिया गया कि यदि वे अपने ढंग को नही 
छोड़ेंगे, तो उनको कष्ट उठाना पड़ेगा । जो आययंत्तमाजी ऊंचो नौकरियों पर थे, 
उन्होंने दबने से पहल की। दूसरे दर्जे पर वे आए जो न्याय-विभाग के निचले 
ओहदों के उम्मीदवार थे, या प्रबन्ध विभाग में थे अथवा बड़ा बेतन पाते थे। समाज 
(के संगठन) को उन्हीं लोगों के व्यवहार ने सरकार को यह संदेह करने का अवसर 
दे दिया कि आर्यंसमाज के कोई राजनोतिक उद्देश्य हें। विभागों के अफप्तर उनके 
काम में कोई दोष नहीं निकाल सके थे। खुली रिपोर्टो में उनकी खूब प्रशंसा की 
जाती थी परन्तु गुप्त रिपोर्टो मे तथा गुप्त प्रचार द्वारा उन पर प्रतिकूल टिप्प- 
णियाँ की जाती थीं ।” 


इस प्रकार सरकार के कुटिल व्यवहार का वर्णन करते हुए लाला जी ने आगे 
लिखा है--“सरकार का कठोर व्यवहार उतकी देश-भक्ति पर हावी हो गया। परि- 
णाम तुरन्त दिखाई देने छगा । पद और वेतन में वृद्धि आदर और उपाधियां, भरोसे 
की नौकरियों पर नियुक्ति--यह सब कुछ तीब्गति से प्राप्त होने लगें ...... । उन्त 
लोगों के इस व्यवहार से आर्पसमाज के वातावरण में परिवर्तन होने कछृगा । 
आर्थप्तमाजो जो सरकारी नौकर थे, वे समाज के निरुचयों पर अपना असर डालने 
लगे ..... । डी० ए० वी० कालिज की मेनेजिंग कमेटी के अध्यक्ष ने पंजाब यूनिवर्सिटी 
के वाइस चान्सलर को अपना कालिज देखने के लिए निमंत्रित किया और अभिननन्‍्दन- 
पत्र पेश किया। परन्तु जब एक ऊंचे दर्ज के सरकारी नौकर ने यह प्रस्ताव उपस्थित 
किया कि (यूनिवर्सिटी के) वाइस चान्सलर को पारितोषिक बॉटने के समय सभा- 
पतित्व के लिए बुलाया जाय तब सभासदों ने उसका ऐसा डट कर विरोध किया कि 
प्रस्तावक को अपना प्रस्ताव बापस लेना पड़ा। अध्यक्ष भी उसका समर्थन न कर सका 


हम आगे बतलायेगे कि लाला जी ने जिस निर्बलता की चर्चा को है, वह सब 
आरयेंसमाजिपों में नहीं थी । बहुत थोड़े आर्यस्माजी थे, जिनका दिल सरकार की 
धमकियों से दहुल गया और उन्होंने सिर झुका दिया। अधिकतर आपंसमाजी अपनी 
आन पर अड़ रहे परन्तु ऐसे विकट समय सें प्रापः यह देखा जाता है कि जो लोग 
भयभीत हो जाते हैं वही अधिक ऊंचा बोलते हैं क्योंकि उन्हें अपनो निर्दोषता 
सिद्ध करने की उप्र चिन्ता होती है। उस सम्रण भी वेसा ही हुआ । आयेसमाज 
से सम्बन्ध रखने वाले एक सज्जन ने 'तिविल एण्ड मिलिटरी गजद' में एक लेख लिखा, 
जिसमें यह सिद्ध करने का यत्न किया कि लाला जी कभी आपमंसमाज के नेता थे ही 
नहीं। दोनों दलो के कुछ घबराए हुए नेताओं ने अपनी प्रतिनिधि सभाओं अथवा 
आये-जगत्‌ से सलाह किए बिना ही एक शिष्ट-मंडल तैयार किया, जिसने पंजाब के 
लेपिटनेन्ट गवर्नर के पास जाकर राजभक्ति की कस्में खाई । 

यह्‌ चित्र का एक पहल है। लाला जी की गिरफ्तारी के पदचात्‌ सिविल एण्ड 
मिलिटरी गजट' में आर्थयसभाज के विरुद्ध जो विषवमन हुआ, उसके उत्तर में महात्मा 


३२ आयंसमाज का इतिहास 


मुन्शोराम जी ने उसी पत्र में एक लेख-माला प्रकाशित कराई, जिसमें यह स्थापना 
की गयी कि जहाँ आर्यसमाज राजनीति सम्बन्धी सत्य सिद्धांतों का निर्भयता से प्रचार 
करता है, वहाँ वह वर्तमान राजनीतिक हलचल से सीधा कोई सम्बन्ध नहीं रखता । 
उसका मुख्य उद्देश्य धामिक और सामाजिक सुधार करता है । जो आर्यत्माजो 
अपने देश की राजनीति में कोई भाग लेना चाहें, ले सकते हें । न समाज उन्हें रोकता 
है ओर न उनके प्रत्येक भाषण या कार्य का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता है। 
नवम्बर में आयंसमाज बच्छोवाली, लाहौर का जो उत्सव हुआ, उससे महात्मा जी ने 
यह बतलाया कि आरयेसमाज का रॉजनीति से वही सम्बन्ध है जो एक संन्‍्यासी का 
संसार से होता है। सन्यासी सत्य कहने से नहीं घबराता, निर्भय होकर कहता है, 
परन्तु उसमें लिप्त नहीं होता । अगले वर्ष के व्याख्यान में महात्मा जी ने आर्यंसमा- 
जियों की घीरता और निर्भवता की कुछ घटनाएं सुनाई, जिन्हे आर्यसमाज के इति- 
हास क्वा आवश्यक भाग समझ कर हम यहाँ पं० चमपति जो लिखित “आर्य प्रतिनिधि 
सभा पंजाब का इतिहास' से उद्घृत करते हे :--- 

'गुलाबचन्द एक सिक्स रेजीमेन्ट से लेखक था। वह कर्त॑व्यपरायण तथा 
सत्यप्रिय ओर परिश्रमी था। परन्तु साथ ही अधिकारियों को उत्तर देने सें निर्भोक 
भी था। पहले तो उसको इस बात को प्रशंसा होती थी परन्तु अब उसका यही गुण 
कॉटे को तरह खटकने रूगा और उसे इसलिए पुृथरू कर दिया गया कि बह आर्यसमाजो 
है । इस प्रकार आर्यसमाजी का अर्थ हुआ निर्भोक अर्थात्‌ उहृण्ड । 


“२, जिला करताल के तीन जेलदारो सें से एक आरयंसमाजी था। उसको 
डायरी में लिख दिया गया कि वह जेलदार तो अच्छा है परन्तु उसका निरीक्षण 
किया जाना चाहिए क्‍्योक्ति वह आर्यसमाजी है। 

“३. एक डिप्टी कमिइतर ने एक स्थान के प्रमुख पुरुषों को बुलाकर कहा कि 
यदि तुम्हारे यहाँ कोई आर्यसमाजी रहता हो तो उसे निकाल दो । स्वयं उन प्रमुख 
पुरुषों ही में दो आर्यत्माजी थे। उन्होंने पुछा कि आर्थसमाजियों के विरुद्ध क्या किया 
जाय ? डिप्टी कप्तिइनर ने कहा--कुछ करो, तुम्हारे विरु& कुछ कार्यवाही न की 
जाएगी। वे बोले, आप स्पष्ट निर्देश करें तो उसका पालन किया जा सकता है 
और यदि आप ही स्पष्ट कार्यवाही करने से डरते हे तो फिर हम में यह साहस कहाँ ? 

४. एक रेजीमैन्ट के सिपाही आयंसमाजी थे। उन्हें यज्ञोपवीत उतार देने 
की आज्ञा दी गई । वे जाति के जाट थे, उन्होंने जाट सभा द्वारा मिवेदन-पन्न भिज- 
वाया। उसे आपत्तिजनक समझा गया । 


/५, एक मुसलभान जमादार ने एक यूरोपियन लेपिटनेन्ट को विवाद में हरा 
दिया । इस की शिकायत हुई और मुसलमान को डाँट कर कहा गया--तुम आये- 
सम्राजी हो । उसने उत्तर दिया--में तो मुसलमान हूं। अधिकारी ने उसे और डाँटा 
और कहा--तुम मुसलमान आर्पसमाजो ही । 

“६. आयंसमाज के प्रचारक पं० दौलतराम झाँसी गए । वहाँ उन्होंने सिपा- 


सरकारी कोप की घटनाथे ३३ 


हियों को भी उपदेश दिया ओर उनसे अनाथालप के लिए चन्दरा लाएं। उस पर 
अभपियोग चलाया गया और दण्ड यह दिया गया कि या तो झाँसो पा उसके पॉच मील 
के अन्दर रहने वाले तथा सरकार को १००) मालिया या २०००) की आय पर कर 
देने वाले दो सज्जनों की जमानतें दिलाओ या एक वर्ष कठोर कारावास का दण्ड 
भुगतों । यों तो दौलतराम जी आगरा के खात्ते-पीते घर के थे परन्तु झाँसी में वह 
अजनवी थे इसलिए कारावास भुगतना पड़ा । 


७. “जोधपुर में वाइसराय महोदय पधारे थे। उनके मार्ग में समाज मन्दिर 
पड़ता था। पुलिस ने समाज वालों से कहा--अपना फट्टा तथा झंडा उत्तार लो। 
उनके इन्कार #रने पर पुलिस नें स्वयं ये दोनो चिह्न उतार लिए ।” 

इस समय की कुछ अन्य घटनाएं भी उल्लेखनीय हे : 

१. पंजाब की एक ब्रिगेड में आज्ञा दी गई कि सिपाही आरयंसमाज अथवा 
किसी अन्य राजनीतिक सभा में न जाया करे। 

२. एक भारतीय रेजोमेन्ट के एक डाक्टर को उसके आफिसर नें त्याग-पत्र 
का ससविदा लिख कर दिया कि इसके द्वारा समाज से सम्बन्ध विच्छेद कर लो। यह 
आज्ञा न मानने के कारण आखिर उसे सेवा छोड़नी पडी। 


३. रोहतक में किसी ने ढिढोरा पिटवा दिया कि आर्यसमाज फा मन्दिर 
सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया है। समाज के प्रधान के पूछने पर डिप्टी कमिश्नर के 
कार्यालय ने लिखा कि ऐस! ढिढोरा सरकार को आज्ञा से नहीं पीटा गया परन्तु तो भी 
इसके विरुद्ध सरकार ने अपनी ओर से घोषणा तक करना स्वीकार नहीं किया। 


४. इन्द्रजीत शाहजहानपुर को जिला कचहूरी में काम करता था। उसने 
रोगी होने के कारण अवकाश लिया। वह आर्यसमाज का उत्साही कार्यकर्त्ता था। उसे 
आज्ञा दी गई कि या तो समाज का प्रचार करे या सरकार की सेवा । 


५. इन्दौर आरयंसमाज का प्रधान लक्ष्मणराव शर्मा पुलिस के इंसपेक्टर जन- 
रल के कार्यलिय में हैड एकोन्टेन्ट था। उसने समाज के जलूस की आज्ञा माँगी । इस 
पर उसे समाज छोड़ देने को कहा गया । ऐसा न कर सकने के कारण उसे सरकार 
की सेवा छोड़ देनी पड़ी । 

६. इस प्रप्तंग में पश्चिसोत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नेता पं० भगवानदीन जी का 
मामला भी स्मरणीय है। पंडित भगवानदोन जी सरकारी नौकरी में थे । उनका सब 
कार्य अत्यन्त संत्रोषजनक था। सभो संबद्ध अधिकारियों ने उनकी प्रश्गंत्ता को है। 
परन्तु जब सरकार घबरा गई तब आफिसर ने पंडित जी से यह आदइवासन लेना 
चाहा कि वे आयंसमाज का कोई काम न करेंगे। पंडित जी के ऐसा आदवासन न देने 
पर उन पर तरह-तरह के प्रतिबंध रूगाए जाने लगे। यहाँ तक कि उन्हें छुट्टी से भी 
इन्कार कर दिया गया | इस पर असस्तुष्ठ होकर पंडित जी ने सरकारी नौकरी से 
त्याग-पत्र दे दिया ओर स्वतन्त्र होकर पूर्ण रूप से आर्थलमाज को सेवा में लग गए । 


३४ प्रागंसभाज का इतिहास 


, सरकार की दसत-नीति को पजाब के आयक्षमाजियों पर जो अप्तर हुआ, उसका 
विश्लेषण करते हुए लाला जी मे अपनो पुस्तक में लिखा है। हमारे पाठक जानते है कि 
समाज (पजाब का) हो विभागों में बंद हुआ है-- ही ० ९० वी० कालिज विभाग और 
गुरयु् विभाग । यदि यह ने कहे हो अत्याय होगा कि तामाश्य झुप से गुरकु्ञ विभाग 
के भधिक व्यक्तियों ने राजनीतिक मामलों में अपनो स्वाधीनता को कीयम रखा ..। 
स्वामी भरद्धातनद और उनके बहुत से उपनसेतापति और तहुकारों असरहयोग आन्दोलन 
में महात्मा गाँधी के ताथ रहे जब कि काहिज विभाग ने उत्त आदोहन के विरोध में 
एष्टी से चोटो तक का जोर हगाया।ँ 


हाह़ा जी के इस विशतेष॥ में हुम थोड़ा ता उत्तर भाग जोड़ना चाहते है । 
जब ह मात बाद हाहा जो तजरबंदी से छूट कर लाहोर वापस आए तब कालिण 
विभाग के अनारकली आयसमाज मे उनको व्यात्यात रखा गया। उस व्यास्यान में 
जितनी जनसंस्या उपस्थित हुई, उतनी उस आयंसमाज के जहे में कभी उपस्थित नही 
हुई थी। ताला जो की वाणी में जादू तो था हो, सुनने वालों का कहता था कि श्रोताओं 
जितनी प्रसलतायूचक तालियों को उस भाषण में बजाया, उतगी शायद किसो 
भ्त्य भाषण में न बजाई होंगो । इससे प्रतीत होता है कि क्राहिज विभाग के भी 
साधारण तदायों पर सरकार को दसलनीति का आतंक नहीं बेठा था। यदि कुछ 
आतंक बेढा भी था तो वह काहिज की ममता के कारण तेताओं तक हो परिमित था। 
सामान्य हुप से हम कह सकते है कि आयंतमाज के ९५ पीसदो स्माप्तदों ने सरकार की 
दमतनीति को कोई पर्वाह तहीं को ओर अपने मांग पर चत्धते रहे। 


ठठा अध्याय 


४5 0 ३ 4 
पटियाले में अग्नि-परीक्षा ह 
पटियाला पंजाब को एक सिख रियासत थी, जो अब पंजाब प्रदेश में सम्मि- 
लित है। हम जिस समय का वृत्तान्त लिख रहे हे, उस समय बढ़ें महाराज को मृत्यु हो 
चुकी थी और उनके स्थान पर कुछ ही समय पूर्व तवपवक उत्तराधिकारी का राज- 
तिलक हुआ था। रियासत में एक बूढ़ा अंग्रेज अधिकारी था, जिसका नाप्त बार्बटंल 
था। वह अंग्रेजी सरकार को नौकरी से पेशन लेने के बाद रियासत में पुलिस, विभाग 
का मुख्य अधिकारी बनाया गया था। वह वृद्ध हो गया था और स्वभाव का रूखा भो 
था। इस कारण रियासत के सरकारी क्षेत्रों मे भी यह चर्चा हो गयी थी कि उसे 
नौकरी से अलग किया जायगा। रियासत के वित्त-विभाग से भी बाबंदन की खठपट 
चल रही थी। वित्त-विभाग के आडिट आफिस ने उसके बिलों पर अनेक आपत्तियाँ 
उठायी थीं। वित्त-विभाग में अनेक प्रमुख आर्यसम्राजी काम करते थे। उधर पंजाब में. 
आमंसमाज पर सरकार की कोप-दृष्टि हो ही रही थी। केवल पजाब में ही नही, प्रायः सारे 
देश में ही आपेंससाज के सिर पर सरकारी कोप की काली घटाए छाई हुई थीं । ऐसे 
अवसर से लाभ उठा कर बाबंदत ने आर्यस्म्ताजियो पर राजद्रोह का अभियोग कायम, 
करके, एक ही पत्थर से दो पक्षी मारने का निशत्रय किया। उसने सोचा कि एक ती 
वे आर्यसमाजी, जिन्हें वह अपना शात्रु समझता था, जेल में पहुच जाएगे और दूसरा 
काम यह हो जायगा कि महारात्त मुझे अपना हितेबी और अत्यन्त उपयोगी अफप्तर 
समझ कर पृथक्‌ करन को राजी न होंगे। उसने पटियाले के ८५ प्रमुख आर्यसमाजियों 
के विरुद्ध राजद्रोह का अभियोग लगाकर वारंट निकलवा दिए, जिनके अनुसार ११ 
अकक्‍्तुबर, १९०९ को जो छोग गिरफ्तार कर लिए गए, उनमें रियासत के ऐक्जिक्यू- 
टिव इंजोनियर राय ज्वालाप्रसाद जी, ला० बेजनाथ बी० ए०, बी० टी०, ला० लक्ष्मण- 
दास बी: ए०, रा० नंदलाल, ला० नारायणदत्त ठेकेदार, ला० शंकरलाल (दिल्ली- 
वाले) आदि प्रमुख थे । इन सब पर भारतीय दण्डधारा की १२४ ए० और १५३ ए० 
के अतसार अभियोग चलाए गए थे। अभियोग को सुनने के लिए महाराज की 
ओर से एक विशेष अदालत बनाई गई थो। गिरफ्तारी के जो दारंट निकाले गए थे, 
उनमें धाराओं के निर्देश के सिवाय आरोपो के सम्बन्ध में और कुछ नहीं था। गिर- 
पतारी के समय घरों को जो तलाशियाँ ली गई, उनमें न केवल बेजाब्ता कारवाहरयाँ 
को गई, बहुत सी बेसतलव बातें भी हुई । तलाजी लेने वालों को जब कुछ न मिला 
तो कही से बाइबल, कही से रामायण और किसी घर से स्वाप्ती दयानत्व जी को. 
फोटो बरामद करके ही कागजों की खानापुरो कर दी गई। 


३६ आयेंसमाज का इतिहास 


रियासत ने अभियोग को प्रे जोर से लड़ने के विचार से लाहीर के प्रसिद्ध 
अंग्रेज वकील मि० एडवर्ड ग्रे को पदियाढा बुलाकर बहस का काम उसे सौपा । उसको 
सहायता के लिए रियासत का सारा कानूनी असला विद्यमान था। जब गिरफ्तारियों 
का समाचार आर्य-जगत्‌ को प्राप्त हुआ तब सारे देश में विक्षोभ और आश्चयय की 
लहर दौड़ गई। यह समझा जाता स्वाभाविक था कि पटियाले का अभियोग तो केवल 
सुई की नोक है, यदि उसके आगे बढ़ाने में सरकार को सफलता मिलगई ती फिर सारे 
शरीर के बिध जाने में सन्देह नही रहेगा। ज्ञीत्र ही एक “आय रक्षा-सम्मिति” संगठित 
की गई जिसकी ओर से हा० रोशनलाल बैरिस्टर एट-ला, वीवान बद्रीदास एम० ए० 
तथा ला० द्वारकादास एम० ए० ने मुकदमे की पेरवी आरम्भ कर दो । अभियोग के 
संचालन का काम मुख्य रूप से महात्मा मुन्ठीराम जी करने लगे, जिन्हें अदालत में वकील 
के तौर पर उपस्थित होने के लिए अपना कई वर्षो से अलमारी में बन्द किया हुआ 
वकालत का लाइसेन्स निकालना पडा । 


ड्विब्यूनल (विशेष अदालत) में अभियोग २२ नवम्बर को पेश हुआ । जब 
अदालत ने यह पूछा कि किस अभियोग-पत्र पर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है 
तो उत्तर मिला कि फाइल में कोई अभियोग-पत्न नहीं है। इस पर अदालत ने असंतोष 
--भेकद किया तो पुलिस ने अगली तारोख माँग ली । दूसरी पेशी २५ नवम्बर को हुई । 
उस दिन ग्रे साहब अदालत में उपस्थित हुए। यह उपस्थिति भो बहुत धृम-धाम से 
हुई थो। ट्विब्यूबल को एक घटा तक प्रतीक्षा करनी पड़ी क्योंकि ग्रे साहब महाराजा 
से बातचीत कर रहे थे। उस समय भी अभियोग-पत्र तैयार नहीं थे। तब मुकदमा 
१३ दिसम्बर के लिए मुल्तवी कर दिया गया। १ दिसम्बर को महाराज की ओर से 
आज्ञा तिकाली गई कि आगे से कोई ऐसा वकील मुकदमे की पैरवी नहीं कर सकेगा जो 
पहले महाराज से आज्ञा प्राप्त न कर ले। इस प्रकार पहले से ही अभियुक्तों की सफाई 
के रास्ते में अनेक प्रकार की अड़चनें खड़ी की जाती रहीं। लगभग दो मास इसी टाल- 
संदूल में बीत गए। कुछ विनों के पश्चात्‌ अदालत को मालूम हुआ कि जो लोग पकड़े 
गए है, सरकारी आज्ञा में उनमें से आठ के नाम ही नहीं थे। अदालत के आपत्ति उठाने 
पर चार के अभियोग-पत्र तैयार कर लिए गए और चार को छोड़ दिया गया । शेष 
अभियुक्तों में से भी ३० निर्दोष समझ कर छोड़ दिए गए। ये ३४ व्यक्ति इतने 
दिलों तक व्यर्थ भें हो जेल की यातना भोगते रहे । इन्ही में से एक सज्तत के घर 
में उनकी अनुपत्थिति में एक बच्चा पैदा हुआ जो उचित देखभाल न होने के कारण 
भर गया। इसो प्रकार एक और अभियुक्त के बच्चे कौ आँखें जाती रही। ऐसे हो 
कारणों से एक अभियुक्त की माता और दूसरे की पत्नी को मृत्यु हो गई। इतने कष्ट 
होने पर भी आर्य-जगत्‌ को यह जानकर सम्तोष हुआ कि कोई अभियुक्त पीछे 
केदम रखने को तेयार नही था। सब अपने धर्म पर दृढ़े रहने को तेयार थे । 


लम्बी टालमटूल के बाद १७ दिसस्बर को सि० ग्रे ने अभियुक्तों के विरुद्ध 
अपना प्रारस्भिक भाषण दिया । उस भाषण की यह विशेषता थी कि उससे जितनी 


पटियाला में अग्नि-परीक्षा ३७ 


बाणवर्षा की गई थी, उन सबका केन्द्र आर्यसमाज था, स्वयं अभियुक्तों के विरुद्ध 
लगभग कुछ भी नहीं था | ग्रे ने अपनी सारी कानूनी योग्यता यह सिद्ध करने में 
लगा दी थी कि आर्यसमाज एक राजद्रोही संस्था है क्योंकि स्वामी दयानन्द ने अपने 
ग्रंथों में राजब्रोह का प्रचार किया है। यह भी कहा गया था कि क्योंकि लाला लाज- 
पतराय आरयंसमाजी है और लाला जो राजब्रोही है, इस कारण सब आयंसमाजी राज- 
ब्रोही समझे जा सकते है । बीच में द्याम जी क्रृष्ण वर्मा का भी नाम लिया गया। 


एडवर्ड ग्रे का भाषण समाचार-पत्नों में छपा तो जहाँ देश के समाचार-पत्रों 
और साधारण जनों में भी यह आइचयं प्रकट किया जाने लूगा कि पटियाला रियासत 
ने ऐसे कच्चे आधार पर इतने बड़े अभियोग के किले को खड़ा करने की मूर्सता कंसे 
कर दी, वहाँ पंजाब की सरकार बड़ी चिन्ता में पड़ गई । चिन्ता स्वाभाविक ही थी । 
यदि रियासत की धाँधली के कारण ग्रे के लगाए हुए अभियोग समान लिए जाते तो भारत 
सरकार का कत्तंव्य हो जाता कि वह देश भर के आयंसमाजों को और आर्यसमाजियों 
को 'राजद्रोही घोषित कर देती। सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। ग्रे को बेतुकोी 
बातों से सरकार स्वयं घबरा गई । इसी बोच में पंजाब के गवर्नर को अपनी सम्भति 
प्रकट करत का अवसर भी मिल गया। लाहौर आर्यंस्माज के प्रधान मा० दुर्गाप्रसाद 
जी ने एक पत्र में लाटसाहब से पुछा कि क्‍या सरकार आयंसमाज को राजप्नोष्टी संस्था 
समझती है। लाटसाहब ने उत्तर में लिखा कि सरकार आयंसमाज को विद्रोही संस्था 
नहीं समझती और न उसकी इच्छा इस संस्था पर समुदाय रूप में अभियोग चलाने 
को हे। 

सि० ग्रे के पहले भाषण ने स्पष्ठ कर दिया था कि अभियोग के पॉब नही हे । 
जाठसाहब के उत्तर ने लो उसके नीच से जमीन ही सरका दी । शिमले के एक अध- 
गोरे पत्रकार को बोच में डालकर एकदम पटियाला सरकार ने अभियुक्तों के मुखिया 
राय ज्वालाप्रसाद जी से सुलह की बातचीत आरम्भ कर दी। सरकार की तरफ से 
आइवासन विया गया कि यदि सब अभियुक्त यह लिखकर दे देंगे कि वे भविष्य में कोई 
आपत्तिजनक कार्य न करेंगे तो मुकदमा उठा लिया जाएगा। अपने वकोलो के परामर्श से 
अभियुक्त उसके लिए तेयार हो गए और उन्होंने अदालत में यह आवेदनपत्र पेश 
किया, जिसमें अपने को निरपराध बतलाते हुए भविष्य में सावधान रहने का आइवा- 
सन दिया । सि० भ्रे ने अज्ेदन-पत्र को लेने का विरोध किया परन्तु महाराजा के 
आदेश से न्यायालय ने उसे लैकर महार!ज के पास भेज दिया । 


इसके बाव महाराजा की ओर से जो आज्ञापत्र निकला, उसमें थोड़ा सा विद्वास- 
घात का अंश था | मुकदमा तो उठा लिया गया परन्तु यह आज्ञा दे दी गई कि सब 
अभियुकत रियासत से बाहर चले जाएं। यह अंश सलाह की बातत्तीत मे नही आया 
था। कुछ समय बाद पटियाला निवासियों के लिए निर्वासन की आज्ञा भी वापस ले ली 
गई, जिससे सिद्ध हो गया कि वह मुकदमा सर्वथा निर्मल था। 


पंटियाला-केस के कारण आर्यंसमाज को काफी चितित होना पड़ा, प्रन्तु 


३८ आयंसमाज का इतिहास 


उसके परिणाम बरे नहीं हुए । कभो-कभो बुराई में से भी भलाई निकल आती है । 
आर्यसभाज पर से राजद्रोही होने का अभियोग तो उठ ही गया, उसे बहुत से उत्कृष्ट 
सेवक भी मिल गए। लाला ननन्‍्वज्लाल' और राला मुरारिहाल, गुरुकुल कांगड़ी चले 
गए। गुरुकुल के कार्यालय का सौलिक संगठन इन्हीं दो महानुभावों की सूझ्ष और 
मेहनत का फल है। ला० लक्ष्मणवास जी गुरुकुल पिधालय के मुख्याध्यापक नियुक्त 
किए गए। ला० नारायणवत्त जी दिल्‍ली चले गए। उन्होंने दिल्‍ली में आर्यसमाज की 
वचिरकाल तक जो सेवा की, उसका समाज के इतिहास से विशेष स्थान हे । 
ला० शंकरलाल्‍ू ने दिल्‍ली के राजनोतिक क्षेत्र में विशेष पद प्राप्त किया । राय ज्वाला- 
प्रसाद जी अपने प्रान्त में वापस चले गए और उत्तर-प्रदेश सरकार के चीफ इंजीनियर 
पद पर पहुँच गए। सरकार ने उनकी सेवाओं से सन्तुष्ठ होकर उन्हें राजा की पदवी 
से विभूषित किया । 

इस अभियोग के अवसर पर महात्मा मुन्शीरास जी और आचार्प--रामदेव जी 
द्वारा संपादित होकर “4798 $वग्रगं 306 ॥5 72504800075-3 ५तञ057000” नाम 
को एक पुस्तक प्रकादित हुई, जिससे पटियाला के अभियोग का प्रा ब॒त्तांत देने के 
अतिरिक्त मि० ग्रे के लगाए अभियोगों का विस्तृत और सम्रभाण खण्डल किया गया 
है। इन्हीं दिनों श्रीयुत सदनमोहन सेठ एस० ए०, एलएल० बी० ने “6 67४४ 
जिधया0 ०-० 90|॥7८8| 8009, नाम की पुस्तक प्रकाशित की जो एक खुली चिट्ठों के 
ढंग पर भारत-मंत्री लाई मौर्ले को संबोधित करके लिखी गयो थी । इन दोनों 
पुस्तकों से आर्थलत्राज को स्थिति को स्पष्ट करने में बड़त सहायता मिली । 


सातवाँ अ्रध्याय 


काली घटायें फट गई 


पदियाले के अभियोग के पश्चात्‌ वातावरण बदलनें लगा। सरकार के ऊंचे 
अधिकारियों ने अनुभव किया कि आर्यसमाज को राजड्रोही मान कर उस पर अत्याचार 
करने से समाज की द्ाक्ति बढ़े गी, घटेगी नहीं। उन्हें इतिहास का वह समय याद आ गया 
जब रोमन राज्य के अत्याचारों ने एक छोटे से ईसाई सम्प्रदाय को संसारबव्यापी धर्म 
का रूप दे दिया था। अविश्वास की जो घठाये लगभग चार साल तक आर्यसमाज के 
सिर पर मडराती रही थीं, वे धोरे-धीरे फटने लगीं। सरकारी तौर पर यह १९१२ को 
पश्चिमोत्तर प्रदेश की जन-गणना की रिपोर्ट में प्रकट हुआ कि सरकार का रुख आर्य- 
समाज को ओर से बदल रहा है। रिपोर्ट के लिखने वाले मि० ब्लन्ड आई० सी० एस० 
ने लिखा था-- 


“प.008 880 76 $श्ाह] ए३४ णीगहएलव जी एथाड़ ॥ ग्राथा० एणी|खा 
50७०7, जग 00020 ज्ञात 0एशाणा$ 0६ 8 00075 ए७गथा३0०: ;. धार 
06 |8०९ 6 ऐीक्षाह९ ॥5 8807 9०७॥ 7806, ॥0 जा 88807 ॥888॥06, 
प॥6 ॥0805$ 07 9 ला ९8 5०छ॥ 0० 08 768 ; शा, 0 गाए छा0- 
गवाह 47988 का 9णा।एबा$ शा 0]जाणा$ ॥00 80076 878)/0००॥; 
5९00709, ॥6 क्या] आ॥णाहाँ॥ ७777908 ॥॥6 (शा धेशशा।॥। पर0शशाथा , 
86 वीर पी 6 इद्थात8| ह[0889 2808 06 7थ8॥075, 05 70820/08 
॥0 गा शॉल्टआा0णा, वी. [8 00706858 (7५6, 76 (7५४-५58॥79] 485 !्षा५ 
006 गाए ए  ह000 #॥0 080 ॥00ए6 ॥0 ॥8 ए0॥88 .. ,.... [66 ॥8, 0( 
60096, ॥0 0007 ए)76ए०० 80 ॥6 $श्ञा8] (0०॥॥6 88 8 ]04/700 
808,, , ... क्‍॥8 498 00०7०॥४ 80 68 8998 ९९४॥०४70॥ ॥॥|९४ 78 
6 80768 ० ब्रालका 098 ॥0 99 50 0णाए क्ाणा58 [6 800॥8) 
9008 ० ॥9 05025, जञ0 88 7॥7808 0 6० [0 धरा 00095 
॥90ए 8 ॥80 8 48]8 0! ७00000005 गपतक्षीणा, 7४ा0०ाञा। 90 
(00|[0$ श8 ॥04 इजशञाणाजाण७, 70. गी86 7छएाह ए शा पराशिए गा 
॥80॥8] हरीक्षि5 ॥8 & शर्त ॥6007)॥ 07 ग्राएप्रशाए ए भा गराशएश ॥] 
#दवणाव[ 9706, (०600७, ॥6 (09० 07 शर्मा ॥0 जशराणा ॥6 99 
१0९6 4)084]$ 8 ॥]80 ॥॥6 999 0[70 0 0 [00॥/08 रए0६॥8, ९४2., 
(00 ९0ए७क४६१ गाक्षा ज्रञ0 0९णार ॥8 0०प्रशाए5 0:095, ॥0: ए।8 


४० आर्यसमाज का इतिहास 


607507एक्वा0ए6 ए7 6 ॥॥8 ०075घए2श॥ ए॥6 4४, एप, (0 9 ट्र/दाण- 
00 ]65५ (था, एप ॥0फ्शाएा णफ्ञांतित 86 टवू085 7 38 700 शीह्षाए- 
[076 डइप्राए।हाए ती॥ जिीशाए एड एएमाीएब्या४ए ॥7णाए ९ 3॥99 अधाण], 
छ00॥ 78 पाए058४06 ६0 (80068 ॥07 ४00 [80 (6 #/98 छैशा0], 88 & 
ए06, 78 8 00॥॥768 9009, #7ण7॥ 6 पिर्ष एर6 ध्िद्ञागध] 085  एण)05- 
(677 8766 पा व ।8 000 00006॥65ते ज्ञात एणात९8, 95 [ह0 00एशा 
(08 0७७ ॥॥. एक्वाणप8 ॥8,. ॥88 080"08880 ॥5 ॥7९0#70७5 07 
(छाए एक वी 7 शा दाइ2000ए80 धीशा 80005 वी 63000688 (8९05 
ज़राण। 09 0680680 ७॥३४ए९०४४ , . 76 ए७०थशञा०णा ४॥00०९0 $ [॥9६ ॥॥8 
॥788 ॥88 0660 ]709880 ४9ए ॥8 #प708, 6 80००7 ४9७ धा€ ॥०ा०॥ ० ॥5 
एशणयाशि3 ,. ... 6 |प्र!पहक्षतआं, एल ॥800 0 ४7078, ॥5 ४ 8]] 
९एथा$ वरक्षपराव, 0प्रा या 7०ए208888 इधशशा३ ॥0 76 0 96 8780० 768ए 
॥00655व7फ धीद्वा: 8 काहतशाणाणा ॥0प्रत 98 क्षण 00फ्ररशा +76 8०0॥ 0ी 
8 #व्यायव] 88 ॥ जाए 800 6 बाण णी वा 770श00व8) प्रशा)श--0, 
70 80 0 ॥6 प्रात धाह्ा), एी गे ग्राताशतंप्॥ 580॥88 (॥०7९॥ (6 
क्षाएप्रत॑6 0 ग्रा0श 840॥85, 88 एा [6 ट्था॥॥! 8००, ॥988 [५०५७४ 9९श॥] 
007९८(, ” 

“चिरकाल से आर्यसमाज पर यह आरोप लगाया जा रहा था कि वह एक 
राजनीतिक संस्था है, जिसके उद्देश्य और मन्तव्य संदिग्ध से है। पिछले दिनों यह 
अधिक जोर से दोहराया गया है। आरोप के तोन शीर्षक है-पहला, समाज के कई 
ऐसे प्रमुख सभासद्‌ राजनीति के क्षेत्र में काम करते है, जिनकी सम्मतियाँ सन्देह की 
पात्र हैं। दूंसरा, समाज गोरक्षा आन्दोलन का जोरदार समर्थक है, और तीसरा कि 
सम्राज अन्य सब मतों पर कठोर आक्रमण करता है। पहले आरोप के बारे सें हम 
कह सकते है कि वह सचमुच ठीक है। आर्थसमाज के जो सभासद्‌ राजनीति में भाग 
लेते है, उनमें से कुछ की रुयाति (सरकार की दृष्िट में) बुरी है। इसमें तो सम्बेह 
ही नहीं कि समाज के सिद्धान्तों मे देश-भक्ति का भी स्थान है। आर्थ-सिद्धान्त और 
आयं-शिक्षण समान रूप से भारत की पुरानी सहिसा का गान करते हे, जिससे उसके 
अनुयापियों के हृदयों में राष्ट्रीय अभिम्तान उत्पत्त होकर यह भावना उद्ब॒द्ध होती है 
कि हमारे देश का इतिहास सदा से तिरत्कारपूर्ण ही नहीं रहा । यद्यपि देश-भक्ति 
और राजनीति पर्यायवाची शब्द नहीं है तो भी इसमें सम्वेह नहीं कि जब भन में राष्ट्रीय 
अभिमान पंदा हो जाता है तब देशवाततियों की राजनीति की ओर रुचि होना स्वाभा- 
विक ही है। साथ ही यह भी बात है कि आर्यंसमाज के सिद्धान्त और देश की राज- 
नीति की ओर आक्रृष्ट होने वाले व्यक्ति एक ही श्रेणी के है । वह श्रेणी उन लोगों 
की है जो शिक्षित हैं, अपने देश की उन्नति चाहते है, पुराने दकियानूसी विचारों से 
मुक्त हैं और न्यूताधिक रूप से सुधार की मनोव॒त्ति रखते है। ऐसी दशा में यह 


जाइचमे को बात है कि आर्यसमाज में ऐसे लोग विद्यमान है जो राजनीति में भाग 


काली घटाये फट गई ४३१ 


लेते है परन्तु इससे यह्‌ परिणाम निकालना बिल्कुल गलत है कि आर्यंसमाज समह रूप 
में एक राजनीतिक संस्था .' । प्रारम्भ से ही आर्यंसमाज निरन्तर यह्‌ घोषणा करता 
रहा है कि उसका (तत्/जीन) राजनोति से कोई सम्बन्ध नही है, इस सिद्धान्त को 
उसने कई नियमों द्वारा प्रकट किया है, अपने सदस्यों को राजनीति में भाग लेने से 
रोका है (?) और जब आवश्यकता हुई है तब उनके कार्यो पर असहमति प्रकट को 
है। असली स्थिति यह है कि वृक्ष के सम्बन्ध में सम्मति बनाने के लिए उसके फलों 
को परखा जाता है और किसी समाज का असली रूप उसके सदस्यों के कार्यो से जाना 
जाता है। यह बात स्वाभाविक है परन्तु यह भो आवश्यक है कि किसी समाज और 
उसके (कुछ) सभासदों के कार्यो में भेद किया जाय अथवा उसकी सभाओं के व्यवहार 
की परीक्षा की जाय । यद्यपि यह मानना पड़ेगा कि सभाओं का और मुख्यरूप से 
केद्दीय सभा का झुकाव सदा ठीक दिज्ञा में रहा है । 


इस उद्धरण के जिस वाक्य के सामने हमने प्रश्न वाचक चिन्ह लगा दिया है 
बह यथार्थ नहीं है। किसी आर्यसमाज अथवा उसकी किसी संभा ने अपने किसी सभा- 
सब्‌ को देश की राजनीति में भाग लेने से नहीं रोका। डी० ए० वो० कालिज कमेटी 
ने ला० लाजपतराय जी के निर्वासित होनें पर जो प्रस्ताव पास किया था उसका भी 
यह अभिप्राय नहीं था कि आर्यसमाज अपने किसी सभासद्‌ के राजनीति में भाग लेने 
के विरुद्ध है। निर्वासन से जो परिस्थिति उत्पन्न हुईं थी, उसे दृष्टि में रख कर कालिज 
कमेटी ने इस आशय को घोषणा की थी कि वह लाला जो को सब राजनोतिक सम्मतियों 
अथवा चेष्टाओं के लिए उत्तरदाता नहीं है। इतने अंश को छोड कर मिस्टर ब्लन्ट 
की सम्मति बहुत कुछ यथार्थ थी। 


पटियाला-अभियोग के बाद आरययेसमाज पर से तो सन्देह का आवरण हंए सा 
गया परन्तु गुरुकुल कांगड़ी पर सरकार की कड़ो दृष्टि बतो रही । गुरुकुल कांगड़ी का 
सबसे बड़ा अपराध यह था कि वह संसार से बिल्कुल अलग-थलूंग बना हुआ था और 
जिन दिनो देश भर के शिक्षणालूप सरकार की बनाई पटरी पर चल रहे थे उन्हों दिनों 
गुरुकुल सरकार से किसी प्रकार सहायता न लेकर स्वच्छन्द मार्ग पर जा रहा था । 
लोकोक्ति है कि जब भाग्य अनुकूल होता है तब विष भो अमृत हो जाता है । इससे 
कोई सन्देह नहीं कि उंस समय नौकरशाही का वह असन्तोष रूपी विष गुरुकुल के 
लिए अमृत सिद्ध हो रहा था। विदेशी राज्य के विरुद्ध लड़ाई के दिनों में राज्य का 
कोप देश-भकतो के प्रेम का कारण बन जाया करता है । जिस संस्था को राजकर्म घारी 
बुरा समझें वह देशवासियों के हृदयों को आकृष्ट करने लगती है । यही कारण था 
कि सन्‌ १९०७ और १९१३ के बोच में ऐसे देश-भकक्‍त भी गुरुकुल को अपना प्रिय 
सुरक्षित स्थान समझते थे जिनके पीछे सरकार के वारंट घूम रहे थे। पंजाब, उत्तर- 
प्रदेश और बंगाल के अनेक कऋरन्तिकारी गुरुएुल में आए और दर्शक बत कर सप्ताहों 
तक रहे। पंजाब के प्रसिद्ध देश-भक्त ला० हरदयाल एम॑० ए० लगभग १ मासप्त तक 
गुरुकुल में रह कर ब्रह्म चारियों को स्वाधोनता की घुट्टी विलाते रहे । 


४२ ग्रायंसमाज का इतिहास 


सरकार की कोप-दृष्टि का दूसरा परिणाम यह हुआ कि विदेश के जो यात्री 
भारत की अवस्था का अध्ययन करने आते थे वे प्रायः गुरुकुल को अपनो आंखों से 
देखना आवश्यक समझते थे। जब उन्हें सरकारी दफतरों में यह बतलाथा जाता था कि 
गुरुकूल एक अत्यन्त भयानक संस्था है तब स्वभावतः उनके दिल में यह भाव उत्पन्न 
होता था कि राजद्रोह के उस अड्डे को चल कर देखना चाहिए । 'टाइम्स' के संवाददाता 
मि० शिरोल में भारत के विषय मे जो विष भरी किताय लिखी थी, उससें कई पृष्ठ 
गुरुकुल के अपंण किए थे। भारत के मित्र मि० नेबिन्सन ते लगभग एक सप्ताह 
तक गुरुकूल में रह कर जो कुछ देखा, उसका बहुत अनुकूल ढंग से अपनी "न्यू इंडिया' 
नाम की पुस्तक में उल्लेख किया था। सि० फैल्प्स सारत की धासिक, सामाजिक और 
शिक्षा सम्बन्धी स्थिति का अध्ययन करने के लिए यहाँ आए थे । वे कई मास तक गुरुक्ल 
सें रहे। उन्होंने इलाहाबाद के गोरे देनिक अखबार 'पायोनियर' में गुरुकुल के सम्बन्ध 
में एक लेख-माला लिखी थी, जिसे पढ कर सरकारी लोगों के मन में यह सन्देह उत्पन्न 
हो गया था कि शायद हम लोग गुरुकुल को जेंता बुरा समझे बेठे है, वह वेसा बुरा 
नहीं है। भारत के परम सित्र दीनबन्धु सी० एफ० एन्डू यूज तो महात्मा मुंशीराम जी 
के प्रगाढ़ मित्र होने के नाते से गुरुकुल के अंग से बत गए थे । यह कहा जा सकता है 
कि यदि गुरुकुल पर नौकरदाही का इतना प्रकट कोप न होता तो उसकी विद्योधताओं को 
ऐंसी अतर्राष्ट्रीय ब्याति भी न मिलतो। 

गुरुकुल के सम्बन्ध मे सरकार की बिगडो हुई मन्तोबुत्ति को सुधारने में उदार- 
चेता देश-भक्‍त श्री गोखले महोदय ते विशेष यत्न किया। उन्होंने कांग्रेस के उस चर्ष 
के अध्यक्ष सर बिलियम बेडेनवर्ड से गुरुकुल की चर्चा करके महात्मा मुंशीराम जी से 
बातचीत करवाई । उस बातचीत का प्रभाव यह हुआ कि सर बेडेनवर्ड ने लार्ड हाडिग 
तथा सरकार के अन्य ऊंचे कर्मचारियों से मिल कर गुरुकुल के बारे से सरकारी क्षेत्रों 
में फेले हुए भ्रम को निवृत्त करने का यरन किया । महात्मा जी भी सर जान हा बेट 
से मिले । इस सुलाकात के पशचात्‌ सरकार की भाड़ी का पहिया ठीक दिशा में चलने 
लगा। १९१३ में पविचसोत्तर प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जेम्स मेस्टन पहुलो बार 
गुरुकुल में आए। उन्होंने गुरुकुल में आकर जो कुछ देखा और अनुभव किया उसके 
आधार पर अपने गुरुकुल में दिए गए भाषण में निम्नलिल्लित सम्मति दी थी :- 

आपने कहा, “न केवल इस प्रान्त में अपितु सारे ४ में गुरुकुल एक बिल- 
कुल मौलिक और कृतूहलपूर्ण परीक्षण है। में यहाँ आकर उन लोगों से भो मिला जिन्हें 
सरकारो रिपोर्टों में रहस्यमण और खतरनाक बतराया गया था। परस्तु सेने उन लोगों 
को आदर और स्वार्थ-त्याग को भावना से कार्य करते पाया। मेरी सम्भति में गुरुकुल 
एक आदर्श विश्वविद्यालय का नमूना है सर जेम्स सेस्टन इसके पदचात्‌ भी एक बार 
गुरुकुल गए। १९१६ में बह तब गए जब स्वयं भारत के वाइसराय लार्ड चेम्सफोर्ड ने 
गुरुकुंल देखने को इच्छा प्रकट की । लार्ड चेम्सफोर्ड की गुरुकुल यात्रा ने आर्यसमाज 
ओर सरकार के विरोधपूर्ण परिच्छेद को समाप्त कर दिया । उसके पदचात्‌ समृह रूप 
से आरयंससाज पर कभी राजद्रोह का आरोप नहीं लगाया गया। 


काली घटायें फट गईं ४३ 


इस प्रसंग को समाप्त करने से पूर्व हम मि० रेस्शे संकडानल्ड के एक लेख का 
उद्धरण देना उपयुक्त समझते है। मि० रम्ज़े मेकडानत्ड १९१४ में भारतवर्ष आए थे। 
इस समय वे इंग्लेण्ड की मजदूर पार्टो के नेता थे। कुछ वर्ष पीछे वे इंग्लण्ड के 
पहुले मजदूर प्रधान मंत्रों बने। आप गुएकुल में स्वयं आए और सब कुछ देखा। 
आपने 'डेली कानिकल' भे लिखा था, “भारत के राजड्रोह के सम्बन्ध में जिम्होंने कुछ 
थोड़ा सा भी पढ़ा है, उन्होंने गुरुकुछ का नाम अवश्य सुना होगा, जहाँ कि आयंस्तमानियो 
के बालक शिक्षा ग्रहण करते हेँ। भायों कौ भावना और सिद्धान्तों का यहू अत्यन्त 
उत्कृष्ट मत रूप है। इस उन्ततिशील धार्मिक संस्था आरयंसमाज के विषय में जितने 
भी सन्देह किए जाते है, वे सब इस गुरुकुल पर लाद दिए गए हूँ। इस्तीलिए इस पर 
तिरछी नजर है, पुलिस अफसरों ते इसके सम्बन्ध में गुप्त रिपोर्ट कौ हैं और अधिकांश 
ऐगलो-इण्डियन लोगों ने इस की निन्‍्दा की है ।” सरकार को तिरछी नजर के कारणों 
की सोमांसा करते हुए उस लेख में गुरुकुल का बहुत ही सुन्दर चित्र अंकित किया गया 
है। उसमे लिखा गया है : “सरकारी छोगो के लिए गृरुकूल एक पहेली है। अध्यापको 
में एक भी अंग्रेज नहीं है । अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई और उच्च शिक्षा के लिए पंजाब 
यनिवर्धिदी द्वारा नियुक्त पुस्तकें भी यहाँ काम में नहीं लाई जाती, सरकारी विश्वविद्या- 
लग की परीक्षा के लिए यहाँ से किसी भी विद्यार्थों को नहीं भेजा जाता और विद्या- 
थियो को विद्यालय से अपनी ही उपा्ियाँ दी जाती है । सचमुच यह सरकार की अवज्ञा 
है । घबराए हुए सरकारी अधिकारी के मुंह से इसके लिए पहली बात यही निकलेगी 
कि यहू स्पष्ट हो राज्रोह है। परन्तु गुरकुल के विषय में यह अंतिम राय नहीं हो सकतो। 
सन्‌ १८३५ के प्रसिद्ध लेख में भारत की शिक्षा के सम्बन्ध में सेकाले के सम्मति प्रकट 
करने के बाद भारत के शिक्षा के क्षेत्र में यह पहला ही प्रशस्त यत्न किया गया 
है। उप्त लेख के परिणामों से प्रायः सभी भारतवासी भअसम्तुष्ट है, किन्तु जहाँ तक 
मुझे मातम है, गुरकूल के संस्थापकों के सिवा किसो और ने असंतोष को कार्य में परि- 
णंत करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में तया परीक्षण नहीं किया है।” लेख के अन्त में उत्होंने 
लिखा था, “मे स्वप्न में किसो को यहु कहते हुए सुन रहा हं--हम केवल यह चाहते हे 
कि शास्ति से हमें कवर का भजन करने दो ।” 


ग्राठवाँ अध्याय 


सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा की स्थापना 


१८७५ में बम्बई में पहुले आर्थसमाज की स्थापना के समय जो नियम बनाये 
गए थे, उसकी तीसरी धारा यह थी :-- 


“इस समाज में प्रतिदेश के मध्य एक प्रधान समाज होगा और अन्य समाज शाखा- 
प्रज्ञा होंगे ।' 


इस धारा से यह स्पष्ट विदित होता है कि मह॒षि.के मन में आर्यसमाज के 
एक व्याथक संगठन बनाने की निद्िचत धारणा थी। महर्षि के देहाबसान के पृशरचात 
१८८४ ३० में देश भर के आर्यसमाजों को पन्न लिख कर यह प्रेरणा की गई थी कि 
सम्पूर्ण देश दा एक प्रधान समाज बनाया जाय। न्यायमृति श्रीयत गोविन्द रानाड 
नें परोपकारिणो सभा में यह प्रस्ताव उपस्थित किया था कि देश भर के आयंसमाजों के 
प्रतिनिधियों की एक सभा बनाई जाय और भविष्य में परोपकारिणी के स्थान रिक्त 
होने पर न्यून से न्यून आधे प्रतिनिधि केन्रीय सभा के हुआ करें। इस प्रकार देश 
भर की केद्धोय प्रतिनिधि सभा बताने का विचार चर्चा के रूप में आयंत्माज के 
सामने प्रारम्भ से हो विद्यमान रहा । उस चर्चा को सन्‌ १९०० में स्थूल रूप मिला - 
जब भारत धर्म महामण्डल के उत्सव पर दिल्‍ली में एकत्र हुए आये पुरुषों में कई 
दिनो तक इस प्रस्ताव पर परामर्श होता रहा कि अब यथासस्भव शौप्र देश भर 
के प्रतिनिधियों 5: सभा बननो चाहिए। अत्त में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और कार्य- 


रूप मे परिणत करने के लिए निम्नलिखित सज्जनों कौ अनौपचारिक समिति बनाई 
गईं («- 


१. पं० भगवानदीन जी (लखोभपुर ) 
२. श्री मुंशीराम जी (जालन्धर) 
३. पं० वन्शीधर जी शर्मा (अजमेर) 

४. पं० काशीराम तिवारी (मध्य प्रदेश) 
५. मु० नारायणप्रसाद जो (मुरादाबाद) 
६. ज़ा० रामकृष्ण जी वकौल (जञालन्धर) 


इस समिति के कई अधिवेशन हुए, उनमें नियमों पर विचार होता रहा। 
ड्राएट बन और रहू हुए। अन्त में १९०८ के मार्च महोने में गुरुकुल कांगड़ी के 
उत्सव पर सम्तिति का निशचायक अधिवेशन हुआ | उस अधिवेशन में आगरे के 


सावदेशिक आाय॑ प्रतिनिधि सभा की स्थापना प्‌ 


बा० श्रीराम जी भी भाग लेते रहे । उसमें सभा की रूप-रेखा तेयार करने के 
लिए लगभग एक समिति बन गई और निशचय हुआ कि समिति का अगला 
अधिवेशन आगरे में किया जाय जिस में केसल्वरीय सभा को स्थापना का अन्तिम 
तिर्णण किया जाय । तदनुसार २५ सितम्बर १९०८ को आगरा में समिति के 
सदस्यों के अतिरिक्त अन्य भी अनेक महानुभाव सम्मिलित हुए । उपस्थिति निम्न- 
लिखित थीं '+- 


पं० भगवानदीन जी, प्रधान आये प्रतिनिधि सभा, संयुक्त प्रान्त । 
लाला रामकृष्ण जी, प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा, पंजाब । 

कुंबर हुकमसिह जो, उपप्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा, उत्तरप्रदेश । 
पं० काशीराम जी तिवारी, प्रधान आय॑ प्रतिनिधि सभा, मध्य-प्रदेश । 
५. बाबू सिथिलाशरण सिह जो, मनन्‍्त्री, आये प्रतिनिश्ति सभा, बंगाल 
तथा बिहार। 


७ आए >> ७ 


६ महात्मा मुशीराम जी, मुण्याधिष्ठाता, गुरुकुल कांगड़ी । 
इनके अतिरिक्त ६ अन्य प्रतिष्ठित आये सहानुभाव समिति के अधिवेशन मे 
सस्विलित थे। समिति में निम्नलिखित नि३वय किये गये :--- 
१. सर्वेसम्मति से निरचय हुआ कि आर्थावर्तोव सावंदेशिक सभा 
स्थापित को जावे । 
२. आर्यावतोंय सावदेशिक सभा के नियमों का ड्राफ्ट श्री पं» वंशीधर 
जी शर्मा एम० ए० के संशोधन सहित पढ़ा गया और बहुपक्षानुसार 
स्वीकृत हुआ । 


२, सर्वसम्पति से तिबप्चय हुआ कि एक उपसभिति, निम्न 
महाद्ययों की बनाई जावे कि बे नियमों को म॒द्रित कराके समस्त 
प्रातीय आये प्रतिनिधि सभाओं में भेजें, इस आदाय से कि वे 
अपने-अपने प्रतिनिधि, अगामी माध मासांत पर्थन्त निर्याचन करके 
भेज देवें। 

१. श्री पं० भगवानदोन जी 
श्री कुंवर हक्‍्मसिह जी 
२. श्री डा० सुखदेव जी, भरतपुर 
डा० सुखदेव जी इस उपसमिति के मन्‍्त्री नियत हुए । 


४. यह भो नि३चय हुआ कि उपयुक्त रीति से संगछित सार्वदेशिक 
सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्‍ली मे बुलाया जावे । 


इस श्रकार अनोपचारिक सम्रिति ने अपना कार्य पूरा कर दिया । 
तियसानुसार सार्वदेशिक सभा का पहला अधिवेशन ३१ अगस्त, १९०९ को देहली 


है झ[यंसमाज का इतिहास 


में हुआ। सभा के लिए प्रास्तों से २७ प्रतिनिधि चुनें गय । उनका विवरण 
निम्नलिखित है :-- 


१. आये प्रतिनिधि सभा पंजाब, ७ 
२. गन #.. सयुर्वेत प्रान्त 8 
३. ५ 3) ».. राजस्थान ड 
है. 7 हे » बँंगाल-बिहार ढ 
५, |, । ». मध्य प्रदेश तथा विदर्भ ३ 
९ 7 | ले बस्बई श्‌ 


सभा के प्रधान पं० भगवानदीन जो थे। सार्वदेशिक आर्य-प्रतिनिधि सभा के 
२७ वें वाषिक विवरण में लिखा है कि “इस सभा में शरीक होने के लिए प० भगवानदीन 
जी ने पंजाब की प्रादेशिक आर्य-प्रतिनिधि संभा (कालिज-विभाग) को भी निभन्‍त्रण 
दिया था कि वे भी अपने प्रतिनिधि भेजे। उनके प्रतिनिधि देहली आ भी चुके थे 
परन्तु आर्ये-प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रतिनिधियों ने आग्रह किया कि यदि थे इस 
सभा (सार्वदेशिक सभा) में सम्मिलित किए जायेंगे तो आर्यप्रतिनिधि सभा पज़ाब के 
प्रतिनिधि शरीक न होंगे। प्रादेशिक सभा के प्रतिनिधि सदस्यों ने यह स्थिति देखकर 
स्वयपेव सभा में शरीक होने से इन्कार कर दिया (” सभा के सबसे पहले प्रधान पं० 
बंशीधर हार्सा एम० ए०, एल एल० बी० चुने गए जो एक वर्ष तक प्रधान रहे । 
दूसरे वर्ष महात्मा मुन्शीराम जी प्रधान चुनें गए जो सात वर्ष तक प्रधान रहे। 
पहले मन्त्री पं० भगवानदीन जी निर्वाचित हुए। उनके पदंचात्‌ आठ वर्ष तक 
महाद्राय तारायणप्रसाद जी (भहात्मा नारायण स्वात्ती जी) मन्‍्त्रो चुने गए। 

इस प्रकार सभा की स्थापना १९०८ में हुई और २५ अगस्त १९१४ को 
१८६० ई० के एक्ट संख्या ३१ के अनुसार उसकी रजिस्ट्री हुई । प्रारम्भ में सावें- 
देशिक सभा में प्रास्तोय प्रतिनिधि सभाओ के प्रतिनिधियों के सम्मिलित होने का हो 
नियम रखा गया था, परचात्‌ नियमों में परिवर्तन करके तिम्तलिखित पाँच प्रकार 
के सदस्यों की व्यवस्था की गई :-- 

१. प्रत्येक सम्बद्ध आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधियों में से ५ प्र(जतत प्रति- 

निधि (परन्तु अधिक से अधिक ७ और कम से कम २ ) 

२. ५० से आगिक आयंसभासदों वाले आर्मंसमाजों अथवा २५० सभाभदों से 
अधिक सभासदों वाले आर्यसमाज-समुदायों का एक-एक प्रतिनिधि । 
५०० ) दान देने वाले आयेसभासद्‌ आजीवन सदस्य होंगे। 

' १०० )-१००) देने वाले १० आर्थसभासदों का एक प्रतिनिधि। 

५. सात्रारण सभा से स्वीक्ृत प्रतिष्ठित सभासद्‌ । 

प्रान्तीय सभओों की स्थापना 

इस युग में (१९०१-१९१६ में) दो नई प्रान्तीय सभाओं कौ स्थापना हुई । 
बम्बई मे प्रान्तीय सभा का संग०न ३० दिसम्बर १९०२ मे और आर्पप्रतिविधि सभा 
मध्य-प्रदेश व विदर्भ की विधिपूर्वक स्थापना २९ मार्च १९०७ मे हुई । 


5 2० 


नवा ग्रध्याय 
40 मी शशि ७ में (्‌ 
विदेशों में धम-प्रचार 

सहूषि दयातत्द के सन सें तिरत्तर यह इच्छा रही कि देश-देशान्तरो में वैदिक 
धर्म का प्रचार किया जाय । ज़ब श्रीयुत उ्याम जी कृष्ण वर्मा विलायत गए तब उन 
से पत्र-व्यवहार में यह विचार स्पष्ट रूप में प्रकट होता रहा। श्री ग्याम जो कृष्ण वर्मा 
तो विलायत जाकर राजनीति के काय्य की ओर झुक गए परन्तु सहषि की भावना 
अन्य हृदयों में जागृत रही। इस इतिहास के पहले भाग में हम लंदन में आयंप्रमाज 
को स्थापना ,और उसके कार्यो को चर्चा कर आए हैं। उस आरयंसमाज की स्थापना 
लाला लक्ष्मोतारायण जी नाम के एक आययंसज्जन के प्रयत्त से हुई थी। उसके 
पश्चात्‌ भारत से बाहर आयंसमाज के प्रचार की जो प्रगति रही, उसका संक्षिप्त 
विवरण हम सार्वदेशिक आर्य-डायरेक्टरी से उद्धृत करते हे 

“लंदन में भारतीयों की संख्या केवल छात्रों की होतो थी। इधर अफ्रीका आदि 
ब्रिटिश उपनिवेश्ञों मे पहुले-पहल जो भारतीय गए वे कुली बन कर गए। उपनिवेश्ों 
मे ज़कर उन्होंने न केवल अपने धर्म-कर्म ही छोड़ दिए अपितु अपने जातीय अभिमान 
को भो भूल गए ओर अपने त्वौहारों तक को बे भूछ गए। भक्ष्याभक्ष्य की तो 
कोई चिन्ता हो उन्हें नहीं भो, विवाह की मर्यादा भो बिगड़ चुकी थो । मरते पर शव 
का संस्कार तक भूल कर उसे ईसाईं-मुसलमानों की तरह गाड़ने लग गए थे। वहाँ 
वे “कुलो” पुकारे जाते थे। इनकी सन्तान वहो के ईसाइयो के सम्पर्क में आ ईसा 
को लक्ष्य बना चुकी थी । वे अपने ही पू्र॑ज इन कुलियों के घृणित जीवन से ऊब कर 
ईसाई बन रहे थे। इसी समय ऋषि दयानन्द का संदेश वहाँ पहुंचा । 

“भारत में आर्थसमाज के प्रचार के पश्चात्‌ जो भारतीय विदेश गए, कोई-कोई 
आयंसमाजी भो थे । ऋषि के इन्ही अनुयायियों ने अपना कर्तव्य वहाँ भी पालन 
किया। सन १८९६ ३० में मौरीज्षस में प्रथम नम्बर बंगाल पेदल सेता गई। इसके 
कुछ आयंसमाजो सुबेदारों ने सत्याथंप्रकाश की प्रतियाँ बाँदी और यहीं से आर्यसमाज 
के विचारों ने भारतीयों में प्रवेश किया। ब्रिटिश पूर्वो-अफ्रीका में जो भारतीय गए थे, 
वे प्रायः शिक्षित थे, और सरकारों अथवा रेलवे नौकरियों पर अधिष्ठित थे। इनमें 
आयंसमाजोी युवक भो थे । सन्‌ १९०३ में ऐसे हो उत्साही युवकों के उद्योग से केनिया 
प्रान्त के नेरोबी नगर में आर्यसमाज की स्थापना हुई । 

प्रचारक 
“पहुले-पहल सन्‌ १९०४ ई० में पड़ित पूर्णातरद नी,नैरोबो गए। सन्‌ १९०५ 


८ आर्यसमाज का इतिहास 


में भाइ परमानन्द जो एम० ए० (आजकल एम० एल० ए०) २७ वर्ष की आयु में 
वक्षिण-अफ्रीका के 'दबंत” स्थान पर पधारे। आप एक सच्चरित्र दृढ़निदपर्चयोी नव- 
युवक थे। धर्म-प्रचार के प्रति आपका उत्साह अपूर्व था | आपने यहाँ “हिन्दू सुधार 
सभा” स्थापित की । स्मरण रहे कि इन उपनिवेज्ञों के हिन्दू (आर्य) यहाँ अभो आयें - 
समाज या किसी और सप्ताज़ के महत्व को नहीं समझ राकते थे। उन्हें सुधार के नाम 
पर ही इधर लाया गया । इसके पद्चात्‌ सन्‌ १९०९ से लेकर स्वासी द्वांकरानम्द जो 
ने इन उपनिवेशो में खूब ज्ञीर का प्रचार किया। स्वाभी भवानोदयाल्र जी का जन्म 
दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था। इन्होंने पहले हिन्दी प्रघार को अपनाया और आर्य 
हिन्दी आश्रम! की स्थापना को। वबेविक संस्कार और शुद्धि का भी आपने प्रचार 
किया। 

/इस प्रकार धीरे-धीरे आये-संस्थाओं और स्वतन्त्र उपदेशकों का ध्यान विदेद्ञों 
को ओर आकर्षित हुआ । कई संस्थाओं ने अपने लिए धन एकत्र करने के निमित्त 
उपदेशक भेजे । इन्हें भी वहाँ अच्छी सफलता मिली । मौरिशस में डा० माणिकलाल 
बेरिस्टर और डा० चिरंजीव भारद्वाज व॒उनकी पत्नी ने वही के निवासी बन कर 
बहुत ठोस काम्न किया। इसी वर्ष जून में 'मौरिशस ह 
पत्रिका' भी प्रकाशित हुईैं। यह बात सन्‌ १९११ को 
है। इस के पश्चात्‌ सन्‌ १९१६ ई० में स्वामों भवानो- 
दयाल जी ने दक्षिण अफ्रीका से 'धर्मंबोर' प्रकाशित 
किया। स्वामी स्वतंत्रानन्द जी (कार्यकर्ता सावंदेशिक 
सभा) ने इन्ही दिनों इस उपनिवेद सें सफल प्रचार यात्रा 
की । आपने वहां आर्य भाषा के प्रचार पर बल दिया । 
विवाहों की रजिस्ट्री के लिए जन्म से अक्नाह्मण आय॑- 
सम्ताजियों को रजिस्टर किये जाने का आंदोलन हुआ। 
तेत्र कष्ट के कारण आप देर तक विदेश में न रह 
सके। डा० चिरजीव भारद्वाज 

प्रचार के साथ-साथ पाठशालाएं भो इन उपभिवेश्ञों में स्थापित होती गयों । 
फिजी के सामाबूला में एक आर्य कन्या महा विधालय भी है और इसी उपनिवेज्ञ में 
सन्‌ १९२९ ई० से एक गुरुकुल भी सफलतापूर्वक चल रहा है। कन्या महाविद्यालय 
को सफलता का श्रेय पं० अमीचन्द विद्यालंकार को है और गृरकुल की सफलता श्री 
गोपेन्द्र नारायण के उद्योग से है।” 

पं० पूर्णानन्द जी की चर्चा पहले भाग में भो आ चुकी है। पहले आप 
संन्‍्यासी थे। छोटी अवस्था में ही संन्यास ले लिया था । संस्कृत के विद्वान. और 
अच्छे वक्‍ता थे। प्रचार के का में प्रारम्भ से ही उन्हें सफलता मिलने लगी थो। 
कुछ समय के पश्चात्‌ उनको अनुभव हुआ कि यौवनावस्था में ही संन्यास लेना सामान्य 
दद्या मे उचित नहीं है। “आश्रमानुक्रमः पूर्व: स्सर्यते न व्यतिक्रमः” सर्व साधारण के लिए 


विदेशी में धर्म-प्रचार ४९, 


यही नियम उचित है कि युवावस्था में गृहस्थ बने और वृद्धावस्था में संस्यास लछे॥ मन 
में यह विचार उत्पन्न होने पर उन्होंने साहस से काम लिया और भगवां बाना उत्तार 
कर विवाह कर लिया। पंडित जी ने चिरकाल तक आर्थेसमाज की बहुमूल्य सेवा 
की। आप शास्त्रार्थ-यु के महारथी मानें जाते थे। आप ऊंचे स्वर और प्र॒त्युत्पन्न 
मति के कारण विरोधी पंडितों पर अनायास ही हावी हो जाते थे। विदेश में जाकर 
वेदिक धर्म का प्रचार करने बालों मेँ समय की दृष्टि से आपका नाम पहला है।॥ 

(. सन १९०५ ई० में भाई परसानन्द एसम० ए० ने दक्षिण अफ्रीका की प्रचार 
यात्रा की भाई जी की आयु उस समय २७ वर्ष की थी। आपका सम्बन्ध पंजाब के 
कालिज-दल के आयंस्तमाज से था। आपकी प्रवत्ति में 
उस समय से ही अपने अभिमत सिद्धान्तो के लिए 
असाधारण जोश, आदर्श की पूर्ति के लिए त्याग का 
भाव और अपने भावों को कार्य में परिणत करने का 
साहस आदि वे सब गण विद्यमान थे, जिन्होंने उन्हें 
एक दिन हिन्दू जाति के सर्वेसम्मत नेता के रूप में 
प्रिणत कर दिया था । आपने दक्षिण-अफ्रीका जाकर 
वहाँ के निवासियों में अपनी सस्कृति और धर्म के 


5 ५ ८:४7 ते: 


हि 
लिए श्रद्धा के भाव उत्पन्न करके एक नथा जोवन “ । | । 
डाल दिया । १ ; 
स्वामी श़करानन्द जी चिरकाल तक उपनिवेश्ञों भाई परमानन्द जी 
में घूमकर प्रवार का कार्य करते रहे । उन्हें प्रायः (जेल में ) 


“पोलिठिकल-संच्यासो/ कहा जाता था। वे केवल धर्म-प्रचारक ही नही थे, उपनिवेश्ञों 
के नेतिक मामलों में भी दखल रखते थे । वे मुख्य रूप से हिन्दुत्व के उपासक 
थे। वे अच्छे विद्वान और सुबकता थे । 
डा० चिरंजोब भारद्वाज की चर्चा इस इतिहास के कई प्रकरणों में आ चकी 
हे । डाक्टर जो की सबसे विशेषता यह थी कि वे जिस सिद्धांत को मानते थे उसके 
युक्ति-सगत परिणामों को कार्यरूप मे परिणत करने से नहीं घबराते थे। चिकित्सा 
की ऊंची दिक्षा ग्रहण करने के लिए इग्लेण्ड जाने से पूर्व हो डाक्टर जी ने आर्य- 
आतृ-सभा बनाकर नवयुवकों में समाज-तुधार का जोश भरते का उपक्रम कर दिया 
था। इस्लेड में रहते हुए उन्होंने पढ़ने के साथ-साथ सत्पार्थप्रकाश का अंग्रेजी में 
अनुवाद करना भी आरम्भ कर दिया था। कई समुल्लासो का अनुवाद बहीं कर लिया 
था, शेष समुल्लासो का अनुवाद भारत में वापस आकर' आचार्य रामदेव जो की सहा- 
यता से पूरा किया। इंग्लेण्ड से वे भारतीय नवयुवकों में धर्म की भावनाये भरने का 
प्रयत्न बराबर करते रहते थे। १९०४ ई० में विलायत से भारत लौटकर आप पहले 
लाहौर आर्य्रमाज के प्रधान निर्वाचित हुए और कुछ हो वर्ष बाद १९०८ ई० में 
) आपंप्रतिनिधि सभा के सनन्‍्त्री चुने गए। जब आपको विदित हुआ कि गुरुकूल कांगड़ो में 
(एक योग्य डाक्टर की आवश्यकता है तो आप डाक्टरी की कमाई छोड़कर गुरुकुल 


५० ग्रायंसमाज का इतिहास 


चले गए और त्यागभाव से काम करने लगे। १९१० में डाक्टर भारद्वाज बर्मा गए 
और १९०२ में वंदिक-धर्म के प्रचार की धुन में मौरिशस द्वीप को यात्रा को। वहाँ 
आपकी प्रेक्टिस खब चमकी। साथ ही धर्म-सेवा का काम भी होता रहा। मोरिशस 
में आयंसमाजों की संख्या ४५ तक पहुंच गयी और उनकी प्रतिनिधि-सभा भी स्थापित 
हो गयो। आपकी प्रेरणा से सभा की ओर से प्रचार के लिए हिन्दी नें आयं-पत्रिका 
का प्रकाशन आरम्भ किया गया। 


डा० भारद्वाज एक जलते हुए दीपक के समान थे। विश्वास में दृढ़ और 
व्यवहार में सच्चे थे। जो धुन सवार हों जातो थी, उसकी पूर्ति मे मनसा, वाचा, 
कर्मणा लग जाते थे । अष्दाध्यायी में भक्ति हुईं, तो प्रातःकाल उठकर कई-कई 
अध्यायों का पाठ करने लगे। प्रचार का उत्साह उत्पन्न हुआ तो कमाई की चिन्ता 
छोड़कर फकोर बन गए । आपके समाज-सुधार के जोश ने तो कुछ सम्प तक 
राहौर के आर्यजनों में तहलका सा मचा दिया था। ऐसी तीब्रता से जलने बाले दीपक 
चिरकाल तक नहीं जलते। आपका योवनावस्था (१९१६) में ही देहान्त हो गया। 


स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी आर्यसमाज के कर्मठ संन्‍्यासों थे। आपके मोरिशस 
जाने पर आयंसमाज के कार्य को काफी बढ़ावा मिला था। परन्तु ऑखो के कष्ट के 
कारण आपको शीघ्र ही वापस आना पड[|। आयंसमाज के कायं-क्षेत्र में बड़ी आयु हो 
जाने पर भो आप अनुभवी महारथी के समान बडे उत्साह से वृद्धावस्था तक डटे रहे। 


स्वामी भवानीदयाल जी का जन्म हो दक्षिण- 
अफ्रीका में हुआ था। अपने जन्म-देश में आप न केवल 
आरयंसमाज के अपितु भारतीय समाज के नेतिक नेता 
भी माने जाते थे। लेख और वाणी द्वारा श्री भवानो- 
दयाल जो ने प्रवासी भाइयों की जो बहुमूल्य सेवा को 
उसके कारण देश में भी उनका बहुत सम्मान हुआ। 
आप विचारों में कट्टर आर्यस्माजी थे परन्तु आप को 
कट्टरता में अद्भुत सुन्दरता थी । आप जेसे पक्के 
स्वामी भवानीदयात जी आर्यसम्राजी थे वसे ही पक्के राष्ट्रवादो भी थे। जोवन 
के अंतिम वर्षा में आप भारत लौट आए थे और 
सन्‍्यास लेकर अजमेर में रहने लगे, जहाँ उन्होंने एक विशाल “प्रवासी-भवन” और 
आदशंनगर' की स्थापक्षा की थी। 
उपनिवेज्ञों में आयंस्रमाज का कार्य निरत्तर बढ़ता ही रहा । उसका प्रा 
विवरण इस इतिहास में यथास्थान आता रहेगा ! 


दसव। अध्याय 


प्रचार ओर प्रचारक 


उस समय आर्यस्रमाच यौवन में प्रवेश कर रहा था। उसका संगठन विस्तृत 
हो रहा था और आयंसमाज के कार्य को पुष्ठि के उदय से अनेक संस्थाएं स्थापित हो 
रही थीं। पहले से जो आये प्रतिनिधि सभाएं कार्य कर रही थीं, उनकी शक्त में वृद्धि 
हो रही थी। इन सब कारणों का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि जहाँ आर्यसमाज के 
प्रचार का क्षेत्र अधिक विस्तृत हो गया वहाँ धनदाक्ति और जन-शक्ति में सापेक्ष 
उन्तति होने के कारण गहराई भी बढ गई। नये-तये समाज स्थापित हो गए और प्राने 
पमाजो के सभागदों को संख्या में वद्धि होने लगी । 

विदेशों में प्रचार का वृत्तान्त हम नवे अध्याय में दे आए है । वह आयंसमभाज 
को बढ़ती हुई प्रवार-शक्ति का ही परिणाम था। प्रचार का विस्तार और प्रकार 
पहल कुछ प्रचारकों की योग्यता ओर सस्था पर निर्भर रहता है। ज्यो-ज्यों समय 
बीतता ग७॥, पर्तारकों की संख्या और योग्यता दोनों में बृद्धि होती गई। प्रधारक दो 
प्रकार के 4--एक अबृतनिक और दूसरे बेतनिक । समय को गति के साथ अवेतनिक 
वक्‍ताओं और लेबको की संख्या का बढ़ना स्वाश्नाविक ही था। बहुत से पुराने अबे- 
तंनिक वक्ता और प्रचारक अनुभव और स्वाध्यय्य को सहायता से मानों मंज कर चमक 
उठे और एहुत से नए सन्यासी और विद्वान प्रचार-क्षेत्र में उतर आए । पुराने स्वासी- 
संन्यात्तियों में से स्वामी विश्वेश्वरानन्द जी, स्वामी नित्यानश्द जो आदि का कार्य- 
क्षेत्र प्रात्तों से आगे बढ़ कर सार्ववेशिक हो गया ५।। उदोने वाणी द्वारा प्रचार के 
साथ-साथ तैदसम्बन्धी अनुसन्धान और वेद-भाष्य का आयोजन भी आरम्भ कर दिया 
था। नए संत्यात्तियों में स्वामी द्शनानव्द जी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनोय है। 
उनका पं० कृपाराम जी के रूप में परिचय दिया जा चुका है। १९०० ई० भें आपने 
सन्यास ले लिया। उसके पढ्चात्‌ तो क्षार्यसमाज के काम की धूम मजा दो । स्वामी 
जी को तकक-शरव्त बहुत प्रबल थी। शास्त्रार्थो में प्रतिपक्षी को निग्रह स्थान में ले 
जाता उनके बॉए हाथ का खेल था। प्रचार को ऐसी धुन थो कि अपने शरीर को कोई 
चिन्ता नहीं करते थे । सब काम इंहवर के भरोसे पर ही कर डालते थे। स्वामी जो 
को प्रेरणा से जिन गुरुकुल आदि संस्थाओं की स्थापन्ना हुई, उनकी गिनती शायद 
दर्जन से अधिक है। आपने लेख द्वारा वेदिक सिद्धान्तों की पुष्टि का कार्य भी अन्त 
तक जारी रखा । आपके लिखे ट्रेक्टों की संख्या ३०० के लगभग है। आप अनथक 
लेखक और जोरदार वक्ता थे। केश का कोई प्रान्त नहीं था, जिसमें आपक़ा सिह- 
गर्जन सुनाई न दिया हो । १९१३ में आपका देहास्त हो गया। 


५२ प्रार्ययमाज का इतिहास 


इस काल के सार्वदेधिक ख्याति प्राप्त करने वाले सन्यासी प्रचारकों में से मधुर 
भाषी स्वामी सत्यानर्द जी का नाभ विशेष रूप से उल्लेखनीय है । आयंसमाज़ भे 
प्रवेश से पहले वह जन गरु थे। युवा होते हुए भी अपने 
ऊंचे चरित्र और भाषण-शवित के कारण वे जेनियो भे 
पुज्य माने जाते थे। ईंइवर में आन्तरिक विश्वास उन्हे 
आयंसमाज में खोंच लाया । उन्होंने १८९९ में वेदिक धर्म 
की दीक्षा ली । आपका जीवन साधना की सान पर चढ़ 
कर पहले ही चमक उठा था। आर्यसमाज में आकर 
आपने अध्ययन द्वारा उसे और भी अधिक परिसाजित 
किया । कई वर्षों तक आप वेदादि धर्म प्ररथों तथा रामा- 
यण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथों का पारायण 
स्वासी सत्यानन्द जी करते रहे । हर प्रकार से सन्‍तद्ध हीकर जब आपने आर्य- 
समाज की वेदी पर से कथाओं द्वारा धर्म का सन्देश 
सुनाना आरसभ्स किया तो आपको असाधारण सफलता मिली । गौर वर्ण, भव्य चेहरा 
उत्तम स्वास्थ्य, मधुर वाणी और मनोरंजफ व्याख्यान-शली के सम्मिलित प्रभाव से आर्य 
और अन्य विचारों के मर-तारी भी आपकी कथाओ में बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित होने 
लगे । आप प्रायः सप्ताह भर और कभो-कभी तो एक-एक मारा तक उपनिषद्‌, रामायण, 
सहाभारत, भगवद्गीता आदि की कथाएं किया करते थे। 
रवामी सर्वदानन्द जी ने भी इसो काल में व्यात्यान रूपी शंस्ध्वनि से आर्य- 
जनता को जगाना आरम्भ फिया था। स्वामी जी जन्म के पंजाबी थे परन्तु उनके कार्य 
का विस्तार इतना बडा हो गया था कि उन्हें अखिल भारतीय प्रचारक ही कहना 
चाहिए। उनको भाषा मे हल्का सा पजाबीपन' अन्त तक रहा, इस कारण कुछ लोग 
इस परिणाम पर पहुत्त जाते थे कि उनका जस्म पजाब में हुआ होगा। अन्यथा उत्तर- 
प्रदेश, राजपृताना, बिहार, बंगाल आदि सभी प्रान्त उन्हे विद्येप रूप से अपना समझते 
थे। स्वामी जी को भाषण-शक्ति बहुत अद्भुत थी। भाषा के शब्द अध्यन्त सरल होते 
थे परन्तु आपकी कथन-प्रणाली इतनी ओजेस्दिनी थी कि एक-एक बात श्रोताओं के 
दिलों में गड़त! चली जाती थी । आप में एक बड़ा गुण यह था कि आप श्रोताओं को 
कड़वा लगने वाला सत्य कहने में भी नहीं घबराते थे । आपका प्रत्येक व्याण्याव 
चेतावनी का रूप लिये होता था। श्री स्वामी जो का जन्स पंजाब के होशियारपुर नगर 
के समोपवर्तों बड़ी बसो नाम के उपनगर के प्रसिद्ध एक वेद्यों और विद्वानों के कल में 
स० १९१६ में हुजा था। आयकी प्रारम्भिक शिक्षा अपने यहाँ से बारह कोस पर हरि- 
याता उपनगर से हुई थी। आरम्भ मे हो आपके अन्दर धार्मिक रुचि और साधुओ के 
सत्संग में प्रीति पाथी जाती थी। इसी कारण जब गृहंस्थ हो जाने के कुछ समय पीछे 
आपकी गृहिणी का देहान्त हो गया, तो आप घर से निकल कर बिरखत अधस्था में 
विचरतने लग गए। सं० १९५३ के हूगभग श्री स्वामी दयानःद कृत सत्यार्थेप्रकाश के 
पाठ द्वारा आपमें लोक-सेवा का तीन्र भाव जाग उठा । तभी से स्थिरसति होकर 


प्रचार और प्रचारक ५३ 


सद-विचार और निहकाम्-कर्स के सुन्दर समस्विल सार्ग को धारण किया, और सं० १९९९ 
में निर्वाण पद की फ्राप्ति तक, अर्थात्‌ ४६ वर्ष बराबर उसे निबाहा। 


इस समय के अन्य संक्याप्ती प्रचारकों में से स्वामी ओऑकार सब्चिलनन्द जी ने 
बस्बई सें, स्वामी अतुभ्वाशन्द जी ने उन्नर प्रदेश में और रवामी मुत़ीश्वरानन्द जी से 
विह्नर में वदिक ध्ते के प्र्धार का स्मरणीय कार्य क्रिया। स्वामों ओकारसच्चिदानस्द 
जो यों तो आपंसम[ज के सत्संगें और उत्स्तवो में प्राय: भाषण देते रहते थे परन्तु उबका 
विशेष कार्य बंबई को चोपाटी पर ही होता था । चौपाटी को रेतो सें वह लगभग प्रति- 
दिन उपदेश करते थे, उनको भाषण-प्रणाली बहुत लोकप्रिय थी । शब्दों के नए-नए 
क्षर्थ करने में आप विशेष रूप से कन्नल थे। 


स्वामी अमुभवानन्द जी अच्छे वक्ता, लेखक और विह्ान्‌ भी थे। आपको लिखों 
आऔ्लर संपाधित हुई अनेक पुरतको का आरयंसमाज में विशेष आदर हुआ। स्वासो सुनी- 
इवससनन्‍द जो जोरदार वक्ता थे। वे फावड़ें को फावड़ा कहने की होली के मानने वाले 
थे। त्यागी और हृदय के सच्चे थे इस कारण सर्वताधारण जनता पर उनका वहुत प्रभषव 
पश्षता था। 


स्वामी अच्युतानन्द जी आर्यसमाज मे आने से पुरंव एक सनातस्र॒ सठ के 
समृध्चिश्णुल्ते सछाधीश थे । आपूके आपंक्षप्ताज में आने का हिन्दू-जनता पर बहुत प्रन्‍्भाव 
पुष्ठा । आप वृद्धायस्था तक देश से घूम-घूस कर वेक्कि पर्म का प्रचार करते रहे। 


संत्यास्तियों के भ्रतिह्िक्स, सार्वदेश्कि रूपाति रखने वाले बक्लाओं में से पं ० गण- 
पति हार्मा का नाम बिशेष रूप से उुल्केखनीय है। शर्मा जी की चर्चा पहले भाग में 
हो चुको है। आपका जहम बीकानेर राज्य के प्रसिद्ध शहर चूरू में हुआ था । अरप 
संस्कृत के उद्भद विद्वान्‌ और वाम्मी थे। उनके व्याख्यानों के विषय प्राय' ईशवर-भक्ति, 
वेदों की अपौरुषेयता आदि हुआ करते थे। ऐसे गभीर विषयों की सरल और विशद 
व्याख्या सुन क्र भोता मुग्ध हो जाते थे। इनका पहुनावा और रहन-सहन अत्यन्त सरल 
था । इनको दर्शन कण्ठ थे और प्रातःकारू उन्तका नित्य पाठ किया करते थे ! 
पड़ित जी की भाषण-कला दुधारी तलवार की तरह थी । वे जहाँ ईश्वर-भक्ति 
पर मधुर उपदेश देकर श्रोताओं को मन्न-मुध कर देते थे वहाँ साथ हो शास्त्रार्थ 
के समय विरोधी को बोलती बन्द करने में भी अध्वित्तीय थे। सनातनधर्मी पंडित हो या 
ईसाई पादरी, जो सामने आता था, उससे शास्त्रार्थ में भिड़ जाते थे और युक्तिबल से 
अपना सिक्का जमा लेते थें। आपने दिल्‍ली दरबार में पं० शिवक॒मार शास्त्री जी को 
वास्त्रार्थ के लिए चेलेंज दिया था। काइसीर के महाराज ने उनकी संस्कृत-वक्‍्तृता पर 
मुग्घ होकर उनका विशेष सम्मान किया था। १९१२ में आपका देहान्त हो गया। 
राजस्थान को आर प्रतिनिधि सभा ने तथा अन्य आर्य संस्थाओं ने उन्तके परिवार की 
आधिक सहायता करके अपनी क़तज्ञता का परिचय दिया। 


आयसमाज के प्रसिद्ध वक्‍ता तथा नेता पं० तुलसीराम स्वामो की चर्चा 


५४ आर्यसमाज का इतिहास 


भी पहले भाग में आ चुकी है। आपने आर्यसमाज की अनेक प्रकार से सेवा को । 
सामवेद, मनुस्मृति, दर्शन आदि ग्रंथों के हित्दी से अनुवाद किए, सिद्धाव्तविषयक कई 
ग्रंथ लिखे और सेकड़ो व्यास्यात और शास्त्रार्थ किए । आपका मासिक-पत्र 'बेंद प्रकाश' 
अपने समय में आयंसमाज का प्रबल योद्धा समझा जाता था। विशेषतः संनाततपधर्मियों 
के आक्षेपों का उत्तर देने में वेदप्रकाश बहुत च॒स्त था। सत्यार्थप्रकाश के विरुद्ध पं० ज्वाला- 
प्रसाद सिश्र मुरादाबादी ते जो 'दयानस्द तिमिर भास्कर' लिखा उसका महत्त्वपूर्ण उत्तर 
तुलसीराम स्वामी जी ने भास्कर प्रकाद्र' में दिया था। यह पुस्तक आज भो वाड्ू।- 
समाधान का एक महत्वपूर्ण ग्रथ है। १९०९ में आप आर्य प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त 
के प्रधान चुने गए और ३ वर्ष तक प्रधान पद पर कार्य करते रहे । न केवल संयुक्त 
प्रान्त में अपितु सारे देश में आपने आयंसमाज की जो सेवा को, वह बहुमूल्य थी। 
आप प्रबन्ध और प्रचार दोनो में कुछाल थे। १९१५ में आपका देहान्त हो गया । 


उस समय के विहान्‌ प्रचारकों में बम्बई के ५० बालकृष्ण शर्मा का स्थान 
भी बहुत ऊंचा था। प० बालकृष्ण दर्मा जी उद्दभट विद्वान्‌ और प्रभावज्ञालों व्याख्याता 
थे। आपका स्वभाव बहुत सोम्य था। वे तंस्कृत और मराठी के विद्वान थे। मथुरा 
शताब्दी पर जो विहृत्सभा हुई उसके वे सभापति चुने गए थे। राजाराम कालेज कोल्हा- 
पुर से धर्म विषय के महोपाध्याय भी रहे। 


गुरुकुल कागड़ी के प्रसंग में हम प्रो० रामदेव जो को चर्चा कर आए हूँ। 
प्रो० रामदेव जी में वे सब गुण थे जो एक मिशनरी में होने चाहिएं । आपके जो 
सन्तव्य थे, उन पर आप फौलाद की तरह दृढ़ थे और उनकी पुष्टि के लिए विमाग़ और 
वाणी की सारी शवित लगा देते थ। आपकी दिमाग और वाणी की शक्तियां भो कुछ 
साधारण नहीं थों। आपकी स्मरणशक्ति इतनी प्रबल थी कि पृष्ठों के पृष्ठ एक बार पढ़ 
कर याद कर लेते थे। आपकी पढ़ने की गति भी बहुत तोब् थी और उससे भी अधिक 
तीव्र बोलने की झक्ति थी। जितने समय में कोई सामान्य व्यक्ति एक वाक्य कहता 
उतने में आप तीन वाक्य कह जाते थे और उस्त पर भी असाधारण बात यह थी कि 
आप धण्टो तक निरन्तर बोल सकते थे। आपके भाषणों में उद्धरणों और प्रमाणों की 
भरमार रहती थी। आप गुरुकुल में आने के पद्चात थोड़े ही दिनों में आयंसमाज की 
व्यास्यान-बेदी के एक प्रमुख वक्ता साने जाने हगे थे । आपने जीवन भर जहाँ गुरुकुल 
कांगड़ी ओर कन्या गुरकुल के सचालन में भाग लेकर आर्यत्तमाज की सेवा की वहाँ 


साथ हो व्यास्यानों और 'वंदिक मंगजीन' पत्र के लेखों द्वारा शिक्षित जनता में वैदिक 
धर्म का पुष्कल प्रचार किया । 


पहला अध्याय 
[4० 
शष्द्र 


आर्यत्माज में प्रारम्भ मे शुद्धि शब्द का प्रधोग अछूत कहलाने वाले हिन्दुओं 
ओर अहिन्दुओं के वंदिक धर्म में प्रवेश के लिए होने लगा था। श॒द्धि शब्द का आवि- 
ध्कार कैसे हुआ यहू निश्चित रूप से पता नहीं चल सका। महषि दयाननद के ग्रंथों 
में शुद्धि और अशुद्धि तथा शुचि ओर अशुच्रि दाब्दों की जो व्याख्या को गयी है, उससे 
तो प्रतीत होता है कि केवल विचारो के कारण वे किसी को शुद्ध या अशुद्ध नही मानते 
थें। सत्यायंप्रकाश के दसवें समुल्लास में महयि ने जहाँ भक्ष्याउभक्ष्य तथा आचारानाचार 
को व्याख्या को है, वहाँ उन्होंने मांस, सदिरा आवि सेवन को अशुद्धता का कारण बत- 
लाया है, विचारमात्र को नहीं। विदेश यात्रा का समर्थन करते हुए उन्होंने स्पष्ट लिखा 
है कि केवल विदेशियों था विधर्मियों के स्पश से कोई पाय नही होता, पाप तो होता 
है दुष्ट भोजन से आर कुत्सित आचार-व्यवहार से । ऐसी दशा में यह मानना कि 
हिन्दू कहलाने बाला व्यक्ति चाहे कितना ही पतित हो, शुद्ध और अन्य धर्मावलस्बी चाहे 
कितना ही सज्जन हो, अशुद्ध है, मह॒षि द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं है। 
शुद्धि तथा अशुद्धि का सम्बन्ध खानपान और रहन-सहन से है, जो मानसिक अशुद्धि का 
परिणाम होता है । बसी अशुद्धि जहाँ कही भी हो, उसे दूर करना चाहिए--वहू अपने 
में हो या दूसरे में, वह हिन्दू में हो या मुसलमान में, यह वास्तविक शुद्धि है। केवल 
अहिन्बू लोगों के बेदिक धर्म में प्रवेश का नाम शुद्धि कैसे और कब रखा गया, पुराते 
कागज-पत्नो को देख कर इसका पता नहीं रूग सक्षा । ऐसा प्रतीत होता है कि किसी 
समाचार-पत्र में वदिक धर्म प्रवेश के किसी समाचार मे शुद्धि शब्द का प्रयोग हो गया 
और वह्‌ चल गया और अब तक चला आ रहा है । मेरा विचार है कि अब यदि शुद्धि 
के स्थान पर प्रारम्भ से ही 'बेदिक धर्म में प्रवेश--अथवा आर्यंसमाज में. प्रवेश'--इन 
में से किसी शब्द का प्रयोग होता तो आर्थसमाज बहुत से व्यर्थ संघर्ष से बच जाता । 
परन्तु यह तो केवल अवान्तर चर्चा हुई । प्रासंगिक बात यह है कि प्रारम्भ में अछुत 
कहलाते वाले हिन्दुओ तथा अन्य धर्मावलम्त्ियों के लिए शुद्धि शब्द का प्रयोग होता भा, 
पीछे से अछूतों को अन्य धर्मावलम्बियों से अलग करने के लिए उतके सम्बन्ध में 
दलितोद्धार शब्द का प्रयोग होने लगा । शुद्धि अन्यधर्मावलम्बियों तक परिमित 
हो गई। 

धर्मबीर पं ० लेखराम जी के बलिदान से पूर्व भी आययंसमाजो में दवके-दुक्के ईसाइयो 
तथा मुसलमानों की शुद्धि होतो रहती थी। प्रायः सभी प्रान्‍्तों में ऐसी शुद्धियाँ हुईं । 


५८ आयंसमाज का इतिहास 


पंडित जी के बलिदान के पश्चात्‌ इस्लाम की ओर आयंससाज का ध्यात विशेष रूप से 
श्िच गया । म॒त्यु के समय पंडित जी ने अंतिम शब्द ये कहे थे, “तहरीर का काम बन्द 
न हो ।” इस आदेश के अनुसार आर्थप्रतिनिधि सभा पंजाब ने “आये मुसाफिर मेगज्ञीन” 
ताम का मासिक-पत्र उर्दू में जारी कर दिया, जिसमें मुख्य रूप से इस्लाम के संबंध में 
लेख रहते थे | कुछ समय पीछे आगरे से पंडित भोजवत्त जी ने 'मुंसाफिर' निका- 
लना आरम्भ किया । वे इसके संपादक थे और व्याख्याता भी थे। आप के भाषणों 
ओर व्याण्यातों के विषय भी प्रायः इस्लाम ही से सम्बन्धित रहते थे। आर्य पथचिक 
की प्रेरणा पाकर कुछ आरय-अ्रचारकों नें इस्लाम की आलोचना को और मुसलमानों 
की श॒द्धि को अपना विशेष विषय बता लिया। पं० भोजवत्त शर्मा (आगरा), साधु 
योगेद्धपाल जी तथा ला० बजीरचन्द्र (विद्यार्थी अपना अधिक समय इस कार्य में देते थे। 

अन्य भो अनेक लेखक और वक्‍ताओं नें अपना केन्द्र इस्लाम को और लक्ष्य मुसलमानों 
की शुद्धि को बना लिया था। स्वामी वर्शनातन्द जो के सम्बन्ध सें तो हम लिख हो 
आए हे कि उन्हें ज्ञास्त्राथं और तक के क्षेत्र में पं० लेखराम जी का मुख्य उत्तराधि- 
कारी कहा जा सकता है। 


पो तो समय-समय पर ईसाइयों और मुसलमानों की शुद्धियों आर्यसमाज 
मन्दिरों मे होती ही रहती थों, परन्तु एक शुद्धि ऐसी हुई जिसने आर्यस्माज के 
इतिहास का एक विदयोंष परिच्छेद बना दिया । १९०३ में पजाब के गुजरानवाला नाम 
के शहर में एक मुसलमान नौजवान की शुद्धि हुई। उस्त नोजवान का नाम अब्दुल- 
गफूर था, वह बी० ए० परीक्षा पास था। उसकी शुद्धि का आर्यस्तमाज के क्षेत्र में 
बहुत उत्साह से स्वागत किया गया। आयंसमाज में उसका नाम धर्मपाल रखा गया। 
धर्पाल की शुद्धि का पंडित चमूपति जी ने “आर्य-प्रोतिनिधि सभा पंजाब का इतिहास' 
में जो विवरण दिया है, वह संक्षिप्त है, परन्तु सारगभित है :-- 


“यह नवयुवक एक मुसलमान ग्रेजुएट था। पहिले कुछ समय ईसाई, फिर ब्राह्म- 
समाजी और फिर देवसमाजी रहु कर यह एकाएक आर्य धर्म में दीक्षित ही गया। 
दीक्षा से पूर्व यह इस्लामी स्कूल का हेडमास्टर था। आर्यस्माज में इस प्रकार के उच्च 
शिक्षाप्राप्त मुसलमान का यह सबसे पहला प्रवेश्ञ था। आये-जगत ने इसे हाथो-हाथ 
उठा लिया। मियां अब्दुल गफ्र, ब्रह्मचारी धर्मपालबन गए। आरयों के तोर्थ गुरुकुल 
में इतका निवास हुआ। पीली धोतो तथा लड़ावें पहने ये ब्रह्मचारी जी श्रद्धाल आरयों के 
विशेष मानास्पद हो गए । चटकीली उ्द के ये उस्ताद थे। तक॑-ए-इस्लाम, नखल-ए-इस्लाम 
आदि सनसनी पैदा करने वाली कई पुस्तकों की रचना कर इन्होने खूब प्रसिद्धि पा लो । 
चुलबुला कौतृहल इनकी तस-नस्र में भरा था। खंडन और धृणा इनकी घंट्टी में थी। 
प्रत्येक घामिक रूढ़ि इन्हें उपहास तथा कटाक्ष के योग्य प्रतीत होती थी। आर्यंसमाज 
में आकर पहले तो इन्होंने अपने पिछले परित्यवत मतों का खण्डन अइलील ढ/ंग से किया 


शद्धि ५९ 


उन पर व्यर्थ दोष लगा कर न्यायालय द्वारा दण्डित हुए । महात्मा मुन्शीराम को ये पिता 
कहा करते थे, पर इनकी ग्राम्य उदृण्डता से वे भी नहीं बच सके । 


“धर्मपाल की शुद्धि आयसमाज को कई अंजो में जागरूक तो कर ही गई परन्तु 
इस शुद्धि को प्रसिद्धि तथा धर्मपाल की अन्धिक्ृत प्रतिष्ठा ने यह भाव भी अवद्य पेवा 
कर विया कि आर्यसमाज मे किसी भी जाति तथा मत में पैदा हुआ मनुष्य अपने गुण- 
कर्मानुसार ऊंचो से ऊंची पदवी को प्राप्त कर सकता है। उदारता की उत्सुकता ने 
आर्य-जगत्‌ को कुछ अधीर सा बना दिया था। शुद्धि-आन्दोलन की सफलता की खुशी 
में पान्र-अपात्र की जाँच का भी ध्यान नहीं रखा गया। घर्मपाछ को साधारण आर्य 
न बना कर लेखक तथा प्रचारक का उत्कृष्ट आसन पेद कर दिया गया। यदि उसे 
अपनी सोमा में रखा जाता तो सभव है, वह खप ही जाता। इस प्रकार मत-मतान्‍्तर 
की होड़ में धर्म-सभाएं अपनी सुध-बुध किस प्रकार भुला बेठती हे | 


धर्मपाल के आय सामाजिक जीवन को बहुत पास से देखने का इस इतिहास के 
लेखक को भी काफी अवसर मिला था। वह शुद्धि के पश्चात्‌ गुरुकुल के ब्रह्मचारियों 
की तरह पीली धोतों पहन कर रहने लगा। हम लोग तब नवीं श्रेणी में पढ़ते थें। 
हमने देखा कि प्रारम्भ से ही उसमें दो बड़े भारी दुर्गुग थें। एक तो वह बुरभिमारों 
था और दूसरे उसमें दिखावे की मात्रा बहुत अधिक थी। हृदय की सचाई नाम की वस्तु 
उसमें बहुत न्यून थी । गुण यह था कि उद्द बहुत अच्छी लिखता था और बोलले में भी 
जुस्ती थो। आयंसमाज में वह कई घाट का पानी पीकर आया था। कुछ दिनो तक 
ईसाइयों के संग में रहा, फिर देवसमाज में गया और कहीं भी महत्वाकाक्षा पुरी होते 
न देख कर आर्यसमाज मे आ गया। अन्दर से वह बहुत हल्का था। आइचर्य यही है 
कि आर्यसमाज ने एकदम उसे इतना मान कंसे दे दिया। गुरुकुल के उत्सव पर आए 
हुए नर-नारी जत्ये के जत्थ घना कर ब्रह्मचारी धर्मपाल के दर्शनों को आते थे । 
जब लोग पास आते थे तो धर्मपाल उनकी ओर पीठ करके जंगल की दिशा में चल 
देता था। कभी-कभो वशेनाथियों पर 'बेहूदा, गंवार' आदि उपाधियाँ भी बरसाता 
जाता था। लोग जंगल तक उसका पीछा करते थे। तब वह खड़ा होकर उन्हें खब 
झाड़ता और डॉट पिलाता था। दशंनार्थी भवत उन्हें आशीर्वाद मानकर ब्रह्मचारी जी 
को नमस्ते करके वापिस आ जाते थे। यह देख कर हम लोगों को आइचर्य होता था 
कि आखिर हो क्या रहा है ? ऐसे आदमी का जो परिणाम होता था वही हुआ । बह 
जिस धर में रहा, उसी की दोवारों में सुराख करने को कोशिश की। उसने अत में 
मासिक 'इन्दर' और साप्ताहिक 'पतन्दर' पन्न निकाल कर आयंसमाज, गुरुकुल और 
उनके कार्यकर्त्ताओ पर गस्‍्दे से गन्दे आक्षेप करना अपना रोजगार बना लिया। न 
किसी व्यक्ति को छोडा न किसी संस्था को । ऐसा बुरा परिणास निकलने का मख्य 
कारण यही हुआ कि एक अयोग्य व्यक्ति को परीक्षा के बिना आदर का स्थान दे दिया 
गया। धर्मपाल के दुष्टान्त से 'आर्यससाज ने काफी शिक्षा ग्रहण की । उसके पश्चात 
किसी शुद्धि शुदा व्यक्ति को बैसा अनुचित मान नहीं दिया गया। ह 


६० ग्रायंसमांज का इतिहास 


समय-समय पर और शुद्धियाँ भी होती रही । १९०९ में देहली समाज के उत्सव 
पर मिस्टर डेकी नाम के यूरोपियन की शुद्धि हुई । नया साम धर्मदेव रखा गया । १९०७ 
ई० में हम बन्थरा गाँव के ३७५ ऐसे तर-नारियों के बंदिक धर्म में प्रवेश का समाचार 
पढ़ते है, जो मुसलमान राज्यकाल में मुसलमान बसे गए थे। १९०८ में मिरजा- 
गुलाम हैदर को महाह्यय सत्यदेव बनाया गया। १९०९ में आर्यसकहाज लखनऊ सिदी 
में मिस येससत नाम की एक पाइचात्य महिला को शुद्ध करके सीतादेवों लाम से विभू- 
बित किया गया । काश्षी भें सि० शेन्नटंसन को शुद्ध किया गया और उनका नाम धर्स- 
देव रखा गया। सन्‌ १९०० में एक और शूद्धि हुई जो चर्चा के योग्य है। मंशी इन्द्र- 
सणि, सहषि दयासन्द के उन शिष्पों में से थे, जो बहुत समय तक महूषि के साथ रहे। 
उन का पोत! भगवद्रसाद कुछ पारिवारिक कारणों से नाराज होकर ससलमान बन 
गया था। उप्तके पिता समझा-बुझा कर उसे लाहौर ले आये और शुद्धि करके फिर 
आर्यससाज मे प्रविष्ट कर लिपा । 


दूसरा ग्रध्याय 


जात-पाँत विरोध तथा दलितोद्दार 


आयंत्तमाज ने शुद्धि और बलितोद्धार के जो कार्य आरम्भ किए, उनमें सब 
से बड़ा बाधा पैदा करने वाला हिन्दू जाति में फैला हुआ जात-पाँत का कुसंस्कार था। 
महू दयानर्द ने जन्म के अतुसार मानें जाने वाली जाति का खंडन और गुण कमे- 
स्वभावानत्तार वर्ण-व्यवस्था का समर्थन क्षिया । यही महर्षि दयानन्द द्वारा निदिष्ट एक 
मौलिक सुधार था। यदि हिल्यू जाति में जन्मगत जात-पाँत और छूआछूत का रोग 
न होता तो शुद्धि या दलित्तोढ्वार की आवश्यकता ही नपड़ती। जो लोग किन्‍्ही 
कारणों से अब्य धर्मों में चले गए थे, आसानी से आर्य-धर्म में वापस भा जाते यदि हमने 
ऊत्हे उदार-हुदय ते अपने अखर वापस ले लिया होता। परन्तु हमारे झूठ ऊचे वर्ण 
और कल्पित शुद्धता के कुसंस्कारों ने उन्हे हम से दूर ही दूर रखा | जब आरयंसमाज 
ने सामूहिक रूप से शुद्धि और दलितोद्धार का कार्य आरस्भ किया तो उसने घोषणा 
की कि वैदिकधर्म वर्ण-व्यवस्था को जन्म के अनुसार नहीं अपितु गुणकर्मानुस्तार मानता 
है और शुद्धि भी केवल धर्म के चिह्नों को स्वीकार करने का नाम नही अपितु जीवन 
की शुद्धि का नाम हे। पिद्धास्त-झूप मे तो आर्यसमाज ने ये दोनों बातें स्वीकार 
कर लीं परन्तु पुराने सस्कार इतने प्रवल हो चुके थे कि व्यवहार में बहुत कमी रह गई । 
जित विधियों को आर्थसमाज़ ने शुद्ध करके अपने अब्र लिया, उन्हें समाज का सोलह 
आना अग बनाने ऐें बहुत कठिनाई उपस्थित होने लगी। कुछ कार्यकर्त्ता ऐसे थे, जो 
वस्तुतः जातपात के बन्धनों से छुटकारा पा चुके थे। सम्पूर्ण समाज ते उनके शुद्धिकार्य 
की तो प्रशंसा की परन्तु शुद्ध हुए लोगों को सर्वेथा बराबर का पद देने को तेयार न हुए। 
यदि केवल अनपढ़ तर-तारियों में ही ऐसी निर्बलता जारी रहतो तो शायद उसका 
प्रतिकार शौत्र हो जाता परल्तु बड़े दुःख से मानना पड़ता है कि अच्छे शिक्षित विद्वान्‌ 
और समृद्ध वर्गो में भी जम्म-गत जाति की भावना विद्यमान रही । जिंत काल (१९०१ 
से १९१६) की हम चर्चा कर रहे है, उसमे गण-कर्मानुसार वर्णव्यवस्था के विरोध में 
अनेक व्यक्तियों हारा जन्म से प्राप्त जाति की महिमा का बखान किया जा रहा था। 
महषि दयानन्ट मे मनुष्य के गुण और कर्म तथा उनसे बने हुए स्वभाव को वर्ण-व्यवस्था 
का आधार माता था । उच्च जाति की महिंसा बढाने वाले इन महानुभावों नें 
रवभाव' को सनसाने अर्थ में गुग और करों से अलग करके जन्मगत वर्ण-व्यवस्था 
का आधार बता लिया । शास्त्रार्थ और व्यारयानों में कर्मो फरे अनुसार बर्ण का समर्थन 
करते हुए भी व्यवहार में बहुत से लोग जम्मगत जाति की महत्ता को स्वीकार करते रहे 


६२ ग्रायसमाज का इतिहास' 


और यह मानते दुःख होता है कि अब तक भी हमारी जाति का वह रोग सर्वथा निर्मल 
नही हुआ । बीसवी शताब्दी के प्रारम्भिक चरण में ब्राह्मण, राजपुत आदि जातियों को 
ऊंचा समझने की और अपने नाम के साथ शार्मा, वर्मा आदि लगानें की प्रवृत्ति कुछ 
बढ़ती हुई प्रतीत होती थी फलत यद्यपि आर्यसमाज सिद्धान्त रूप सें शुद्धि का सम- 
धन करता रहा और शुद्धियाँ भी होती रही परन्तु यह शिकायत कमर नही हुईं कि सब 
आर्यसमाजो शुद्ध हुए नर-नारियों के साथ परिवार के सदश समानता का व्यवहार नहीं 
करते । जो दोष पहले हिन्दू सोसाइटी में था, वह सुक्ष्य रूप से आर्यसमाज में जारी 
रहा । 


इस न्यूनता के होते हुए भी अनक केन्द्रों में दलितोद्धार का काम बडे उत्साह 
से चलता रहा । पंजाब में ओडो और रहतियो की शुद्धि का वृत्तान्त इस्से पूर्व दिया 
जा चुका है। बहुत से उत्साही आर्य-भादयों ने हिन्दू जाति में अस्पृश्य कहलानें वाले 
लोगों के साथ होने वाले अन्याय को जड से उखाडना अपने जीवन का उद्देंद्य बना 
लिया था। ऐसे कार्यकर्त्ता बडे से बड़े विध्ती और 
मुसीबतो को सह कर भी दलितोद्धार का कार्य कर 
रहे थे। धर्म-कार्य में प्राणों की बाजी कूगाने चाले 
ऐंसे नवयुवकों में से एक महाशय रामचन्द्र जी थे जो 
जम्मूं के निवासो थे। सरकारी नौकरो से जो समय 
बचता था, उस्ते बह दलित भाइंयो की सेवा में व्यतीत 
करते थे। जम्मू के इलाके में राजपूत लोगों का जोर 
था। उन लोगों को यह बात बहुत अखरी कि जिन 
अछूतों की वे अब तक अपना गुलाम समझते थें, 
( उन्हें महाशयथ बना कर राजपुतो के बराबर दर्जा 
म० रामचन्द्र दिया जा रहा है। उन्होंने महाव्ञाय रामचन्द्र को दण्ड 
देने का निशच्चय किया और एक प्रचार-सम्भेलन मे 
घेर कर लाढियों से अधमरा कर दिया। पहले तो राजपुतों ने ऐपता आतंक फेलाया 
कि किसी को घायल वोर के पास भी न आने दिया परन्तु अंत में उनके सहयोगियों 
ने हिम्मत की और घायल को नोका में डाल कर हस्पताल भें ले गए । वहाँ सात दिन 
तक अचेत दशा में रह कर वीर रामचन्द्र ने प्राण त्याग दिए । 


वीर रामचन्द्र की भृत्यु हो गयी परन्तु उसका कार्य बन्द नहीं हुआ । उस प्रदेश भें 
बढ़े हुए उत्साह के साथ दलितोद्धार का का० जारी रहा। मुठह॒वा स्थान पर जहाँ 
वीर का बलिदान हुआ था, प्रतिवर्ष मेला रूगने लगा, जिसमें आर्यसमाज के अस्पृयता 
निवारण तथा अन्य क्रियात्मक कार्यक्रमो का प्रचार ओर प्रदर्शन किया जाता था। जस्मू 
प्रदेश मे कई दलितोद्धार पाठशालापे खोल दी गईं। ये सब कार्य अब तक भी सगठित 
रूप से हो रहे है । 


दलितोद्धार की दिज्ञा मे एक नया भह॒त्वपूर्ण कदम तब उठाया गया, जब 


जात-पॉत विरोध तथा दलितोद्धार ६३ 


सियालकोट में सेघोद्धार सभा की स्थापना हुई । 


मेघ नाम की अस्पृश्य जाति सियालकोट, गुरुदासपुर तथा गुजरात के जिलों 
और काउमीर तथा जम्म्‌ की रियासत में रहती थी। १९११ की जन-गणना में इस 
जाति की संख्या १,१५,४२९ और १९२१ की जन-गणना में लगभग तीन लाख बतायी 
गयी है। हिन्दू न उस जाति के हाथ का खाते थे; न उसे अपने मन्दिरों में आमे और 
त अपनी दरियों पर बेठने ही देते थे। बे हिन्दुओं के कुओं से पानी लेना चाहें तो उन्हें 
किसी दयालु द्विज की कृपा की प्रतीक्षा करनो होतो थी । कोई दयाल्‌ द्विज पानी भर 
उनके पत्र में डाल दे तो डाले । एक मेघ का बतंन हिन्दुओं के कुएं में नहीं जा सकता 
था। उनके सिर पर चोटी थी, वे गौ-ब्राह्मण को पुजा करते थे, वे तीर्थों को जाते 
और अपने शव जलाते थे। उनके गोत्र भी वही थें, जो अन्य हिन्दुओं के । वे 
जुलाहे का धंधा करते थे, जिसमें अपवित्रता का लेश भी नहीं था । फिर भी वे थे 
अस्पृदय । 


भेघो को अस्पृव्यता के कारण का अनुमान कई प्रकार से किया गया है। 

१६९०१ की जत-गणना के वृत्तान्त में छिखा है कि मेघ, सापियो, चूढों, चमतारों, अर्थात्‌ 
अन्य अस्पृव्य जातियों के संस्कारों में ब्राह्मण का कार्य करते ह। संभव है, अष्पृद्यों 
के पुरोहित होने के कारण वे स्वयं भी आगे चल कर अस्पुश्य समझे गये हों । एक 
और अनुमान यह किया गया है कि जुलाहे का धंधा करते हुए वे स्वभावतः कबीर- 
पन्‍थी हो गये और क्योंकि कबीर मुसलमात समझे जाते थे, संभव है कि हिन्दुओं ने 

उनके अनुणायियों को भी अपने से पृथक कर दिया हो। मेंघो के बहिष्कार का तीसरा 
आनुमानिक कारण राजनीतिक है। कहा जाता है कि अली कुली खां काइमोर नरेश भार- 
द्वाज का शत्रु था। उसने एक सेंघ पंडित को जो राज ज्योतिषी था, राज-द्रोह करने को 
प्रेरणा को। मेघ नहीं माना। उसने तो लड़ाई का मुह॒त शुभ बताया, परन्तु फिर भो 
नरेद् पराजित हुआ । अब ज्ञासन की बागडोर अली कुली खा के हाथ में आ गई और 


उसकी आज्ञा से ज्योतिषी की सम्पूर्ण जाति को राज-भक्षित के फलस्वरूप इस प्रकार 
पतित कर दिया गया । 


अस्पृश्यता का कारण कुछ हो, एक जाति की जाति शञञताब्दियों से धामिक, 
सामाजिक, आर्थिक-सभी प्रकार के अधिकारों से बंचित बलो आती थी और तो और 


मेघ अन्य हिन्दुओं के घरो को सेवा भी नहीं कर सकते थे । उनके स्पर्श मात्र में अपविन्नता 
समझ्री जातो थी । 


जसे जालन्धर आर्य समाज के प्राण ला० मुंशोराम थे, वेसे हो सियालकोट समाज 
की जान पं० गगाराम बी० ए०, एलएल० बो० थे। काम ये भी वकालत का करते थे | 
१९०३ के आरम्भ में सियालकोट-समाज के सचालकों ने मेघो की शुद्धि का संकल्प 
पत्र | कर लिया। समाज के उप-प्रधान ला० खुशहालचन्द इस आन्दोलन के अग्रणी थे । 
१४ सार्चे १९०३ की अल्तरग सभा में यह निश्चय हो गया कि २८ सार्च को वाधिक 
उत्सव के समय शुद्धि का कार्य आरम्भ हो जाता चाहिए । ला० खुशहालचन्द ने कह 


६४ ग्रार्यसमाज का इतिहास 


दिया--यवि में उस दिन चल न सक्‌ तो मेरी चारपाई को ही ससस्‍्कार में ले खलता । 
विरोध बहुत था। हिन्दू तो हिन्दू, सुसलमान तथा ईसाई भी इस कार्य में इसलिए बाधक 
हो रहे थे कि आगे के लिए कही उनको प्रचार तथा जन-बृद्धि की फसल ही न भारी 
जाय । २८ मार्च को शुद्धि हुई परन्तु उसमे केवल २०० मेंघ ही सम्मिलित हो पाए ४ 


दरद्धि क्या हुई अत्याचार को मानो निमन्‍्त्रण सा दे दिया गया । राजपुत 
लोग इस ससस्‍्कार के कट्टर विरोधी थे। उन्होने शुद्ध हुए मेंघो को लाठियो से मारा । 
पुलिस ने अभियोग चलाने से इनकार कर दिया । मेघों पर झूठे मुकदमे चलाए गए । 
निचले न्‍्यायारूय से उन्हें दण्ड भी मिल गधा। परन्तु आगे जाकर न केवल मंघ छूट 
ही गए, किन्तु उलटी राजपुतों को सजाए मिली। राजपुतों के विरोध का कारण उनके 
अपने कथनानुत्तार यह था कि जहाँ पहले मं उन्हें गरीब-नवाज बलाते थे, अब केवल 
“नमस्ते! कह कर मानो सामाजिक समानता के व्यवहार की सॉँग करते प्रतीत होते थे १ 


जम्म-निवासी रामदास से सो रुपए का मुचलका इसलिए लिया क्वि चहु ५०० 
मेघों को सियालकोट आरयंप्तमाज में ले गया था। 


अलोचक ग्राम के मेंघों को मुसलमान जमींदारों ने अपनो जमोन में कुआं 
खोदने से रोक दिया । वे किसो कीमत पर भी यह आज्ञा देने को तैयार न थे। मेघ 
बेंचारे, जो शुद्ध होकर आरये-भकक्‍त बन चुके थे, उस गाँव को छोड कर एक और गाँव में 
जा बसे ) 


मुअज्जपम आबाद का नत्थू नाम का मेंघ गेहूँ को फसल काठ रहा था। उसे 
प्यास लगी । आसपास सब मुसलमान थे। वे उसे बिना छुए पानी नही पीने दते थे । 
अन्त को उसने एक कुएं में छलांग लगा दो औन इस प्रकार अपनी जान जोधिम में 
डालकर अपनी आत्मा को अछुता रक्‍्खा और शरौर की प्यास बुझाई । हिन्दुओ का 
पानी उसे किसी प्रकार प्राप्त ही न हो सका। 


इन मेघो का अपराध यही था कि ये शुद्ध हो गए थे। आयंसमाजियो ने 
जहाँ इनके साथ खाने-पीने तथा सस्कारों और पर्बो के अवसर पर भिलमने-जुलने क» 
सम्बन्ध जोड़ दिया, वहाँ इतका नाम भी मेघ के स्थान पर “आयेभक्‍त” रख दिया। 


केवल सस्कार तक हो परिमित न रह कर इनकी आथिक सहायता के लिए 
दस्तकारी स्कूल भी खोल दिया गया। 


शनेः शने: सेघोद्धार का काम इतना फेल गया कि १९१२ में इनके लिए एक 
पृथक्‌ सभा की स्थापना की आवव्यकता प्रतीत हुई। इस सभा का नाम “आर्पमेघो- 
द्वार सभा” रक्‍्खा गया। इसकी रचना इस प्रकार की गई कि इसमें प्रधानता सो 
सियालकोट समाज हो को रही, परन्तु अन्य समाजो के प्रतिनिधि भी इससे सम्मि- 
लित कर लिए गए। रजिस्ट्री हो जाने से इस सभा को एक अलग स्थिर सत्ता प्राप्त 
ही गई । 


आये-दस्तकारी स्कूल का नाम आगे जाकर खुशाहालचन्द आर्य-दस्तकारी 


नी 


जात-पात विरोध तथा दनलितोद्भार ६५ 


स्कूल रकखा गया। उसमे सेघों के अतिरिक्त अन्य हिल्यू लडके भी शिक्षा पाने लगे। 
समय पाकर वह एक हाईस्कल बन गया । उसके साथ एक आश्रम्त भी खोल दिया 
गया । आश्रम में रहने वाले छात्रों को आठा अपने घरो से लाना होता था । उसकी 
शेष सब आवश्यकताए समाज पूरी करता था। निर्धन लड़को को आदा भी सम्ताज 
देता था। मानसिक और धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त उन्हें बढ़ुई और दर्जो का काम 
भी सिखाया जाता था। इस प्रकार के स्कूल के अतिरिक्त अन्य ग्रामीण स्कूल भी खोले 
गए। उनमे प्राइमरी कक्षा तक की शिक्षा दो जाती थी । 


१९०७ में समाज के प्रधान डा० देवीदयाल के भाई लाला क़ृपाराम का 
देहान्त ही गया । ये सज्जन २०००) मेघ लडकों को गरुकुल-कागड़ी में शिक्षा दिलाने 
के लिए छोड़ गए। गुजरांबाला गुरुकुल ने दो मेघ विद्यार्थो निःशुल्क भर्ती किए । 
कुछेक विद्याथियों को अन्य स्कूलो में रिपायत पर प्रविष्ट कराया गया । इस प्रकार 
उन बालकों को अस्पृवयता भी क्रियात्मक रूप से हट गई और उनकी आशथिक तथा 
सामाजिक उन्नति का प्रबन्ध भी हो गया। 


मेघो के रहन-सहन में सुधार करने के लिए. चौधरी सभाओ की स्थापना हुई । 
इन सभाओं के भुर्य चोधरियों की एक मुख्य सभा बना दी गई, जो सेघों के अभियोगों 
का निर्णय करती थी । स्वयं मंधो को ही अपने १५ प्रतिनिधि मंधोद्धार सभा में भेजने 
का अधिकार दिया गया । 


रहन-सहन के सुधार का पक्का प्रबन्ध 'आयं-नगर' को स्थापना से हुआ। बारो- 
दोआब नहर द्वारा सिक्‍त भूमि में से ३०,००० एकड़ भूमि स्वय गवर्नमेंट ने अछत 
जातियो के लिए सुरक्षित कर दी थी । 

इस ज़मीन में से ५५०० एकड भूमि १९१७ में ईसाई सोसाइटी को दे दी गई । 
२००० एकड़ के अस्सी मुरब्बे मुक्ति फौज को मिले। इन सुरब्बो पर उसने दाब्ति- 
नगर नाम की बस्ती बसा ली । इन संस्थाओ की देखा-देखी 'आर्य सेघोद्धार' सभा ने भी 
सरकार से प्रार्थना की और उसे ८० मुरब्बे मिलते स्वीकार हो गए परन्तु अन्त मे 
मिले केवल ५२ ही । 


यह भूमि ख़ानेवाल स्टेशन के पास है। इस पर आयें-नगर” बसाने की आयोजना 
हुई । पहिले तो आपं-भक्‍त”' अपने घरों से इतनी दूर जाने को ही तैयार नहों होते थे। 
परन्तु धीरे-धीरे उन्हें वहाँ बसाथा गया। उनकी मानसिक तथा धाभिक उन्नति के 
लिए रामाज, पाठशाला, कन्या-पाठशाला आदि सस्थाएं स्थापित की गयी । एक चिकित्सा- 
लय भी खोल दिया गया । वक्ष बोए गए । वाटिकाएं लगाई गयी । बीच में बनियो के 
मुनाफे को बचत के लिए सहयोगी भाण्डार (को-आपरेटिव-स्टो्स) खोले गए और 
संयुक्त बिक्री का प्रबध किया गया । खाद आवि पर निरीक्षण रखने का प्रबन्ध भी किया 
गया। इससे आर्य भकतो के जीवन का मानसिक, सामाजिक, शारीरिक तथा आशिक 
सभी दृष्टियो से आइचर्य-जनक विकास हुआ । जिसने भी आर्य-नगर का अवलोकन 
किया, उसे एक आदर्श उद्धारक बस्ती पाया। 


तोसरा अध्याप 


प्रान्तों में झ्रायसमाज की प्रगति (१) 


हम जिस युग का इतिहास इस खण्ड में लिख रहे है, वह संस्था-युग कहलाता 
है। यद्यपि डी० ए० बी० कालिज और स्कूलों का खुलना पहले ही जारी हो चुका था 
पर वह आर्यक्तमाज के एक भाग तक परिम्तित था। समाजों और प्रतिनिधि सभाओं 
की अधिक शक्तित प्रचार-कार्य की ओर लगी हुई थी । १९०१ और १९०२ ई० मे 
पंजाब और संयक्त-प्रान्‍्त में गुरुकुलों की धूम मंच गई। स्थान-स्थान पर छोटे-मोदटे 
गरुकुल खुलने लगो। कांगड़ी का गुरुकुल वेग से उन्‍तति करता हुआ आयंसमाज के 
कार्य का एक विद्वाल केसर बने गया। गुरुकुल वृन्दावन, महाविद्यालय ज्वालापुर 
आदि अन्य गुरुकुल संस्थाएं लोकप्रिय होती गई। धीरे-धोरे बम्बई, मध्य-प्रदेश आदि 
प्रान्‍्तो मे भी गुरुकुलों की स्थापना हो गई और इस प्रकार देश भर मे गुरुकुलों का 
जाल सा छा गया। क्‍ 
कन्याओं के शिक्षण का कार्य आयंसमाज से प्रारम्भ से ही अपने हाथ में छे 
लिया था। यह स्वाभाविक ही था कि आरयंसमाजों की संख्या और शक्ति की वृद्धि के 
साथ-साथ कन्या-शिक्षणालयों को वृद्धि भी होतो । जालन्धर का कन्या महाविद्या- 
लग ओर देहराबन का महादेवी कन्पा म्रहाविद्यालय इससे पूर्व हीं कार्यक्षेत्र भे आ 
चुके थे। कुछ वर्षो के अनन्तर कन्या-गुरुकुलों की स्थापना भी होने लगी और उसी 
बधे हुए क्रम से पहुले पजाब, फिर सयुकत-प्रान्त और उसके बाद अन्य प्रान्तो की प्रतिनिधि 
सभाओं को ओर से भी छोटे-मोटे कत्या गुरुकुल स्थापित किए गए। साधारण कन्या- 
पाठशालाए तो प्रतिदित बढ़ ही रही थी। प्रत्येक आर्यसमाज के साथ छोटी-मोटी 
कन्यापाठशाल़ा का होना तो लगभग अनिवार्य सा समझा जाने लूगा था। 


डी० ए० वी० कालिजो और स्कूलों का वित्तार निरन्तर बढ़ रहा था। 
१९०१-१९१६ ई० के मध्यकाल में कितने नए स्कूल बने, इसके प्रे-परे भाकडे तो हमे 
नहीं मिल सके परन्तु छपी हुई उपलब्ध रिपोर्टो और सप्ताचार-पत्नों के देखने से जो 
अनुभान लगता है, वह्‌ यहूं हैकि इन १६ सालो में स्कूलों की संख्या क्रम से कम 
चोगुनी हो गई होगी। उनके अतिरिक्त यह भी स्मरण रखने योग्य बात है कि कई 
ऐसे आरयंस्माजों ने भी जो डो० ए० बी० कालिज कमेटी से संब्रद्ध नहीं थे, और 
आय॑ प्रतिनिधि सभा को अपना माग॑-दर्शक मानते थे, समय को आयदभकता को प्रा 
करने के लिए लड़को के स्कूल खोल दिए थे। इस प्रकार उस यूग में वस्तुतः विक्षण- 
संस्थाओं की बाढ़ सी आ गई थी। 


प्रान्तो मे आर्यसमाज की प्रगति (१) ६७ 


यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रइन है कि इतनी बड़ी संख्या में शिक्षण-संस्थाओं 
के खुलने का आयेंसमाज के प्रचार और विस्तार पर क्या प्रभाव पडा ? आयेसमाज के 
कई बिचारकों ते समय-समय पर यह विचार प्रकट किया है कि बहुत सी संस्थाएं 
खुल जाने के कारण आरयंसमाज के प्रचार-कार्य को हानि पहुंचो है। यदि इस प्रश्न पर 
ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करें तो इस कल्पना को पुष्टि नहीं होती, प्रत्युत 
उस समय के वृत्तान्तों को पढ़ने ले यह अनुभव होने लगता है कि सस्थाओ से सामाजिक 
भावना को गहराई और विस्तार दोनो को पुष्कल सहायता मिलो । इस अध्याय मे 
प्रान्तिक सभाओं तथा समाजों के कार्यो के जो सक्षिप्त विवरण दिए जापेगें, उनसे 
यह बात स्पष्ट हो जाएगी । 

यह स्वाभाविक भी प्रतीत होता ह के महां५ दयानरद द्वारा प्रदर्शित सिद्धान्तो 
और सम्मतियों को कार्यान्वित करने के लिए जो सस्थाएं स्थापित की जाएं, उनका 
संसार पर उत्तम प्रभाव पड़े | सर्वसाधारण लोग प्रत्यक्ष वस्तु को सूक्ष्म सिद्धान्तों की 
अपेक्षा अधिक आसानी से समझ लेते हैं। विशेष रूप से गुरुकुलो की स्थापता का न 
केवल आये जनता पर अपितु बाहर को दुनिया पर भी बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ा । 
प्राचोन भारतीय आदशञों को स्थूल रूप में परिणत होता देख कर जहाँ भारतवासियों 
के हृदयों में श्रद्धा की भावना उत्पन्न हुईं वहाँ विदेशी यात्रियों को भी यह देख कर 
आइचपं हुआ कि भारत के प्राचीन आदर्शो को अर्वाच्नोत परिस्थितियों के अनुसार ढाल 
कर आज भी प्रयोग में लाया जा सकता है। जो विदेशी यात्री उन दिनों भारत को 
देखन आते ५ वे डो० ए० वी० कालेज और गुरुकुल का अवलोकन करके आय समाज की 
चोमस्वी प्रगति से प्रभावित हो जाते थे । 

कुछ समय तक यह भ्रम सा बना रहा कि शायद संस्थाओं के लिए धन-संग्रह 
होने के कारण वेद-प्रचार आदि कार्यो के लिए धन की कमी हो गई हो परन्तु आंकड़ो 
के देखने से प्रतीत होगा कि यह आश्यका निर्मल थी। ज्यो-ज्यों संस्थाएं बढ़ती गयी, 
प्राल्तिक सभाओ के प्रचार और कोश की भी उन्नति होती गयी जिससे प्रचारकों की संख्या 
मे १) दांद्ध (ई। संस्थाओं से एक बड़ा लाभ यह हुआ कि उनके तिमित्त से अनेक 
विद्वान वाणी ओर लेख द्वारा वेहिक सिद्षान्तों के प्रचार के क्षेत्र मे उत्तर आए । वे 
संस्थाओं में कार्य करते थे और आर्यंस्रमाज का प्रचार करते थे । इस प्रकार अवेतनिक 
विद्वान प्रचारकों की संख्या मे बहुत महत्वपूर्ण वृद्धि हो गई । यदि सब पहुलुओ पर 
विचार करके देखा जाय तो हम इस परिणाम पर पहुंचते हे कि उस यग में सस्थाओ से 
आयंसमाज को हानि नही हुई, अपितु पोषण मिला। 


पजाब 
कांगड़ी में गुरुकुल की स्थापना के समय आर्थप्रतिनिधि सभा पजाब के प्रधान 
महात्मा भुशीराम जी थे । जब वे गुरुकुल के सुख्याधिष्ठाता नियत हुए तब उन्होंने सभा के 
प्रधान पद से त्याग-पत्र दे दिया और उनके स्थान पर ४० र्ममभज दत्त चौधरी बी० ए०, 
एल एल० बी० प्रधान निर्वाचित हुए। पंं० रामभज ६८:८० नी चीसडौल भे अत्यन्त सुन्दर 


द्र्८ ग्रायसमाज का दृतिहास 


और उत्साही नवय॒वक थे । वे गुरुकुल के कट्टर समर्थकों में से थे। एक वर्ष तक वे 
सभा के प्रधान रहे ! १९०३ ई० के मई मास में जो चुनाव हुआ, उसमें पहले लाला 
रलारास और राय ठाकुरदत्त धवन को प्रधान पद पेश किया गया। परन्तु कुछ खचा- 
तानी के पढचात्‌ राय ठाकुरदत्त जी प्रधान निर्वाचित हए। इस खेचातानी की तह मे 
एक मतभेद छिपा हुआ था। वह मतभेव जितना सार्वजनिक विषयों से सम्बन्ध रखता 
था, उतना हो व्यक्तिगत भी था। महात्मा सुंशीरास जो का कियात्मक आवशेवाद उन्हे 

अन्य कार्यकर्त्ताओं और नेताओं से पृथक कर रहा था। अपनी वकालत को और अन्य 
सब वांसताओं को समाप्त करके वे एक आदर्श की घुन में गंगा के किनारे जा बेठे 
थें, इस त्याग ने पंजाब की आर्य जनता के हृदयों में उनका गहरा स्थान बना दिया 
था। एक नेता को इतना मान मिलते से अन्य नेताओं के सन में थोड़ी सी प्रतिस्पर्धा 
का उत्पन्न होना स्वाभाविक सा ही होता है। इसके साथ ही शायद कुछ आये नेताओं 
के मत में गुरुकुछ की उपयोगिता के बारे में भी सन्देंह था | कांगडी ग्राम जिला बिज- 
तौर में है । वह उत्तर प्रदेश का भाग था। कुछ प्रभावशाली व्यक्तियो की यह भी राय 
थी कि पंजाब की संस्था पंजाब से ही रहनी चाहिए, अन्य प्रान्त सें नहीं । इन सभी 
कारणो का सम्मिलित परिणाप्र यह हुआ कि पंजाब प्रतिनिधि सभा के सदस्यों में दो 
विचारधाराएं चल गई ओर वाधषिक चुनाव में संघर्ष जारी हो गया। एक दल के नेता 
महात्मा मुशीराम जी को और दूसरे दल के नेता ला० रलाराम जी तथा राय ठाकुर- 
दत्त जो को समझा जाता था। १९०५ में यह संघर्ष बहुत जोर पकड गधा । सभा में 
और सभा फे बाहर भी पर्याप्त कहासुनी होती रही। अमृतसर से मास्टर आत्मा- 
राम जी की संपादकता में उदू में “हितकारी' नाम का साप्याहिक पत्र सिकेूता था, 
वह ला० रलाराम जो के दल का समर्थंत करता या । उसका उत्तर देने के लिए लाहौर से 
प्रकाश! का जन्म हुआ । यह भी उर्द में निकला। प्रारस्भ से ही इसके संपादक महाशय 
कृष्ण जी थे। सभा के १९०५ के चुनाव में फिर महात्मा मुंशीराम जी प्रधात चुनें गए 
परल्तु उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया । उतके स्थान पर जालन्धर के वकील ला० रामक्ृष्ण 
जी प्रधान चुनें गए । ला० रामकृष्ण जी १२ वर्षो तक 
सभा के प्रधान पद पर आरूढ़ रहे। वे अवृभत व्यवित 
थे। वे उन सनष्यों में से थे जिन्हें सादगी और भचाई को 
रूणंरटोी ५९२ कस कर बिलकुल खरा सोना कहा जा 
से । बोलते बहुत कम थे । पंजाब पतिनिधि सभा 
और अंतरंग सभा के अधिवेशन अपनी छऊस्‍्बाई और 
गर्मो के लिए प्रस्यात रहे हे । जब जोश को ऊहर 
चारों तरफ से उमड़-ठसमड कर प्रधान की ओर बढती 
थो और सभा भवन्त विक्षोभ से भरी हुई तीखी ध्वनियों 
से ग्रूज रहा होता था तब ला० रामकृष्ण जी 
तट्टान की तरह शानन्‍्त और स्थिर भाव से चारों ओर 
ला० शरामताण जी देखते और मुस्कराते थे । अंत में लहरें बैठ जाती थीं 


नस [| 
ह। 
| 


3 
| 


प्रान्‍्तो मे आरयसमाज की प्रगति( १) ६९ 


और शोर मचाने वाले थक जाते थे तब प्रधान जी नपे-तुले शब्दों में कोई ऐसा सत्र 
पेश कर देते थे जिससे विरोध ज्ञान्‍्तत हो जाय । १२ वर्षों मे न उनके माथे 
पर त्यौरियों दीखी और न आँखों में छाली | खूंब झगडने वाले सदस्य भी यह समझ 
कर सर्वथा तिश्चिन्त रहते थे कि जब प्रधान जी बंठे हे तो हमारे लड़ने-झगडलते से आर्य- 
समाज की क्‍या हानि हो सकती है। 

सभा के मन्त्रियों में थोडें-बहुत परिवर्तेत होते रहे। १९०० ई० में प्रो० 
शिववयाल एम० ए०और १९०४ में राय रोशनलाल बेरिस्टर मन्‍त्री चुनें गये। लाला 
केदारनाथ जी कई वर्षो तक सभा के सनन्‍्त्री रहे । १९०८-९ ई० में डा० चिरजोब भारद्ाज 
ने स्त्री निर्वाचित होकर सभा के कार्य से नया उत्साह फकने का प्रयत्त किया । १९१४ 
में महाशय कृष्ण जी मंत्री पद पर निर्वाचित हुए । महाशय कृष्ण जी इससे पहुले भी कई 
वर्षो से सहायक मन्‍्त्री का कार्य कर रहे थे । प्रकाश और सभा के उपमसन्त्री का 
पद ये दो महाशय जी के उस सार्वजनिक जीवन फे पहले चरण थे, जो लगभग ४० वर्षो 
तक किसी-न-किसी रूप में आर्यसमाज के काम आता रहा है। 


जब १८९४ ई० के अन्त में पंजाब का आयंसमाज दो दलों में विभक्‍त हुआ 
था तब एक दल ने अपना सुख्य लक्ष्य डी० ए० वी० कालिज को और दूसरे दल नें 
बेद प्रचार को घोषित किया था (५ ३े जन १८९४ में, आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब को 
अन्तरग सभा में सभा के प्रधान ला० मुन्शीराम जो ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि 
बेबो की शिक्षा तथा प्रचार का सन्‍तोषजनक प्रबन्ध करने के लिए वेद-प्रवार नाम से 
एक स्थिर निधि स्थापित की जाय । कुछ दिनो तक उस पर विचार होता रहा । 
अन्त में २ सितम्बर १८९५४ ई० को साधारण सभा में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत 
हुआ :-+- 

१. चूकि इस सभा की सौजदा आमदनी बंविक धर्म के यथोचित प्रबन्ध के 
लिए काफी नहीं है, इसलिए जरूरी है कि इस मतलब के लिए सभा हाजा के 
जेर-इहतिमाम बेद-प्रचार फण्ड नामी एक फण्ड खोला जाय, जिसके अगराज 
ये होंगे :-«- 

(क) उपदेश करना-कराना और पुस्तक आदि तेयार कराकर जारी 
करना । 

(ख) उपदेशकों और उपदेशिकाओ को तंयार करना। 

(ग) आयें धर्म की वृद्धि और उन्नति के लिए एक पुस्तकालय कायम 
करना । 

(घ) लाहौर में विद्याथियों के लिए एक आश्रम खोलना । 

इस प्रस्ताव से उस सौलिक भावना पर काफी प्रकाश पडता है जिससे 
महात्मा पार्टी ने कालिज पार्टों से अलग होकर अपना कार्य आरम्भ किया। वेद- 
प्रचार निधि के समर्थन में उन विनों सद्धर्म प्रचारक' में जो लेख लिज्े गयें 
और ला० रलाराम और राय ठाकुरवत्त धवन ने जो स्पष्टोकरण किये, उनसे यह 


३० ग्रायंसमाज का इतिहास 


बात प्रकट हो जाती है कि महात्मा पार्टो ने स्कूल और कालिज खोलने का काम कॉलेज 
दल पर छोड़ दिया और बेद-प्रचार तथा उपदेशक तलैथार करने का कार्य अपने जुस्मे 
लिया । 

“वेद प्रचार फंड बसे तो सभा के स्थापना दिवस से ही कायम है परन्तु पहले 
कुछ वर्षों में इसकी अवर५! बहुत साधारण रही है। १८९५-९६ को वेद प्रचार फंड 
के लिए एक विशेष वर्ष समझना चाहिए क्योकि इसके 
पदचात्‌ १९१२-१३ तक कोई ऐसा वर्ष नहीं आया 
जिसमें दस हजार से इस फंड की आय बढ़ी हो और 


इस सिलसिले के आखिरी साल (सं० १९६८) में तो ८८ जी 
जा 


६१९५) प्राप्त हुए। स० १९६९ के अधिकारियों ने 


वेद प्रचार फंड की आथिक अवस्था सुधारने की ओर ही ेु 

विशेष ध्यान दिया जिसका परिणास यह हुआ कि | का 
म० कृष्ण जी थी० ए०, उपमन्त्री सभा की अनथक | ९ कर 2 | हर 
कोशिशों से वेद-प्रचार फंड में १३९७३) की एंक ' कर ही 

अच्छो राशि आई ,. ० १९६९ मे तो यह राशि ं े 4४ 

इकट्ठी हो गई लेप” “याले था कि यह राशि चूकि स० क्ृप्ण 


स० कृष्ण जी उपम्रः-: है! कोशिशो का परिणाम है 

और' पहले कंधों इतनी राह्षि प्राप्त नहीं हुई, इसलिए सं० १९७० में इतनी राधि का 
आना कठिन होगा * «स विचार की सितम्बर १९१३ के बेको के दिवाले की खेदजनक 
धटना मे आर भा पुष्टि कर दी। लेकिन ला० धर्मंचन्द्र जी बी० ७०, एल-एल० बी०, 
अधि 7ता वेद-प्रचार फड के सुप्रबन्ध और यत्त का यह फल है कि १९६९ के 
१३९७३) के मुकाबले से इस वर्ष १६१४५) आ्आप्त हुआ। अर्थात्‌ २१७२) की विशुद्ध 
वृद्धि हुई । 

'बेद-प्रचार फड के लिए धन एकत्रित करने के निमित्त डेपुलेशन निकला, 
जिसमे ला० पर्चंचन्द जी अधिष्ठाता, म० कृष्ण जो बी०ए०, मास्टर लक्ष्मणदास जी 
आदि शामिल रहे ।” (रिपोर्ट) 

इसके पद्रचात्‌ वेद-प्रचारनिधि की वाधिक आय प्रतिवर्ष थोडी-बहुत बढ़ती 
रही , बेद-प्रचार की आप बढते रहने के साथ-ही-साथ उपदेशकों की संख्या में भी 
बृद्धि होती गई । रिपोर्टो से प्रतीत होता है कि जहां १८९७ ई० में १५ उपदेशक 
काम करते थे, वहा १९१७ से उपदेशक और भजनोपदेशक मिलकर चालीस के 
लगभग थे। सभा ने आर्य-पथिक लेखराम की स्मृति में एक स्मारक निधि स्थापित की 
भी, जिसमे २१ सहस्न रपये इकदटे हुए। इससे आर्य मुसाफिर' पत्र के संचालन के 
अतिरिक्‍त कुछ कार्यकर्ताओं की विधवाओं को भी सहायता दी जाती थी । 


१९०३ ई० में फरोदकोट में एक और आयंबीर का बलिदान हुआ जो इस 
बात का सूचक था कि आर्यसमाज के कार्यकर्ताओं में घैय॑ के लिए वही उत्साह और 


प्रान्तो मे आर्यसमाज की प्रगति(१) ७१ 


व्यागभाव विद्यमान है, जसा प्रारम्भकाल 'में था। पं० तुलसीराम जी फरीदकोट में 
स्टेशन मास्टर थे । वे प्रायः शहर में आर्यसमाज का प्रचार करते रहते थे । 
प॑० हरनामासह जी आयंसमाज के एक जोशीले प्रचारक थे । पं० तुलसीराम जी के 
निरभन्त्रण पर वे फरीदकोट गये और खडनात्मक व्याख्यान दिये। व्याख्यान सुनकर कुछ 
लोगों में जोश पैदा हो गया । प्रतीत होता है कि शक्तिशाली व्यक्तितयों ने गोपीराम 
ताम के एक नौजवान को उत्पात के लिए रेलवे स्टेशन पर भेज दिया, जहाँ तुलसी- 
राम जी स्टेशन मास्टर थे। बहा गोपीराम तुलसीराम जी से झगड़ने लगए । इस पर 
स्वशन मास्टर की हैसियत से उसे स्टेशन से निकलवा दिया गया । गोपोराम ने इसका 
बदला तब लिया जब तुलसीराम जी स्टशन से शहर की ओर आ रहे थे। उसने 
तुलसीराम जी की आखों में मिरचें छिड़क दी, जिससे उन्हे कुछ देर के लिए देखने के 
अयोग्य बना दिया, इस दशा में गोपीराम ने तुलसीराम जी के पेट में छुरा भोक दिया 
जिससे उनका प्राणान्त हो गया । 


प्‌० हरनार्मासह जी की मूति बहुत दर्शनीय थी । गोरें-गोरे रण पर सफद 
दाढी खूब चमकती थो। मुह पर, सदा सुखों बनो रहती थी । तेज़ चलते और तेज्ञ 
बोलते थे । उनके व्याख्यान प्राय' ब्रह्मचर्य पर होते थें। जिला करनाल की एक घटना 
उनकी कार्य-प्रणाली की सूचना देंगी । 


"एक बार जिला करताल के बहानूखेड़ी नामक ग्राम में प्रचार कर रहे थं कि 
एक ग्यारह वर्ष को लड़की का विवाह एक ६५ वर्ष के बुद्ध से होने का समाचार 
मिला । लडकी तथा उसको माता इस विवाह के विरुद्ध थी। उन्होने द्वार बन्द कर 
लिया और बरातियों को खाली हाथ लोटना पडा । पण्डित जी ने अपने व्याख्यान से 
हवा ही ऐसी बांध दी कि जनता इस थिवाह के विरुद्ध हो गयो | लडके वालो नें 
अवसर पाकर इन्हें लाठियों से पीदा, परन्तु ये अपने विरोधी आन्दोलन से नही हूटे । 
फिर उन्होने घूस द्वारा इच्हे अपने वदा में करता चाहा । इन पर यह दाव भी नहीं 
चला। वह अनमेल वियाह नहीं हुआ, नहीं हुआ। पं० हरनार्मासह के प्रचार-प्रकार का 
उदाहरण यह चिर-स्मरणोय घटता है।” (रिपोर्ट) 

सभा के नियत प्रचारकों में से १० शिवशकर काव्यतोर्थ का त्ताम विशेष रूप 
से उल्लेखनीय है। आप व्याख्याता होने के अतिरिक्त आर्ष साहित्य के बहुत बडे 
विद्वान और लेखक थे । आपने ब्राह्मणो और उपनिषदो की जो व्याख्याए की हैँ, उनसे 
आर्यसमाज के साहित्य के भण्डार में प्रशंसनीय उन्‍नति हुई है। ला० वजीरचन्द, 
महता जेमिनि, सा० लक्ष्मण जी आदि महानुभाव भो समय-समय पर प्रचार का कार्य 
करते रहते थे। सभा के भन्त्री प्रो० शिवदयाल जी गुरुकुल के उस समय के आचार्य 
प० गगादत्त जी के साथ मद्गास में श्रच्चार करने के लिए भी गए थे । वहाँ उन्हें अच्छी 
सफलता मिलो । 


पंजाब में आर्थसमाज के काम की चर्चा करते हुए एक महान्‌ व्यक्ति का स्मरण 


७२ ग्रायंसमाज का इतिहास 


तक पं० विद्वम्भरनाथ जी की पजाब को आर्य प्रति- 
निधि सभा मे वह स्थिति रहो, जो गाड़ो के पहिये मे 
ताभि की होती है। लोग पहिए को घुमता हुआ 
देखते थे, उन्हें पहिए की अराए भी दिखाई देती थी 
परन्तु उस नाभि को थोड़े ही लोग जानते थे, जिसके 
सहारे से यह सब कुछ घूम रहा था। वें कम बोलते थे। 
व्याल्यान देना या लेप्त लिखना उनको कार्य-प्रणाली 
' में शामिल नहीं था। अहम्‌ को महिमा गाना या 
अपना विज्ञापन देना उनके स्वभाव के सर्वथा विरुद्ध 
प० विज्वम्भरनाथ जी था। किसी सभा भेजाते थेतो सब से पीछे बैठने 
का यत्न करते थे। बड़े लोगो से मिलने-जुलने में 
बहुत सकोच मानते थे । प्रत्येक प्रइनत पर गंभीरता से विचार करता, अपने विचारों 
को व्यक्तियों और परिमित समाजों के सामने पूरे बल से उपस्थित करता और शरीर 
तथा मन से समाज की जितनों सेवा हो सके, वह करते जाना, यह पं० बिश्वस्भरनाथ 
जी का स्थायी कार्यक्रम था। युवावस्था से ही बह पूरी तरह आर्यसमाज की ओर 
खिच गए थे । एल-एल० बी० की परीक्षा पास करने के पश्चात्‌ नवयुवक प्रायः 
धन कप्ताने में लग जाते है परन्‍्तु उन्होंने प्रारम्भ से ही आर्यसभाज की सेवा को मुख्य 
और स्वार्थ को गोण समझा । परमात्मा ने उन्हें सुन्दर रूप और बलबान्‌ शरौर दिया 
था। उनकी दूर तक विचार करने की शक्ति भी बहुत अद्भुत थो। राय ठाकुरदत्त 
धवन मनुष्यों के बहुत कड़े परखया माने जाते थे। वे कहा करते थे कि विशवम्भरनाथ 
के जवान कन्धों पर बूढ़ा सिर रक्खा हुआ है। चालीस से अधिक वर्षो तक उनकी 
सारी शक्तियों आर्यसमाज की सेवा मे समर्पित रही। आप बहुत वर्षों तक सभा के 
उप-प्रधान रहे। कुछ बर्षो' तक प्रधान रहे और ५ वर्ष तक गुशकुल के मुख्याधिष्ठाता 
भो रहे । वे चाहे किसी स्थिति में रहे परन्तु जानने वाल्ले लोग यह जानते थे कि 
सभा के ढरें को चलाने में सब से अधिक हाथ पंडित विश्वम्भरनाथ जी का ही रहता 
था। उनका जीवन सादगी, सदाच्चार और संयस का नसना था। कर्म कुर' इस 
उपदेक्ष को उन्होने अपना मार्गदर्शक बनाया हुआ था। जब उनकी आयु ढल गई तत्र 
भो दिन से आठ-दस मील पैदल घुमना और दिन भर समाज के कार्य से लगे रहना 
उनको दिनचर्या का मुख्य अंग था। बे नौजवानों से कहा करते (२८५ ५ (१॥७/) आराम 
करने से जंग लग जाता है । शरीर निबंल हो गया तो भी कार्य करते रहे । इसका 
परिणाम यहू हुआ कि ७० वर्ष की आयु में हृदय की गति रुक जाने से उनका देहावसान 
हो गया। उन्हें आरयंसभाज रूपो समुद्र का छुपा मोती कहा जा सकता है । 


चौथा अध्याय 
गो में है! ज़ र्क 6 की 
प्रान्तों में आयसमाज की प्रगति (२) 
संयुक्त प्रान्त 

संयुक्त प्रान्त, जिसका वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश है, भारत का सब से बड़ा 
प्रात है। लम्बाई-चोड़ाई में, आबादी में, संस्कृति और इतिहास के स्मरणीय नामों 
और स्थातो में यह प्रान्त भारत भर मे बड़ा है । अवध और रुहेलखण्ड, पूर्वी भाग 
और पश्चिमी भाग आदि भिन्न-भिन्न टुकड़ों का शमुर्बप होने से इसका विज्ञाल 
भौतिक शरीर और भी अधिक विशाल प्रतीत होने लगता है। लखनऊ भी इसमें है और 
काशी भी । एक इस्लामी राज्यकाल का अवशोष है तो दूसरा प्राच्रीततम' भारतोय 
संस्कृति का स्मारक | पश्चिमी जिलों को खड़ी हिस्दी की तुलना पूर्बोष जिलों की 
जनता में प्रचलित अवधी भाषा से कीजिए तो आपको गुजरातो, मराठो जंसी दो 
प्रान्नीय भाषाओ की सी भिन्नता प्रतीत होगी । भाषा और ऐतिहासिक परम्पराओ के 
भेद के कारण संयुक्त प्रान्‍्त में सदा यह विशेषता रही है कि इसकी गति बहुत तीव्र 
नही है । वह हाथी की चाल से चलता है परन्तु जब चल पड़ता है तो उसकी गति 
निरन्तर हो जाती है। उसको यह विशेषता तब बहुत 3ग्न रूप से स्पष्ट हो जाती है, 
जब हम उसकी तुलना पंजाब से करें| पजाब अपेक्षया छोढा प्रान्त है। यों तो उसका 
इतिहास शायद भारत के अन्य सब प्रान्तो से पुराना है परन्तु सीमा प्रान्त पर होने के 
कारण वह सदा विदेशी आक्रमणों का शिकार और अतएव युद्ध को भूमि रहा है । वहा 
के तक्षशिला आदि संस्कृति के केन्द्र सदियों पहले नष्ट हो गये थे । जब से विदेशियों 
का भारत भे आक्रान्ता बन कर आता शुरू हुआ तब से शायद हो कोई सौ साल हो जिन 
में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन न हुआ हो । राज्य-परिवर्तन के साथ संस्कृति की पुरानी 
प्रम्पराओ का ताश ओर नई परम्पराओं का जन्म आवश्यक होता है। यूनानो, शक, 
हण, सीधियन ओर मुसलमान पजाब से प्रविष्ट हुए तो अपने साथ अपनी सभ्यता भी 
लाये। उन शीक्र परिवर्ततो का पजाब के निवासियों की प्रकृतियों पर गहरा असर 
पड़ा। थे पुरानी परम्पराओं से प्रायः मुक्त हो गये, अत्यन्त प्राचीन संस्कृति के कोई केस्द्र 
झढ़ियों को रक्षा करने के लिए त रहे और निरन्तर युद्ध ने उनमें सिपाहियो की विशेषताएं 
भर दी। गुरु नानकदेव जी आये तो उनके अत्यन्त सरल आस्तिकता के उपदेक्षों ने सारे 
प्रान्त पर गहरा प्रभाव जमा लिया। महुधि दयानन्द ते अपने कार्य का प्रारम्भ सग्रुश्त 
प्रास्त से किया । परन्तु उन्हे अपनी योजना को स्थूल रूप में कार्यान्वित करने का जसरा? 
सब से पहले पंजाब में सिला । इसके भी वे हो कारण थे जित से सिकक्‍्ख धर्म का शी: 
प्रचार हुआ था । आकार की विद्यालता और प्राचीन रूढ़ियों और परम्पराओं के केस 


७४ आयसमाज का इतिहास 


होने के कारण संयुक्त प्रान्त मे किसो परिवर्तत का होना उतना आसान नहीं है, जितना 
पंजाब में । तो भी यह देखा गया है कि इस विशाल प्रान्त मे जब कोई जायूति की लहर 
आ जाती है तो वह धीरे-धीरे फेल कर स्थिर रूप धारण कर लेती है । गति मन्द तो 
होती है परन्तु होती है दृढ़ । | 

संयुक्त प्रान्त में डी० ए० बी० कालेज और गुरुकुल की स्थापना और उनके 
सम्बन्ध में उत्पत्त हुए मतभेदों की चर्चा हम इससे पहले कर आए है । सयुकत प्रान्त में 
मतभेद उत्पन्त तो हुए परन्तु उनमें उतना तीखापन नहीं आया, जितना पंजाब सें । इसका 
कारण दोनों प्रान्तो को विशेषताओं का ऊपर जो विललेषण किया गया है, उससे स्पष्ट 
हो जाएगा । संयुक्त प्रान्त के कार्यकर्त्ताओ में परस्पर मतभेद उत्पन्त होने पर भी सब 
मिल कर काम करते रहे। कभी कोई भारी विस्फोट नही हुआ । 


१९०१ में सभा के प्रधान कुबर हुक्मासह जी थे। आप एक समुद्ध जमींदार 
थे। आपका धामिक उत्साह और सरल स्वभाव अनुकरणीय था। आपने १९०८ में 
अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति के दो भाग कर विए थे। दातव्य धन दे कर जो शेष बचा उसका 
आधा अपने पुत्रों के नाम और आधा सभा के नाम कर दिया और स्वयं तन और मन 
से आर्थसमाज की सेवा में रूम गए। आपने जीवन भर किसी न किसी रूप में आये- 
समाज और आपयंजाति की सेवा जारी रखी । 


पं० भगवानदीन जी पहले १८९८ से १९०० तक और फिर १९०४ से १९०७ 
तक सभा के प्रधान रहे | जसे हम पहले अध्यायों मे बतला आए है, प० भगवानदीन 
जी दृढ़ आयंसमाजी थे । जब सरकारी नौकरी करते थे तब भी अधिक समय समाज के कार्य 
में ही लगाते थे। समाज की सेवा और सरकारी नौकरी में संधर्ष होने पर आपने सर- 
कारो नौकरी को लात मा८दी और सर्वतोभावेन धर्म की सेवा में लूग गए । चर्षा त्तक 
प्रतितिधि सभा के प्रधान रहे और फिर वर्षो तक गुरुकुल के अवैतनिक मुख्याधिष्ठाता 
का कार्य करते रहे । आपकी प्रबन्धसम्बन्धी योग्यता प्रसिद्ध थी। स्वयं नियमपूर्वक 
कार्थ करने वाले थे इसलिए दूसरों से भी नियन्त्रण में रह कर कास करने की आशा 
रखते थे । आपने अपना कआआर्य-भास्कर प्रेस सभा को दान में दे दिया था । बह प्रेस 
अब भो भगवानदीन प्रेस के माम से चल्ल रहा है।पडित जी ने समाज संशोधन के कार्य 
में भी अपने प्रान्त का नेतृत्व किया। आपने अपनी विधवा पुत्री का विवाह उस समय 
किया था जब विधवा विवाह को बिरादरी से अलग करने के लिए पर्याप्त कारण 
समझा जाता था। 


१९०९ से १९१३ तक पं० तुलसोराम स्वासी प्रधान पद पर आरूढ़ रहे । 
पं० तुलसोराम जी शास्त्रों के उद्भट विद्वान थे, कुशल वक्ता और शास्त्रार्थ-प्रवोण थे 
और लेखक तथा सपादक थे। प्रारम्भ काल के आर्यससाजियों मे यह विद्येषता होती थी 
कि वे चौमुखी प्रवृत्ति रखते थे । 

१९१४ में, पं० घासोराम एम० ए०, एल-एल० बी० प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
निर्वाचित हुए । आपने १९१४ से १९१६ तक और फिर १९ १८ में सभा-प्रधान का 


प्रान्तो में आ्रार्थसमाज की प्रगति (२) छ५ 


कार्य किया । उसके पदच्रात्‌ भी कई वर्षों तक आप प्रधान की हैसियत से आर्यसमाज 
की सेवा करते रहे । पं” घासीराम जी अपने ढंग के अद्भुत व्यक्ति थे । आप संस्कृत, 
अंग्रेजी, हिन्दी और उदय के उद्भठ विद्वान थे। प्रत्येक विषय पर बड़ी गंभोरता से 
विचार करते थे। आपने ऋ्वेदादि भाष्य भूमिका' का अंग्रेज़ी सें प्रामाणिक अनुवाद किया 
था। आपके व्याख्यान और लेख सदा सारगर्भित होते थे | यह था पडित जी का 
गंभोर पहल, किन्तु लोगों को यह देख कर आइचर्य होता था कि आपके स्वभाव का एक 
विनोदपूर्ण पहुलू भी था । आपकी मीठी चुटकियाँ मित्र छोगों को अब तक याद हूं । 
आप सस्कृत, हिन्दी और उद्द में कविता किया करते थे और खाली वक्‍त में शतरंज को 
बाजी भी लगा लेते थे। पंडित जी आर्यसमाज की शोभा थें। 


संयुक्त प्रान्त की प्रतिनिधि सभा के प्रारम्भ काल से ही उसके साथ एक ऐसे 
महान्‌ व्यक्ति का नाम सम्बद्ध है, जिनके सम्बन्ध में यह प्रइतत गौण हो जाता है कि वे 
किस पद पर काम करते थे। वे थे मु० नारायण प्रसाद जो। उन्होंने उप-मन्त्री, सन्त्री, 
उप-प्रधात आदि सब पदों पर रह कर कार्य किया | पद उनके लिए गौण था, कार्य 
मुख्य था। चाहे वे किसी पद पर रहे, परन्तु रहे गाड़ी के इंजन बत कर । १८९६ में 
' पहली बार सभा के उपमन्त्री निर्वाचित हुए । अगले वर्ष ते भन्‍्त्री चुने गए। उस 
समय* से लेकर जीचन के अतिम दिन तक बे आयंसमाज के कार्य में छंगे रहे । प्रातीय 
सभा के उपमन्‍्त्री पद पर कार्य आरम्भ किया ओर संन्यासी के रूप में सार्वदेशिक आर्य- 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान, आयं-जगत्‌ के प्रमुख नेता और दो सत्याग्रह-पुद्धों के विजयी 
सेनानी बन कर उन्हे समाप्त किया। स्वासी श्रद्धानन्द जी के पदचात श्री नारामण 
स्वामी जी आयंेसमाज के युग-निर्माता बनें । इस स्थान पर इतना ही निर्देश पर्याप्त 
है। अगले पचास वर्षो के इतिहास से उनकी चर्चा निरन्तर आती रहेगी। 


उस समय के अन्य प्रमुख कार्यकर्ताओं में चौबे दुलारेलाल जी एम० ए०, ठा० 
मशालसिह जो, बा० उ्यामसुन्दरछाल जो, बाबू श्रीराम जी, डाक्टर लक्ष्मीदत्त जी, बा० 
शालिप्राम जी, और गुलजार गोपाल गुप्त आदि महालुभावों के नाम पाए जाते है। मथुरा 
के पंडित श्री क्षेत्रपाल शर्मा कई वर्षो तक सभा के कोषाध्यक्ष रहे । आप संयुक्त प्रान्त के 
एक सफल व्यापारी ओर वृढ़ आर्य थे । मुरादाबाद के बाब्‌ 
ब्रजनाथ बी० ए०, एल०-एल० बी० प्रभावशाली वक्‍ता और ४३ जप 
उत्साही कार्यकर्ता थे। आप कई वर्षो तक सभा के पुस्तका- बला 
ध्यक्ष रहे । बाबू मदनमोहन सेठ एम्ृ० ए०, एल-एल० बी० | दरार ) 
१९११ में सभा के मन्‍्त्री निर्वाचित हुए और निरन्तर आठ 0 लीक () 
वर्ष तक उस पद पर सफलतापूर्वक कार्य करते रहे । उसके 4] 
पश्चात्‌ आप कई बार सभा के प्रधान चुनें गए । आप सावे- ..... ८ रे हि 
देशिक सभा के प्रधान भी कई वर्षो तक रहे और अन्त तक 
किसी न किसी रूप में आर्थसमाज की सेवा में संरूग्न रहे 
आर्य प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त के २५ वर्ष पूरे हो जाने. श्री मदनमोहन सेठ 


७६ ग्रायममाज का इतिहास 


पर जो रजत जयन्ती मनाई गई, आप उसके संयोजक थे। 

संयुक्त प्रान्त मे आयंप्रतिनिधि सभा की स्थापना के समय प्रान्त भर सें समाजों 
को सख्या ९१ थी । इनमें से कई आयंसमाज मर्ह॒षि के समय सें ही स्थापित हो गए थे। 
सभा की स्थापना होने के पदचात्‌ 'वेंदिक-बेजयन्ती' में दिए हुए आंकड़ों से विदित 
होता है कि “सन्‌ १८९७-९८ में २०५ समाज सभा में प्रविष्ठ हो चुके थे और ११ 
समाजों के प्रार्थता-पत्र प्रविष्ट होने के लिए आए हुए थे। ये सब कुल २१६ समाज 
हुए.। सन्‌ १८९६-९७ से ३१ सितम्बर १९११ तक उपदेशकों द्वारा २१७ समाज 
स्थापित हुए, और ४९ समाज पुनर्जोवित किए गए। अर्थात्‌ उपदेशको द्वारा खोले 
गए समाजो की संख्या २१६ हुई और पूर्वोक्त २१६ मिल कर कुल संख्या ४८२ 
हुई । इतने समय में अनुमान से १८ समाज स्वतंत्र उपदेशको द्वारा भी स्थापित 
हुए होंगे । अब यदि सब समाजो की संख्याओ को जोड़ा जाए तो ५०० होती है जो 
सभा के वार्षिक वृत्तान्तों के अनुसार ठीक ही है । इन ५०० समाजों में से २४४ 
समाज तो सभा सें प्रविष्ट हे। शेष २५६ नाम मात्र हो हैँ या उनका अस्तित्व ही 
नहीं रहा। आरम्भ काल से अब तक कुल ३३२ समाज श्रीमती सभा के रजिस्टर में 
प्रविष्ट किए गए और शेष १६८ अप्रविष्ट रहे।* 


सभा से सम्बद्ध होने वाले आर्थंत्माजों की संख्या निरन्तर बढ़ती गई। १९२० । 
ई० में सबद्ध समाजों की संख्या ३२७ थो। १९३० में वह बढकर ५०६ ही गई। 
उसके पश्चात्‌ भी कई वर्षो तक समाजों की संझया में वृद्धि होती रहो है । 


बेद-प्रचार 


संयकत-प्रान्त में वेद-प्रचार की संस्था का प्रारम्भ १८९५ ई० में हुआ। आये- 
प्रतितिधि सभा ने एक वेद-प्रचार मोहारिक कमेंटो बनाई, जिसके मन्‍्त्नों मनोषी (मुन्शी) 
नारायण प्रसाद जी थे। १८९६ में वेद-प्रचार फंड के लिए धन सग्रह करने के निमित्त 
एक कमेटो का निर्माण किया गया, जिसके निम्नलिखित सभासद्‌ थे :-- 


मनोषी नारायण प्रसाद, समुन्शी रामदयालु सिह, चौ० अनुूर्पासह, चौ० चुन्नो 
घिहू, साहू ब्रजर॒त्न, बा० गुरुचरण, चोबे रामदुलारेलाल एम० ए०, साहू दयामसुन्दर, 
बा० लखपतराय, बा० जगन्‍्ताथ असाद बी० ए०, चौ० भवानीसह, बा० जीवन 
मल, पं० देवीशंकर जी बी० ए०, पं० मुरारिलाल शर्मा और मुन्शी भगवानदास । 
प्रारम्भ में वेद-प्रचार का काम सामान्‍य गति से चलता रहा। जब पं० कृपाराम जी 
(स्वा० दशेनानन्द जी) ने पंजाब से आकर संयुक्त-प्रान्त में कार्य आरम्भ किया तब 
प्रचार-विभाग में मानो नई जान पड़ गयी । बेद-प्रचार विभाग कौ ओर से जो उपदेशक 
प्रचार का कार्य करते थे, उनके अतिरिक्त इस प्रान्त में अवेतनिक प्रचारकों को संख्या 
बहुत अधिक थी । प० भगवानदीन जी मिश्र, पं० तुलसीरास स्वामी, पं० भोजदत्त 
वर्मा, प० मुरारिलाल दार्मा, पं० रत्रदत्त दार्मा, पं० विष्णुलाल शर्मा एम० ए०, पं० 
गंगाप्रसाद एम० ए०, बा० धासोरास एम० ए०, बाब्‌ ब्रजनाथ बी० ए० और ठाकुर 


प्रान्‍्तो में आर्यसमाज की प्रगति (२) ७७ 


मशार्लासह जी आदि विद्वानों के नाम विशेष रूप से उल्लेख योग्य हे। प्रारम्भ में 
पंडित भीमसेन इटावे वाले ने भी प्रचार॑ में पर्याप्त भाग लिया | उनके मत-परिवर्तेन 
का वृत्तान्त पहले भाग में सुना आए है । पं० अखिलानन्द जी शर्मा ने भी' प्रायः उन्हीं के 
चरण चिन्हों पर चल कर यह सिद्ध कर विया कि भीमसेन जो की तरह उनका आयें- 
समाजीपन भी आजोविका तक ही परिमित था । पं० अखिलानन्द जी शास्त्रों के ज्ञाता 
तो नहीं थे परन्तु संस्कृत साहित्य मे उनकी प्रगति अच्छी थी। उनके पिता नें बचपन से 
ही उन्हें सस्कृत बोलने का अभ्यास कराया था। बडे होने पर वे संस्कृत में कविता 
करने लगे और पद्यों में महाष्ति दयानन्द का चरित लिखा । उस चरित के प्रारम्भिक 
भाग में ही इस बात के प्रमाण विद्यमान थे कि उनका आर्यसमाज के सिद्धान्तों पर वि- 
इवास केवल बाह्य त्वचा तक ही परिमित था । काव्य में पौराणिक देवी-देवताओं की आदर- 
पूर्वक चर्चा थी। परन्तु वे संस्कृत बोलते थे, मह॒षि दयानन्द की प्रशंसा में संस्कृत के इलोक 
गाकर सुनाते थे और व्याख्यान बेदी पर से वेदिक धर्म को घोषणा करते थे, इस कारण 
कुछ काल तक आयंजनता ने उन्तका इसी प्रकार आदर किया जेसे धर्मपाल (अब्दुल- 
गफूर) का किया था। जो लोग उनके निकट सम्पर्क से आए, उन्होंने पहले से ही अनु- 
भव कर लिया भा कि अखिलानन्द जी की गहराई बहुत कम है । उनके जोवन से धार्मि- 
कता या संयम का सर्वथा अभाव था। वे उन लोगो में से थे जो आर्यसमाज में 
आकर भी जन्मना जाति के अभिमान को नही ज्ञाड सके थे। राजस्थान आर्य-प्रतिनिधि 
सभा के १९११ के विवरण में पडित अखिलानन्द के सम्बन्ध में निम्नलिखित समाचार 
छुपा है : 


कै 


“मन्त्री जी ने पेश किया कि पं० अखिलानन्द जी ने गत वर्ष जब कि में 
सन्‍्त्री निर्वाचित हुआ था और कार्यालय भरतपुर से मेरे पास नहीं आया था, मुझ 
से कहा कि १००) अजमेर ससाज से मुझे दिला दीजिए क्योकि मेरा तीन मास्त का 
वेतन शेष है । श्री पं० वंशीधर जो हार्मा ने वेद प्रचार के धन में से बा० केदावदेव जी 
गुप्त मन्‍्त्री आर्यसमाज अजमेर से १००) दिला दिए परन्तु कार्यलूय के यहाँ आने पर 
ज्ञात हुआ कि उक्त पं० जो पर २९) प्रतिनिधि सभा के ही चाहिए | उसके बाद 
फ्डित जी को बहुत बार लिखा गया परन्तु पंडित जी ने आजतक कुछ उत्तर नही 
दिया और न प्रतिनिधि सभा की डायरी, रसीदबुक ही वापिस भेजी इत्यादि । 
सर्वसम्मति से निइचय हुआ कि यह सभा पंडित अखिलानन्द जी की इस कार्यवाही पर 
अत्यन्त शोक प्रकट करती है, और मनन्‍्त्री जी को अधिकार दिया जाता है कि वे 
चाहे जिस प्रकार कार्यवाही करके सभा का धन तथा कागजात प्राप्त कर लेवे ।” 


परिणाम यह हुआ कि कुछ वर्षो' के पश्चात वे न केवल भीससेन जी को 
तरह आर्यसमाज से अलग हो गये, उन्हीं की तरह आर्यसमाज के कट्टर शत्रु भो बन 
गये। सनातन धस्से के उपदेशक बन कर जितनी गालियां मह॒षि दयानन्द और आर्य- 
समाज को प० अख़िलानन्द ने दी, उतनी शायद ही किसी अन्य ने दी ही । 


अवेतर्िक प्रचारकों और मुख्य कार्यकर्ताओं में पं० केशबदेव शास्त्री की चर्चा 


ग्रायसमात का इतिहास 


आगे भी अनेक बार आयेगी | यहा इतना प्रारम्कि निर्देश ही पर्याप्त है कि आपने 


पृ० केगवदेव गास्त्री' 


अपना सार्वजनिक जीवन रावलपिण्डी में आरम्भ किया 
था, जहां आपने आर्यकुमार सभा की बुनियाद डाली 
थी । भारतवर्षीय आयंकुमार परिषद के जन्मदाता 
शास्त्री जी ही थे। आप्मे नवयुवकों को अपनी ओर 
खेंचने की असाधारण शक्ति थी । रावलपिण्डो से 
संस्कृत पढ़ने के लिए बनारस आकर आपने उसी को 
अपना कार्यक्षेत्र बना लिया। आर्य नर-तारियों में नया 
जीवन फूकने के लिए “नव-जीवन”' नाम का 
एक साप्ताहिक पत्र भी निकाला, जिसका आर्य-जगत 
मे खूब प्रचार हुआ। १९०९ ई० में वास्त्रो जो के 
प्रयत्त से बनारस में एक ब्रह्म-मोज हुआ, जिसमें सब 
जातियों के लोगों ने मिल कर एक स्थान पर नेठकर 
भोजन किया । इस सहभोज की आपयेसमाज में अनुकूल 


और प्रतिकूल खूब चर्चा हुई । जिद लोगों के मत में अभी जन्मगत जात-पांत के 
संस्कार विद्यमान थे, उन्होंने ब्रह्ममोज को बहुत निन्‍दा की । 


सभा के बेतनिक प्रचारकों से पं० नन्‍्दकिशोर हार्मा, पं० प्रयागदत्त अवस्थी, 
पं० लालमणि दार्मा, प॑० वंशीधर आदि विद्वानों के नाम उल्लेखयोग्य हैं। अन्य भो 
अनेक वेतनिक और अवैतनिक उपदेशक लेख और वाणो द्वारा प्रचार का कार्य करते 


रहे । उन सब का परिवय तीसरे भाग में दिया जायगा। 
साहित्याचार्य पं॑० पर्मासह शर्मा, आचार्य नरदेव शास्त्री, 
श्री प॑ भीमसेन शार्मा आदि ने भो अवेतनिक रूप से 
बदिक धर्म का बड़ी तन्‍्मयता से प्रचार किया । 

आये प्रतिनिधि सभा तथा समाजों को ओर से 
विशेष अवसरों पर प्रचार का विशेष प्रबन्ध किया जाता 
था। सन्‌ १८८९ में वन्दावन के ब्रह्मोत्सव पर बहुत 
बडे पेमाने पर आयंसमाज का प्रचार हुआ | सन्‌ १८९१ 
में संयुक्त प्रान्‍्त तथा पंजाब को प्रतिनिधि सभाओं 
की ओर से सम्सिलित प्रचार हुआ, जिसमे दर्जन से 


प॒० पद्ममसिह शर्मा 


अधिक आर्य विद्वानों ने भाग लिया । १९०३ मे दिल्‍लो में जो विशाल दरबार हुआ, 
उसमें भी पंजाब और संपुकत प्रान्त की सभाओं ने मिलकर प्रचार की व्यवस्था की । 
१९१० ई० में प्रयाग में एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी हुई थी । उस अवसर पर बड़ी 
धूमधाम से वेदिक धर्म का प्रचार हुआ। कई दिनों तक बड़े-बड़े आर्य विद्वानों के 
व्याख्याव होते रहे । १९१६ में राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) का अधिवेशन लखनऊ 
में हुआ । उस महत्वपूर्ण अधिवेशन में कांग्रेस के सूरत में बिछड़े हुए दोनो दल 


प्रात्तों में आर्यसममाज की प्रगति (२) ७९ 


राष्ट्रीय मंच पर फिर इकट॒ठे बेठे थे, इस कारण उस अधिवेशन पर देश भर की जनता 
का असाधारण जमाव हुआ था। उस अवसर पर कई दिनों तक बेदिक धर्म के प्रचार 
की धूमधाम रही । इस प्रचार का प्रबन्ध आर्यसमाज गणेशगंज, सिटी आयंसमाज 
और आप॑ कुमार सभा की सम्मिलित शक्ति से हुआ। २९ दिसम्बर को आर्यसमाज 
के पंडाल में अखिल भारतोय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन हुआ जिसमे महात्मा 
गांधी, पं० मदनमोहन मालबीय तथा महात्मा मुस्शीराम जी आदि के प्रभावशाली 
भाषण हुए। 

इस विवरण से बिदित होता है कि इत वर्षो में संयुक्त प्रान्त में आये प्रतिनिधि 
सभा के उद्योग और आयंजनों के उत्साह तथा सहयोग से आययंसमाज के प्रभाव का 
विस्तार होता गया । गुरुकुल वन्दावन के स्थापित हो जाने पर आये नर-तारियों के 
मिलने, सदुपदेश सुतने और आययंसमाज के कार्य को प्रत्यक्ष रूप में देखने का एक और 
अवसर' निकल आया । 


पांचवा ग्रध्याय 


प्रान्तों में आयंसमांज की प्रगति (३) 


राजस्थान तथा मालवा 


हम पहले भाग में बतला आये हैँ कि राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा की 
स्थापना १८८८ में हो गई थी। हमने यहू भी बतलाया था कि दो कारणों से उस 
प्रान्त में आर्यसमाज के कार्य की प्रगति धोमी रही । महुषि दमानन्द ने राजस्थान को 
आयं-स्थान बताने को यह योजना बनाई थी कि वहां के सब नरेशों को आर्य बता 
कर यथा राजा तथा प्रजा के सिद्दान्त के अनुसार प्रजा को आप बनने की प्रेरणा 
दी जाय। वह गोजना प्री न हो सकी । दर्देव बीच में आ कूदा। महषि के निर्वाण 
के पदचात्‌ उनके प्रमुख अनुयायियों की शक्षित परोपकारिणी सभा के चलाने में लग 
गयी। इस कारण आर्यसमाज के प्रान्तीय संगठन का काम प्रारम्भ होने में विल्लम्ब 
हो गया । 


राजस्थान आये प्रतिनिधि सभा को स्थापना तो १८८८ ई० में हो गईं थी 
परन्तु रजिस्ट्री १८९६ में हुईं । सभा की स्थापना हो जाने पर धीरे-धीरे प्रचार का 
कार्य संगठित रीति से होने लगा | कुछ वर्योा' तक वो उपदेशक ही प्रचार करते रहे! 
१९०८ ई० में उपदेशकों की सत्या बढ़ कर आठ हो गई । उत आठ उपदेशकों के ताम 
निम्नलिखित ६ .-- 


१) पं० गणपति शर्मा 

२) प० गगादतत शर्मा 

३) १० वासुदेव शर्मा 

४) पं० भवानीप्रसाद शर्मा 
५) प० भुक्ुन्दराम द्ार्मा 
) पं० ऊषोराम शर्मा 
७) १० शमाननन्‍्द उपदेशक 


(८) प० ओंकारदत्त ब्ार्घा 


१९०७ में प॑ं० अखिलानन्द कविरित्त का नाम भो उपदेशकों की श्रेणी मे मिलता 
है। यह संख्या प्रतिवर्ष घटती-बढ़ती रहती थो। बीच मे एक समय ऐसा भी आया 
जब सभा के पास्त एक भो उपदेशक नहीं रहा । फिर नये उपदेशक रखे गये। यों 
सामान्य रूप से झुकाव उन्नति को और ही रहा। १९१५ ई० में उपदेशकों और 


!। 
( 
( 
| 
( 
| 
| 


प्रान्तो में आयेंसमाज की प्रगति (३) पर 


भजनीकों की संख्या मिलाकर ६ हो गई। १९२१ की रिपोर्ट में हम उपदेशकों तथा 
भजनीकों की सख्या १६ तक बढ़ी हुईं पाते हेँ। उनमें से फुछ ऐसे भी थे जिन्होंने एक- 
दो महीने तक ही काम किया। इस प्रकार समय के साथ-साथ राजस्थान ओऔर मालवा 
भे प्रचार कार्य का बिस्तार होता गया। 


प्रचार के साथनों की उन्नति के साथ-साथ आर्यसमाजों की संख्या में भी वृद्धि 
होतो गयी । जब राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना हुई थी तब सभा में 
केवल आठ आपंसमाजे सम्मिलित हुई थी। धीरे-धोरे उन की सख्या बढ़ने लगी । 
१९०७ में सम्मिलित सम्राजों की संख्या २१ तक पहुच गयी थी | १९१० की रिपोर्ट 
से पता चलता है कि वर्ष के अन्त में सभा में ३५ समाजें सम्मिलित थो। १९१४ में 
उनकी संख्या ३८ हो गई। १९२१ ई० की रिपोर्ट से विदित होता है कि सब समाजें 
संख्या में ४७ थो जिन में से ३६ सभा में सम्मिलित और ११ असस्मिलित थी। 
१९२७ की रिपोर्ट से सुचना दी गई है कि इस समय तक राजस्थान व मालवा में 
कुल सम्ताजे नई व पुरानी ८० है। इस व्योरे से प्रतीत होगा कि मद्यपि आर्वसभाजो 
की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती गई तो भी वह वृद्धि संत्तोष्रजननक नहीं थी। अन्य 
कारणो के अतिरिक्त इसका बड़ा कारण यह भी था कि राजस्थान में शिक्षा का 
बहुत कम प्रचार था। राजपूत शासक अपने पुरोहितो और कुलो की पद्धतियों से 
इतने बंधे हुए थे कि समाज-सुधार जंसी चीज उन्हे हौआ प्रतीत होती थी। शिक्षा 
के प्रचार से उनके घबराने का कारण स्पष्ट था । वे जानते थे कि यदि प्रजा शिक्षित 
हो जायेगी तो राज्य के कार्यो की आलाचना करने लोगी और अधिकार मांगेगी । 
भारत के अन्य प्रांतों के कुछ नरेह्व उन्नति की ओर पग बढ्ष रहे थे परन्तु राजस्थान 
में अभी आधो रात का समय था। जायंसमाज को बहत ही ठोस चट्टानों से 
टकराना पड़ता था । इस कारण आरयंसमातर के अवेतनिक और वेतनिक कार्य- 
कर्ताओं के बहुत प्रयत्त करने पर भी आर्यसमाज का प्रभाव बहुत मन्द गति से बढ़ 
रहा था। 


राजस्थान के कुछ प्रारस्भिक आर्य नेता परोपकारिणी में उलझ जाने के 
कारण प्रतितिधि सभा के कार्य से उपरत से हो गये थे। बहुत वर्षों वफ राजस्थान 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान पद को पं ० वंशीधर जी दार्मा एम० ए०, एल-एल० बी० ने 
सुशोभित किया। पं० वंग्रीधर जी बहुत ही मिष्ठभाषी, विनोत और उत्साहों महानु- 
भाव थे। उनका कार्यकर्त्ताओं पर सात्विक प्रभाव पड़ता थ!। बा० ब्रह्मानन्द जी और 
डा० सुखदेवदास जी कई वर्षों तक उपप्रधान रहे । बा० ब्रह्मानद जी (जो पीछे 
सत्यासी होकर स्वा० ब्रह्मानंद जी कहलाए) का जीवन आर्यसमाज की सेवा में ही 
व्यतीत हुआ। डा० सुखदेवदास जी अपने जोश ओर तल्लग्नता के लिए प्रसिद्ध थे। 
ग्वालियर के रईस कुंवर हु्क्मासह जी, भरतपुर एजसी के मोर भुन्शी श्री हीरालाल जी 
ओर अजमेर के वकोल बाबू मिट्ठन लाल जी भार्गव आदि महानुभाव समघ-सपय पर 
प्रधान आदि उत्तरदायित्वपूर्ण अधिकारों पर आरूए होते रहे। अन्य कार्यकर्साओं में हम 


सा मा 


८२ आर्यसमाज का इतिहास 


बा० महेशस्वरूप जो वर्मा, डा० गुरुक्‍त (कोटा) तथा बा० मथुराप्रसाद जी आविके ' 
नास पाते हू | क्री महेदास्वरूप वर्मा नें मन्‍्त्री बनकर अपने सांसारिक अनुभव से लाभ 
उठाते हुए सभा के कार्यालय को व्यवस्था में लाने का यत्न क्रिया । डिगा निवासी 
पं० भकतराम जी पहले पंजाब प्रतिनिधि सभा के उपदेशक थे। कुछ वर्षो तक गुरुकुल 
कांगड़ी में अध्यापक रहे | उसके पश्चात्‌ आयंसमाज के काम क़ो प्रगति देने के लिए 
उन्हें राजस्थान भेजा गया। वहा जाकर उन्होनें पंजाबो हल्ले से कार्य करने की चेष्टा 
को परन्तु उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली । राजस्थान की सभा राजस्थान की गति से 
ही चलूतो रही | सगठन के विस्तार के अनुकूल ही सभा की आय की भी प्रगति रही । 
विवरणों से विदित होता है कि १९०५ में सभा की आय ६९३) रु० हुईं, जो १९०७ में 
२११५) तक पहुंच गयी । १९२६ के विवरण मे आय की राशि १४०५४) लिखी है। 


राजस्थान में वे सभी प्रवृत्तियों जो आर्यसमाज्ञ के कार्यक्रम के साथ सम्बद्ध 
थीं बराबर जारी रहों । पुष्कर आदि के मेलों पर विद्येष प्रचार की व्यवस्था को जाती 
थी। कई मार्क के ज्ास्त्रार्थ हुए जिनमें आर्थसलमाज को सफलता मिली । राजस्थान की 
सभा ने अन्य प्रान्‍्तों से एक विशेष बात यह की कि १९०९ में शास्त्रार्थो के नियम 
बना कर बिद्वातों के पथ्-प्रदर्शांत के लिए दिए। सावंदेशिक आर्य-प्रतिनिधि सभा की 
स्थापना के समय जो प्रतिनिधि सभाएं उसमें सम्मिलित हुईं थीं, उनमें राजस्थान की 
सभा भी थी। यद्यपि इस सभा को प्रारम्भ में सार्ववेशिक सभा का शाल्क भाग देने 
मे कुछ कठिताई हुई परन्तु ज्ीक्र ही अधिकारियों के प्रयत्न से वह दूर हो गई । जब 
पटियाले में रियासत की ओर से आर्पक्षमाजियों पर अभियोग चलाया गया तब और 
पं० गणपति जी की मृत्यु के पश्चात्‌ उनके परिवार को सहायता के लिए चन्दे की अपील 
हुई तब भी सभा ने निर्णय किया कि उनकी आशिक सहायता की जाय । पटियाला केस के 
समाप्त हो जाने के कारण बहाँ सहायता भेजने फो आवश्यकता तो न पड़ी परन्तु गणपति 
स्मारक के लिए सहायता बराबर जारी रही । 


जब महूषि जोवन के अन्तिप्त विनो से राजपुताना में प्रचार के लिए आए थें 
तब यह आज्ञा बंधी थी कि कुछ बड़ी रियाप्ततो के शासक आर्यसमाज के पोषक बन 
जायेंगे। परन्तु महृषि के निधन के पश्चात्‌ परिस्थिति में परिचर्तत आ गया। उदयपुर 
ओर जोधपुर के नरेश, जो महि से प्रभावित हुए समझे जाते थे, उनके पदचातु 
फिर पुरानी रूढियों के आवते में फंस गए । किन्तु महथि का प्रयत्न सर्वथा मिष्फल नहीं 
गया। राजकुलो से सम्बन्ध रखने वाले कुछ महानुभाव आयंसमाज के स्थिर सहायक 
बन गए । जोधपुर नरेश्ञ के छोटे भाई महाराज प्रतार्पासह की चर्चा पहले हो चुकी है । 
जोधपुर के दूसरे रईस जो निरन्तर आर्थसमाज के अंग बने रहे, राव राजा सुरजसह जी 
ये। आप आय प्रतिनिधि सभा के सदस्य होने के अतिरिक्त समाज के अन्य सब कार्यों 
में भी पूरा सहयोग देते थे * उदयपुर के राव राजा तेजसिह आर्थप्रतिनिधि सभा के 
प्रधान रहे और कठिन समयो में आर्यंसमाज का हाथ बटाते रहें। 


राजस्थान के नरेश-मसण्डल में से जिन्हें आर्थसमाज की सेवा करते का सब से 


प्रान्तों में श्रायंसमाज की प्रगति (३) पर 


अधिक श्रेय प्राप्त हुआ वे शाहपुराधोश सर श्री नाहरसह वर्मा थें। आप की नस- 
नस में वेदिकधर्म का प्रेम व्याप्त था। आप चिरकाल तक परोपकारिणी सभा के प्रधान 
रहे । कोई आर्य-संस्था नही, जिसको आपने पुष्कल सहायता न दी हो। अपने बच्चों 
को शिक्षा के लिए आप प्रायः आर्य चिद्वानो को झाहपुरा मे बुलाकर आदरपुर्वक रखते 
थे। गुरुकुल कागड़ी को आपने साहित्य-निर्माण के लिए एक बड़ी राशि स्थिर निधि 
के रूप में प्रदान की। आयंभाषा के उपाध्याय की गद्दी भी आप ही को ओर से थी। 
आपके पश्चात्‌ भी कुल-परम्परा सिटी नहीं। आपके उत्तराधिकारी महाराजा सर 
उम्मेदारतिह जी ने भी आर्येंसमाज के साथ योग्य पिता की भाँति हो अपना प्रेम बनाए 
रक्‍ला और उन्हीं की पद्धति पर चलते रहे। 


राजस्थान प्रतिनिधि सभा को ओर से कुछ संस्थाएं भी चलती 
थीं । सब से पुरानी संस्था गुलाब देवी सथुराप्रसाद पाठशाला थो। इसको 
स्थापना राजस्थान को उदार सार्वजनिक कार्यकर्त्नी श्रीमती गुलाबबेबी ने संवत्‌ 
१९५५ विक्नषमी मे की थी। कुछ वर्षों के पदचात यह पाठ्शाला आर्पप्रतिनिधि 
सभा के प्रबन्ध में आ गई। सभा अपनो ओर से इसके प्रबन्ध के लिए प्रतिवर्ष वाधिक 
अधिवेशन के अवसर पर एक प्रबन्ध-समिति तियुफ्त कर दिया करती थी। पह पाठ- 
शाला अब भी चल रही है और सभा की ओर से दो प्रतिनिधि उसको प्रबन्ध-समिति 
में भेजे जाते है। 

राजस्थान प्रतिनिधि सभा की दूसरी सरथा राजस्थान से बाहर सथुरा में 
स्थापित हुई थी। उसका नाम भरी विरजानन्द साधु आश्रम था। यह आश्रम गुरुवर , 
क्री स्वामी विरजानन्द जी के स्मारक रूप से बताया गया था, इस कारण इसे मथुरा 
में ही रखना उचित समझा गया। इस आश्रम की स्थापता ७ सितम्बर १९१० के 
दिन हुई । इसके प्रबन्ध के लिए भी प्रतिवर्ष एक प्रबन्ध-समिति नियुक्त कर दी जाती 
थी । इससे मुख्य रूप से संस्कृत ओर शास्त्रों की शिक्षा दी जाती और किसी प्रकार 
की फोस नहीं ली जाती थी। इसकी व्यवस्था के सम्बन्ध में राजस्थान प्रतिनिछि 
सभा की १९११ की रिपोर्ट में निम्नलिखित पंक्तियाँ हैँ :--'अध्यापक श्रीमान्‌ 
स्वासी सबवंदानन्द जी महाराज ने अपना अमूल्य समय इस महान कार्य की सहायतार्थ 
दिया है और तथ्य तो यह है कि यदि स्वाप्री जी महाराज अपना समय न्‌ प्रदान 
करते तो हमारा साहस इस कार्य को इतती ज्ीत्रता से आरम्भ करने के लिए होना 


कठिन ही था, उक्त स्वामी जो महाराज के अतिरिक्त पं० आयंत्रत भी १५) पासिक 
पर अध्यापक का कार्य करते हे ।” 


१९१४ में सभा ने इस आश्रम को अजमेर ले जाने का निवचय करने के साथ- 
साथ यह भी नि३चय किया कि जिप मकात में आश्रम था, वह गुरुकुल बन्दावन के 
अर्पण कर दिया जाय । 


इस (१९०१-१९ १८) काल फी राजस्थान को एक विश्येष घटना, जिसका 
आयंसमाज के इतिहास में विशिष्ट स्थान है, धौलपुर आर्यसमाज के सम्बन्ध से हुई । 


ह। 


८४ आयंसमाज का इतिहास 


राजस्थान की रियासतों के आयंसमाज से सम्बन्ध सामान्य रूप से उपेक्षापूर्ण 
रहे । उदयपुर के महाराणा सज्जर्नासह को मह॒धि ने प्रोपकारिणी सभा का प्रधान नियत 
किया था । आज्ञा तो यह थी कि अन्य रियासतों को अपेक्षा महाराणा प्रताप को भूमि 
में घामिक सुधार का कार्य अधिक वेग से चल सकेगा। परन्तु मह॒षि के निर्वाण के 
पदचात्‌ स्थिति एकदम बदल गई । कुछ वर्षों के लिए आर्यत्तमाज की प्रगति उदयपुर 
में सर्बथा रुक गई । जोधपुर में महाराज प्रतार्पसिहू जी और राव राजा सुरजसह जी 
आवि रईसों को सहानुभूति न्यूनाधिक रूप में कई वर्षो तक चलतो रही । परिणाम 
यह हुआ कि उस रियासत में आर्यसमाज का काम किसी न किसी तरह चलता रहा। 
आर्यसमाज मन्दिर के झगड़ों के कारण आर्य पुरुषों में कुछ परस्पर सतभेद जारी रहें । 
सभा के अधिकारी उन्हें मिबटाने का यत्न करते रहें। प्रतिनिधि सभा रियात्षतों के 
शासकों तेक वेदिकधर्म का संदेश पहुचाने का यत्व समय-समय पर करती रही। 
१९१४ से इन्दौर नरेश और भरतपुर के शाप्तक को सेवा में आयेसमाज का साहित्य 
भेट किया गधा। अन्य कई रियासतों मे आर्सस्माज के साथ उदासीनता का व्यवहार 
चल रहा था। त उसे रियासत की ओर से बढ़ावा दिया जाता था और न कोई 
बाघा उत्पन्न की जातो थी । 


इसका यह अभिप्राय नहीं कि कभी किसी प्रकार का संघर्ष उत्पन्न होता ही 
नहों था। प्रतिनिधि सभा के १९१४ की रिपोर्ट में निम्नलिखित दो घटनाओं का 
उल्लेख है :-- 

४१, बीकानेर में एक सुवर्णकार सहाश्य के लड़के का सभा के उपदेशक पं० 
नरसिह शर्मा जी यज्ञोपवीत संस्कार कराने लगे तो वहाँ के पौराणिक समुदाय ने बड़ा 
दोर मचाया, लड़ने को तेयार हुए और दरबार की सेवा में सस्कार को रुकवाने के 
लिए तार द्वारा प्रार्थंता की, परन्तु प्रजापालक न्यायमृर्ति श्री दरबार ते पुलिस-विभाग 
हारा आज्ञा भेजी कि संस्कार शास्तिपर्वक होते दिया जाय | श्रीमानों को इस न्‍्याय- 
युक्त आज्ञा के लिए सभा अनेकशः धन्यवाद करती है और ईइवर से प्रार्थो है कि 


जगस्नियस्ता श्रीसानों के राज्य को चिरस्थायी रक्‍्खे कि जहाँ शोर और बकरी एक घाट 
पानी पीते रहे । 


“२, इसी प्रकार रामगढ़ समाज के उत्सव के मौके पर भी विरोधियों ने बहुत 
उपद्रव किया था ओर सभा के उपदेशको पर कई प्रकार के अत्याचार किए और करनें 
पर उतारू थे, परस्तु जब श्रीसान्‌ु रावराजा साहब सीकर वहाँ पधारे तो उन्होंने उन 
सबों को बुाकर एक उपदेशपूरित भाषण दिया और आगामी के लिए ऐसे उपद्रव 
करने से रोका । हम श्रीमानों का भी अन्तःकरण से धन्यवाद करते हे ।” 


जब दस उदार उदासीनता की पृष्ठभूमि पर रखकर हम धौलपुर काण्ड को 
देखते है तो वस्तुतः उसकी कालिसा पर आइचयं होता है। कोटा, भरतपुर आदि रिया- 
सतों का आंक्षमाज के साथ व्यवहार भी बहुत कुछ सहानुभृतिपूर्ण या। ऐसी दशा मे 
धोलपुर की सरकार ने जो अन्याय और अदृरदशिता से भरा हुआ व्यवहार किया, 


प्रान्तों में आर्य मसाज की प्रगति (३) द५ 


उसका कारण समझना भी कठित है। घटना इस प्रकार हुई। १९१५ के प्रारम्भ में 
आर्य प्रतिनिधि सभा के पास रिपोर्ट पहुची कि धौलपुर रियासत की ओर से धौलपुर के 
आर्यसमाज मन्दिर में अधिवेशन बन्द कर दिए गए हैँ। इस पर सभा ने २६ अप्रेल के 
अधिवेशन में निश्चय किया कि सभा के भन्त्री पत्र द्वारा इस विषय का अनुसंधान करके 
महाराणा साहब धौलपुर से प्रार्भना करे कि वे कृपा करके आर्यसमाज को श्ञीघत्र अपने 
अधिवेशन करने तथा प्रचार का कार्य करनें की आज्ञा दे | यदि इस पर कार्य सिद्ध न हो 
तो प्रधान जो (बा० गौरीइंकर जी बरिस्टर) #वर्य वहॉ पधारे और पदाधिकारियों से 
मिलकर प्रयत्त करें। इसके अतिरिक्त आ५«£यकता के अनुसार डेपुटेशन भेजने का भी 
प्रयत्न किया जावे । 


इस सम्बन्ध में आगे जो कार्यवाही हुईं, उसका विवरण हम १९१८ ई० 
की सभा की वार्षिक रिपोर्ट से उद्धृत करते हे :-- 


“सन्‌ १९१७ ई० में सभा की ओर से श्रीमान्‌ महाराज राता धौलपुर को 
सेवा में धौलपुर समाज मन्दिर भूमि के लिए डेपुटेशन पहुचा था, उस पर उक्त राना 
साहब महोदय ने यह स्वीकार किया था कि जो भूमि समाज को अवशेष है, 
वह॒ तथा उसके समीप में जो भूमि है, उसमे से समाज की काम में आई हुई भूमि 
के बदले में भूमि समाज को दे दो जाएगी । पर बजाय अपने बायदे को पूर्ण करने के 
जो शेष भूमि समाज की रहो थी, उस पर भी अपना कब्जा कर लिया और मकानात 
राज्य को तरफ से बनाए जाने लगे। यहाँ तक कि हवन कुंड के स्थान पर फूस की टट्टी 
का पाखाना बनाया गया ।- ऐसी रिपोर्ट धोलपुर समाज से आने पर इस समाज के क्लर्क 
पं० मोतीलाल जी दरार्मा को देखने के लिए भेजा गया। उत्तकी रिपोर्ट से मालम हुआ 
कि वास्तव में पाखाना बनाया गया है। इस पर समाचार-पत्रों मे घोर आन्दोलन हुआ 
ओर सत्याग्रह के लिए सभा को आर्य पव्लिक ने मजबूर किया। सभा की ओर से इस 
भूमि के धिषय में समाचार-पत्रो में सब हाल प्रकाशित किया गया इस पर और भी 
घोर आन्दोलन समाचार पत्रों में उठा । कई एक स्वार्थ-त्यागी बेदिक धर्म के हितेषी 
इस घोर अन्याय को जान कर अपनी-अपनी बसीयत करके अपना जीवन इस बेदिक 
धर्म के कार्य में न्‍्योछावर करने के लिए धौलपुर पहुच गए और सत्याग्रह प्रारम्भ हुआ। 
इसी प्रसंग मे श्ली मुन्शी नारायणप्रसाद जी (श्री तारायण स्वामी जी) भी शामिल थे। 
उन पर पत्थर भी फेंके गए थे और उनके चोठ भी आई थी । इस कार्य में सबसे प्रथम भाग 
आगरे के नाथमरू जी, तारादत्त जो वकील, अधिष्ठाता आयेभास्कर प्रेस ने लिया जो 
कि सब हाल आपको समाचार-पत्रों द्वारा विदित हो ही चुका है। लगातार सत्याग्रह का 
कार्य चलते रहने पर स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज भो उस अवसर पर' पहुंचें और 
बाइसराय ब महाराज राना धौलपुर को सत्याग्रह के सम्बन्ध में सूचना कर दो। इस पर 
स्वामी जी महाराज को राना साहब ने कंडाघाट बुलाया और यथोचित फंसला करने 
का वायदा किया। सभा को उक्त स्वामी जी ने ता० २५-८-१८ को कंडाघाट पहुंचने ' 
की सूचना दी। उसके अनुसार श्रीमती सभा के प्रधान राबराजा तेजसिंह जी जोधपुर 


८६ आर्यसमाज का इतिहास 


को मन्‍्त्री सभा ने सचना दी कि में और स्वामी श्रद्धानन्द जो ता० २५-८-१८ को 
कंडाघाट पहुचेगे। आप भी अवद्य पहुंचे । श्रीमान्‌ रावराजा जो, हुकर्मासह जो तथा 
मनन्‍्त्री सभा उपरोक्त तिथि को कंडाघाट पहुंचे, पर पहुचते पर यह मालूम हुआ कि 
स्वा० श्रद्धातन्द जी महाराज ता० २४-८-१८ को ही महाराज राना साहब से फंसला 
करके धौलपुर लौट गए है। सत्याग्रहो आर्य सभ्य इनके फंसले से असंतुष्ठ रहे पर आये- 
समाज धौलपुर के सभ्यों ने उक्त स्वासी जी के फंसले को स्वीकार किया, अतः सभा 
ने भी ऐसी हालत में स्वीकार करना ही उच्तित समझा है ।* 


उस फैसले को मुख्य बाते यह थीं कि--“जो भूमि स्टेट बेक के हाथ में आ गयी 
है, वह उसी के पास में रहेगी, आर्यसमाज को बापिस नहीं दी जायगी । जमीन के 
जिस टुकड़े पर हवनकुण्ड बन गया है, उसे बन्द कर दिया जायगा और किसी अन्य 
काम में नहीं लाया जायगा । वहां आर्यसमाजी तीन दिन तक हवन कर सकेंगे । उसकी 
चाबी आरयेसमाज के मन्‍्त्री के पास रहेगी | परन्तु वह उसे काम से नही ला सकेंगे। 
कौटन फैक्टरी रोड पर १०० ८१०५ फीट का एक टुकड़ा आर्यसमाज के सन्विर के 
लिये दिया जायगा | उस टुकड़े का चुनाव स्वामी श्रद्धानन्द जो और जुडिशियल सेक्रे- 
टरी मिलकर कर लेगे।* 


इस फंसले के अनुसार उस स्थान पर हवन आरम्भ हुआ । उस समय जो कुछ 
हुआ बह हम सभा को रिपोर्ट से उद्धुत करते है :-- 


"हवन प्रारम्भ होते ही समस्त प्रजा को भड़काया गया और हवन समाप्त होने 
तक समस्त प्रजा को आर्यसमाज के सभ्यों के मुकाबले से लड़ने को तथा पत्थर बरसाने 
के लिये मजबूर कर दिया ताकि उठकर आयंसमाजी चले जावें। दृकानो पर पहुचते ही 
गिरोह का गिरोह जनता का आया और पत्थर बरसाना आरम्भ किया । ४-५ बार 

पत्थर बुरी तरह बरसाये गये पर आर्यसामाजिक सभ्य, जो उस समय उपस्थित थे, निडर 
होकर अपने स्थात पर डटे रहे । २-३ आर्य पुरुषों के चोट आई। आखरी पत्थर-वर्षा 
में स्वामी श्रद्धानन्द जो के शिर पर चोट आई, उस पर काजी जी साहब पधारे और 
कहने लगे कि में आप की रक्षा यहां पर नहीं कर सकता, आप डाक बंगले पर जावें, 
में गाड़ियां भेजता हूं । गाड़ियों द्वारा हम सब डाक बंगले पर पहुंचामे गये । दिखा- 
वी पुलिस का प्रबन्ध था, पर पुलिस और पह्ठन के लोग, जो प्रबन्ध कर रहे 
थे, स्वय आंख चुरा-चुरा कर पत्थर फेकते थे । डाक बंगले पर भोजन आदि 
का कुछ प्रबन्ध नहीं था ओर त बाजार से ही मिलता था। बड़ी कठिनाई से यहाँ के 
स्टेदान मास्टर से कुछ खाने-पीने का प्रबन्ध किया। इस पर स्वास्ती जी महाराज ने 
पोलिटिकल एजेन्ट और महाराज को इस आशाय का पत्र लिखा कि २७ अगस्त १९१८ 
की घटना की जाँच करते के लिए कमीशन बिठाया जाय और उसकी रिपोर्ट आने पर 
जो बायदा किया गया है, उसे पूरा किया जाय । महाराणा उन्च दिनो पहाड़ पर गए 
हुए थे। इस कारण बहुत देर तक वह सामला लटकता रहा। अच्त मे जो नि३ुचचय 
हुआ उसम्त आयंक्षमाज का हाथ ऊंचा रहा | धौलपुर में न केघछ आर्थंसमाज मन्दिर 


प्रान्तों में आय॑ंसमाज की प्रगति (३) ८७ 


बन गया, रियासत अथवा वहीं की जनता की ओर से उनका विरोध भी बन्द हो 
गया ।” े 
राजस्थान के आर्यजोवन में प्रारम्भ काल से ही शारदा परिवार का विशेष 
स्थान रहा है। आर्यधर्मन्द्रजीवन' के लेखक श्री राध- 
बिलास शारदा तथा महषि दयानन्द, हिन्दू सुपिरि- 
योरिटो' आदि के लेखक श्री हरविलास शारदा अपने 
समय में आर्यसभाज के प्रमुख स्तम्भ थे । उनके 
उत्तराधिकारियों ने भी कुल-परम्परा की रक्षा की | 
श्री सुर्थयक्रण शारदा जब तक जीवित रहे, तब तक 
समाज को सेवा में निरत रहें। श्री चॉदकरण शारदा 
और डा० मानकरण शारदा ने आर्यसमाज को अनेक 
प्रकार से सेवा को और कर रहे है, विशेषतः कुंबर चॉंव- 
करण शारदा ने तो अपने आपको आपयंसमाज के 
करुवर चॉदकरण जारदा अपंण ही किया हुआ है, आर्यसमाज पर संकट आने 
का सभाचार सन कर जो आर्य प्राणो की बाजों 
लगाने के लिए धौलपुर पहुंच गए थे, चॉदकरण उनमे सबसे आगे थे। आपने अनेक 
अवसरो पर और अनेक प्रकार से आर्यसमाज की सेवा की हे । केवल राजस्थान के 
ही नही अपितु वेशभर के आये-नेताओं में आपका विशेष स्थान है । 


आपके कामों की विद्येष वर्चा यथास्थान आती 'रहेगी । 


छठा श्रध्याय 


प्रान्तों में आयंसमाज की प्रगति (४) 
बम्बई 


बम्बई नगर में आरयंसमाज की स्थापता महँषि के जीवनकाल में ही हो गई थी। 
उसका संक्षिप्त वृत्तान्त इस इतिहास के प्रथम भाग में दिया जा चुका है। महषि 
बम्बई के अनेक प्रतिष्ठित नागरिकों के निमत्त्रण पर विक्रम्ती संवत्‌ १९३० (सन्‌ 
१८७४ ) में बम्बई पधारे ओर बालकेदवर में 5हरे। उत्साही सज्जनों को ओर से महधि 
के व्यास्यातों की व्यवस्था की गयी और समाचार पत्रों में विज्ञापत द्वारा विशेष रूप से 
वल्‍्लभ सम्प्रदाय के आचार्यो' और सामान्य रूप से सभी मतावलूस्बियों को धर्म-चर्चा 
के लिए आमन्त्रित किया गया । उस समय किसी बड़े शास्त्रा्थ को योजना तो न बन 
' सको, परन्तु दका-सभाधान प्रायः प्रतिदिन होता रहा। उसका प्रभाव यह हुआ कि 
; वेदिक धर्म में श्रद्धा रखने वाले लोगो के मन में विधिपूर्वककं समाज बनाने का विचार 
उत्पन्न हुआ। स्वामी जी महाराज ने उत्त विचार से अपनी सहमति प्रकट को । इस 
प्रकार आर्यसमाज की स्थापता का निश्चय तो हो गया परन्तु किसी हिलयू-तामधारी 
सज्जन ने सभाज के लिए अपना स्थान देना स्वीकार नहीं किया और आर्यस्माण 
के समर्थकों को अनेक प्रकार के भय दिखाकर आर्यंसमाज की स्थापना को रोकने 
की चेष्टा को। उस समय एक पारसी सवृगृहस्थ डा० श्री माणिकजों ताऊस जी ने 
उदारता दिखाई, उन्होंने कम्पाउन्ड में आर्यसमाज का अधिवेशन करने की अनुमति 
दे दी। वहां पर सं० १९३१ चैत्र, शुदि प्रतिपदा तदनुसार सन्‌ १८७५, ७ अप्रैल, 
बुधवार के दित, सायकाल के समय श्री गिरधरलाल दयालदास कोठारी की अध्यक्षता 
में तियमपूर्वंक आयेसमाज को स्थापना हो गई। उस समय आर्यसमाज के जो नियम 
बताय गये थे, उनका विवरण पहले भाग में दिया जा चुका है। 


आपंसमाज की स्थापना तो हो गई परन्तु जब उपस्थिति कुछ बढ़ने लगी तब 
वह स्थान कम पड़ गया। श्ञौश्र ही अनुभव होने छूगा कि कोई अपना बडा स्थान हुए 
बिना काम नहीं चल सकता । तब बहुत प्रयत्त करके इस कार्य के लिए गिरगाव रोड 
पर एक प्राइवेट इंग्लिश स्कूल जिसका संचालन श्री विष्णु गोविन्द जी करते थे, 
प्राप्त किया और उसी स्कूल में १० अप्रैल को आर्यंसमाज बम्बई की प्रथम 
साप्ताहिक सभा हुई, जिसमें स्थानीय समाज के उपनियम तथा सदस्य स्वीकार किये 


गये। आर्यसम्ाज बम्बई के प्रारम्भिक सदस्य ९६ थे। पहले अधिकारी निम्नलिखित 
चुने गये :-- 


छती मे श्रायंसमाज की प्रगति (४) ८९, 


श्री गिरधारीलाल दयालदास कोठारी प्रमुख 

श्री ठाकरसी नारायण जो उप प्रमुख 
श्री पानाचन्द आनन्द जी पोरख मन्त्री 

श्री अन्नामातंण्ड जोशी उप मन्त्री 
श्री सेवकलाल करसनदास कोषाध्यक्ष 
श्री शाम ज्ी विश्राम उप कोषाध्यक्ष 


न्तरंग सदस्य 


१. श्री मुलजी ठाकरसी ६. श्री बाब शोखोलाल क्षवेरीलाल 
२. श्री छबीलदास लल्लभाई ७, श्री अक्षयकुमार मित्र 
३ श्री हनमतराम पित्ती ८, श्री प्रुषोत्तम नारायण जी 


४. श्री आत्माराम वापुदलवी ९. श्री भहाशंकर देव 
५, श्री किशनदास बाबा उदासी १०. श्रीरघुनाथ गोपाल देशमुख 


आर्पसमाज की स्थापना के पश्चात्‌ बम्बई नगर में वेदिक धर्म को चर्चा चारो 
और फंल गई । बसम्बई नगर स्वयं एक प्रान्त के समान है। एक प्रान्त में जितने संप्रदायों 
के लोग पाये जाते है, या जितनी भाषाएं बोली जाती हूं, बम्बई में उससे कम नहीं । जैसे 
हम पहले बतला आये है, महर्षि के जाने से पूर्व वहां वल्‍लभ संप्रदाय का दोर-दोरा 
था। स्वाभाविक ही था कि सुधारक सस्था के स्थापित होने पर वलल्‍लभ संप्रदाय के 
आचार्यों और अनुयायियों में खलबली मच जातो । उस विचार-सघर्ष का परिणाम एक 
शास्त्रार्थ के रूप में प्रकट हुआ । 


बम्बई में आरयसमाज की स्थापना से पूर्व एक नविया श्ांतिपुर निवासी 
रामलाल नामक पंडित था। स्थानोय पडितों ने उसे श्री स्वामी जी महाराज से 


शास्त्रार्थ करने के लिए उद्यत किया और भाई जीवण जी के घर पर ता० २९ माच्त 
१८७५ को शास्त्रार्थ प्रारम्भ हुआ। इस शास्त्रार्थ में मध्यस्थ प॑० रामलाल के समकक्ष 
विद्वान्‌ श्री शास्त्री रासभाऊ घारपुरे थे। उन्होंने अपने अभिप्राय को प्रकट करते हुए 
बताया कि पं० रामलाल पाषाण-पूजन वेद से सिद्ध नहीं कर सका। यह सुनकर तत्रस्थ 
मंडली बऔँखला गई । 


बम्बई में दूसरा बड़ा शास्त्रार्थ रामानुज संप्रदाय के पंडित कमलनयन आचार्य 
से हुआ, जिसका धिस्तृत बृत्तान्त पहले भाग में दिया जा चुका है। इन दो ज्ञास्त्रार्थों' से 
बस्बई में आयंसमाज की जड़ें बहुत गहरी चली गईं। ज्ञीघ्र ही आपंजनों को यह अनु- 
भव होने लगा कि अपना समाज मन्दिर हुए बिना कार्य का विकास होना असम्भव 
है। सन्‌ १८८२ ई० में काकड़वाड़ी लेन में वह स्थान खरीदा गया जहां बतंमान समाज 
मन्दिर बना हुआ है। इस काय॑ में सेठ श्री सुन्दरदास घर्मेसह, सेठ श्री लीलाधर 
हरिदास और श्री सेठ जीवनदास मूलजी ने तन, मन, धन से पर्ण सहयोग दिया । समाज 
सन्दिर को आधार शिला यज्ञ आदि के पहचात्‌ श्री स्वामी जी महाराज के करकमलों 


९० आर्ग्ररमाज का इतिहास 


द्वारा संपादित हुई और समाज-मत्विर का निर्माण भो श्रो स्वासी जी के निर्देशानुसार 
ही होता रहा। 


२८ फरवरी १८८२ को समाज स्थान की रजिस्ट्री हो गईं । और १३ अप्रैल 
के दित निम्त सज्जनों का दृस्ट बता कर समाज की संपत्ति उसे सौप दी गई:-- 


१. श्री गोपाल राव हरि देशमुख ४. श्री जीवनदास मूल जो 
२. श्री सेवकलाल करसनदास ५. प्राणजीवन दास कानदास 
३, श्री सुन्दरदास धर्मसिह 


इस टस्ट में जो स्थान मृत्यु अथवा अध्य कारणों से रिक्त होते रहे उनके 
स्थान पर नए ट्रस्टी चुने जाते रहे । १९५४ में उसके ट्ूस्टी निम्न लिखित थे , 


१, श्री जम्मसाई पुरुषोत्तर काकु ४ श्री जगन्मोहन दह्मा भाई शाह 
२. श्री रतर्नासह रार्पासह ५ श्री ईइवरलाल गोविन्द जी 
३. श्री बसस्तराय रतिलाल पटेल 


आयेप्रतिनिधि प्रश्षा की स्थापना 


गजरात तथा सौराष्टू प्रान्त मे ह्रमण करते हुए महषि के उपदेशो से प्रभावित 
जनो में आर्यसमाज की स्थापना के विचार उत्पन्त हो चुके थे। बम्बई में आर्यसमाज 
की स्थापना होने के पश्चात्‌ उसके उपदेशक श्री प॑० कृष्णरास इच्छाराम ने प्रान्त में 
प्रचार का क्रम जारी रखा। कुछ ही वर्षों मे राजकोट, सूरत, पुणा (जि० सुरत), 
दम्रण, जल्ालपुर, दादरा, खलकची, डुगरा, खर्शाड़, पुता, भरूच, अहमदाबाद, भाव- 
तगर, ध्रागू, मलवाडा, उगत्य, बीजपुर, येवला, बेगल्र, बीरभगाँव, राडापुर, हुगली, 
अड़ास, इटोला, देगाम आदि स्थानों पर आयसमाज स्थापित हो गए। सन्‌ १८८६ के 
नवम्बर पास में समस्त उपयु क्‍त समाजो के प्रतिनिधियों को बुलाकर श्री सेवकलाल 
करसनदास द्वारा रचे प्रदेश सभा के नियमों के अनुस्तार प्रान्तीय प्रतिनिधि सभा की 
स्थापना की गई। श्री प्राणजोवनदास सभा के भन्त्री निर्वाचित हुए। प्रान्तीय सभा 
की ओर से पं० क्रष्णराम इच्छाराम, स्वामी ईइवरानन्दर जी तथा स्वामी शिवानन्द 
जी प्रचार-कार्य करते थे। समय-समय पर पंडित सेवकलाल जी भी प्रचार-कार्य में 
सहयोग देते थे । 


इन्हीं दिनों बस्बई के कुछ उत्साही नवयुवकों की ओर से वेदिक धर्म प्रचार के लिए 
आययंसमाज के समातान्तर एक वेद-धर्म-प्रचारिणी-सभा नाम की संस्था स्थापित की 
गई। इस सभा के उपदेशक पं ० बालक्ृष्ण जी हार्मा थे। कुछ वर्षो तक यह सभा पुथक्‌ 
कार्य करती रही। १९०१ में आय॑ पुरुषों के परस्पर मिल कर प्रयत्न करने से बेव-धर्म 
प्रचारिणी सभा आर्यसमाज से विलीन हो गयी । 


जब लाहौर आर्यसमाज के सदस्यों में दो दल बन गए और दोनों दलो में मांस- 
भक्षण के सम्बन्ध में मतभेद बहुत तोत्र हो गया तब परोपकारिणी सभा के मन्‍्त्री ने सब 


! | 
प्रान्तों मे आर्यसमाज की प्रगति (४) ९१ 


प्रतिनिधि सभाओं को पत्र भेज कर उनकी सम्मति सांगी थी। उसके उत्तर में बस्बई 
प्रान्त की प्रतिनिधि सभा की ओर से जो उत्तर भेजा गया, विशेष महत्वपूर्ण होने के 
कारण हम उसे अविकल उद्धृत करते है । 


श्रीयुत हरविल्ास शारदा बी० ए० ज्वाइन्ट सेक्रेटरी श्रीमत्ती परोपकारिणी 
सभा, अजमेर, 


प्रिय महाशय नमस्ते ! 

आपका समिति बिना का नं० १२ का पन्न मिला । पढ के आइचर्य हुआ कि यदि 
श्रीमती परोपकारिणे सभा आयेंसमाजों से पिता-पुत्रवत्‌ सम्बन्ध रखती है तो फिर 
मांस-विषय से अपनी राय जो स्वर्गंवासी पं० दयानन्द सरस्वती जी ने सत्पार्थ प्रकाश 
में प्रकट की है, उसी को छोड़ के सभाजों का अभिप्राय लेने क्‍यों चाहती है ? क्योंकि 
श्रीमती परोपकारिणी सभा को हम स्वामी जी के स्थानापन्न समझ के ही इसी की आज्ञा का 
पालन करते हे तो फिर हमारी समाजो का इस धर्स विषय से अभिप्राय लेने की क्या अपेक्षा 
है ! और विशेष में स्वर्गंवासी स्वामी जी ने इस विषय में आगे ही लिखा है, और यदि 
समाजो पर उपकार करके आगे परोपकार बढ़ाने के लिए ही तो वे भी भिन्न अहातों 
(इलाकों ) के सभासद होने से श्रीमती परोपकारिणी सभा उन्ही के द्वारा जान सकती 
है और किसी धर्मान्तरगत विषय में स्वर्गवासी रवामी जी महाराज का लेख न हो तो, 
पंडितों द्वारा विदित कर सकती है और यदि विदित किया हुआ विषय में यदि कोई आये- 
समाज संशयित हो तो भी वे अपनो-अपनी प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रथम उसी विषय पर 
पुनः विचार करने के लिए पेश करें! बेसी व्यवस्था से श्रीमती परोपकारिणी सभा और 
आयंसमाजो का पिता-पृत्रवत्त सम्बन्ध उचित है और जब ही आगे ठीक-ठीक सम्बन्ध 
रह भो सकता है । इसी से आपके लक्ष मे आजायेगा कि हमारे अहाते की समाजों 
की फेहरिस्त की आपके इस कार्यवाही के लिए कुछ अपेक्षा नही है। 


श्रीसती परोपकारिणों सभा अपने को लतटस्थ रख कर स्वर्गवासी स्वासी महा- 
राज के स्वोकार पत्र के १० वां नियम की सहायता से भार्यत्रमाज में से जिन की सम्मति 
अद्य पर्यन्त नही आई है, मगवा के, आई हुई सम्मतियों के बहु पक्षानुसार सभा का निर्णय 
प्रकट करने को चाहती है । परन्तु वे कार्य जमो सभा का पुरा-पुरा निश्चय और 
विश्वास न हो तभी करना चाहिए । तो अवश्य नम्नतापूवंक श्रीमती परोपकारिणी 
सभा को प्रष्ठव्य है कि 'अहिसा परमो धर्म: बेदोक्‍्त है, इस बात पर आपका भी कया 
पुरा-पूरा बिदवास नहीं है? कि आप इस नियम के अनुकूछ बहु पक्षानुसार निश्चय 
करना चाहते हो ? और विज्येषतया जो जो भुम्बई प्रतिनिधि सभा से आपको इस हाथे मे 
परोपकार बढ़ाने के लिए निवेदन भेज गये है, कभी प्रत्युत्तर भी ठीक-ठीक नहीं मिला 
हे ओर मुम्बई हाथे का जो स्थान रा० ब> गोपालराब हुरि जी के स्वर्गंधास से रिक्त 
हुआ था, वह भी अपनी यथारुचि से अग्य हाथे के सभासद्‌ से परित किया और हेत 
में दिया है कि “और क्‍योंकि ठाकुर सुकुन्द सिह तथा सि० रामगोपाल महाशय इस 
समय उपस्थित हैँ।” हमारा उन दोतों महाशयों को ओर पूर्ण प्रेस और साल है, परन्त 


मी 


९२ आर्यगरभाज का दतिहास 


यदि उपस्थित होने पर ही परोपषकारिणी में प्रविष्ट होना योग्य है चाहे जिस हाथे 
(अहाते) का स्थान रिक्त हो, उसका कोई विज्वार नहीं तो फिर परोपकारिणी के एक- 
देशों आगे बन जाने में कोई साय नहीं। इसका भी झूयथाल रखना था। खेर सच कहो 
तो मुंबई हाथे की आर्यस्माजों का कोई भी साम्प्रत आये धर्म प्रवतेक आये सभासद्‌ 
पशोपकारिणी के सभा में नहीं है कि जिसके द्वारा हमारी प्रतिनिधि अपना काये 
अन्तरंग निवेदन करा सके अर्थात्‌ मबई हाथे की ओर पितृभाव बतानें को सदेव 
श्रीमती परोपकारिणी को संकोच इसी कारण से रहा ऐसा अनुभव से सिद्ध हुआ है । तो 
फिर इस दक्ा भे श्रीमती परोपकारिणी सभा से परोपकार कराने के हेतु से पीछे-पोछे 
चल के किसी सभासद्‌ का विश्येष हेतु सिद्ध होते के छिए जिससे कुछ भी आगे इस 
हाथे को लाभ होने का सभव तो नहीं वरन्‌ हानि होने का संभव हो वेसे रणडे मे 
अपनी शक्ति व्यय करने का अयोग्य समझ के हमारो प्रतिनिधि को अंतरंग 
सभा का यह निश्चय हुआ है कि “श्रीमती परोपकारिणी की सहाय की आशा साम्प्रत 
छोड़ के अपने ही हाथे में अपनी ज्यों-ज्यों शर्किति बढ़ती जाय त्यो-त्यो आर्यधर्स का 
प्रचार करने का पुरुषार्थ करना, सुज्नेष्‌ किमधिकम । 
आपका कृपाकॉक्षी 
प्राण जीवनदास नारायणदास छावटर , 
मन्त्री, आर्यप्रतिनिधि सभा; मुंबई प्रदेश । 
इत दिनों मुंबई प्रान्तीय आप प्रतिनिधि सभा के साथ गुजरात, कच्छ, 
काठियाबाढ़, सिन्ध, कर्नाटक और महाराष्ट्र प्रान्‍्त के समाजों का सम्बन्ध था। जब 
सिन्ध प्रान्त अलग बन गया तब वहाँ की सप्ताजे पुथक्‌ हो गई । शोध प्रान्तो की 
समाजे बम्बई की प्रान्तीय सभा से ही सम्बद्ध होती रहीं । 
सभा की ओर से प्रचार कार्य के लिए १९०४ मे एक टैक्‍ट विभाग की . 
स्थापना को गयो ओर स्वाध्याय को उत्ताहित करते के लिए सत्यार्थप्रकाश की परी- 
क्षाओं की योजना करी। वर्ष में प्रान्‍्त के किसी न किसी नगर में “आर्य धर्म परिषद्‌” 


नाम से एक सम्मेलन भो किया जाने लगा जिससे आयंसमाज फे विस्तार में पर्याप्त 
सहायता पिली । 


गुरुकुल शान्ताक्रज 

सभा के कतिपय सदस्यों तथा गुरुकुल शिक्षा-प्रेमियों को ओर से बम्बई के 
, शान्‍्ताकुज़ तामक उपनगर में एक गुरुकुल की स्थापना की गईं । श्री स्व० राम जो 
भगवान्‌ झवबेरी के १० हजार के दान से संस्था का कार्य प्रारम्भ किया गया। श्री 
पं० बालकृष्ण शर्मा प्रथम आच्नार्य नियुक्त किए गए ! प्रतिनिधि सभा के अन्तर्गत विद्या- 
सभा नामक उपसभा हारा गुरुकुल का संचालन होता रहा। श्री स्वामी नित्यानन्द जी 
महाराज के कथन पर बड़ौदा के भहाराज ने गुरुकुल के लिए अपना उमरेद स्थित 
' महल देने का नि३चय किया परन्तु वह स्थान भीो ब्रह्मचारियों के स्वास्थ्य के अनकल 
नहीं होनें से गुरुकुल देवलाली भेज दिया। बतंसान में यह गुरुकुल हाई-सकल के नाम 


. 3 ४ 
प्रान्तों में अयेसमाज की प्रगति (४) ९३३ 


से बभ्बई के घादकोपर उपनगर मे चल रहा है। गुरुकुल की संचालिका विद्यासभा 


में वर्तमान में प्रान्तीय प्रतिनिधि सभा का प्रतिनिधित्व न होने से यह संस्था 
आयंसमाज के हाथ से निकल सी गयी है । 


सभा की ओर से 'आर्यप्रकाद्' नामक साप्ताहिक पत्र नियमित रूप से प्रकाशित 
होता रहा | सभा ने सत्यार्थप्रकाश, ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका संस्कार विधिं, आदि 
ऋषिकृत ग्रंथों के अनुवाद प्रान्तीय भाषा में प्रकाशित किए और कतिपय अन्य उपयोगी 
पुस्तकों का भी प्रकाशन किया । 


बम्बई प्रान्त में बंबई नगर की परिस्थिति अस्य प्रान्‍्तो को राजधानियों की 
अपेक्षा बहुंत भिन्‍न है । प्रान्‍्त के बड़ोदा, अहमदाबाद आदि अन्य नगरों में आर्यसमाज 
के कार्य का प्रारम्भ बहुत देर में हुआ। शुरू के लगभग ३५ वर्षों' तक बस्बई का 
आयंसमाज ही प्रान्त के कार्य का केन्द्र नना रहा। कार्यकर्त्ताओं में भी वही के आये- 
सज्जनों की प्रमुखता रही । सबसे पुराने आर्यजनों में श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा तथा 
श्री हरिइचस्द्र चिन्तामणि के नाम भी मिलते है । परन्तु श्री दयाम जी कृष्ण वर्मा के 
बिलायत चले जाने और चिन्तामणि जो के कुछ प्रबन्ध सम्बन्धी वेमनस्य से आर्यसमाज 
से पुथक हो जाने के कारण बह प्रान्तिक प्रचार कार्य मे कोई विशेष भाग त ले सके । 
प्रारम्भिक कार्यकर्त्ताओं के नाम पहले दिए जा चुके है ।! उनके पदचात्‌ जिन महानु- 
भावों ने आर्यससाज की विशेष सेवा की, उनसे से डा> कल्याणदास देसाई, श्री सेठ 
श्र जी बललभदास, पं७ बालक्ृष्ण जी शर्मा, श्री महा- 


राणी शकर शर्मा, श्री रणछोड भवान, राजा गोविन्द- (5 
लाल पित्ती आदि महानुभाव मुख्य थे। डा> कल्याण- 4 रे 
दास देसाई उन आर्य-पुरुषों में से है, जिन्हें केवल 2 मे) 
एक हो धन रही है और बह आयंसमाज की । अनेक ह सह हि 


प्रकार के आन्दोलन उठे और शान्त हो गए, कई / दह 
आऑधियों भी आईं और सिर पर से गुजर गई परच्तु 

डाक्टर जो ने आयंसमाज को छोद फर अन्य किसी । 

संस्था को ओर आँख उठा कर भो नहों देखा। इसमे ४ ९ 

सम्देह लहीं कि डाक्टर देसाई को एकम्नरकता 

असन्दिग्ध थी। श्री सेठ श्र जी वल्‍्लभदास अपने. सेठ शूर जी वल्लभदास जा 
ढग के विलक्षण पुरुष थे। स्वयं कमाकर बम्बई 

के धनी-मानी लोगों में गिने जाने लग। एक जोरवार लेखक ने यहां तक लिखा था कि 
वे सोने की थैलियों पर सोने लगे। इतना होने पर भी जीवन के अन्त तक उनमे दो 
विशेषताएं अक्षण्ण रूप से बनी रही । एक तो वे वेद और बेदज्ञों के परम भक्त और 
पोषक रहे और दूसरे अतिधि-सत्कार के लिए चौपाटी की ओर देखता हुआ उनका सात- 
मजला कच्छ केसल अतिथि-सेवा के लिए सदा प्रसिद्ध रहा। आर्यसमाज के हों या 


९४ आर्यसमाज का इतिहास 


किसी अन्य सार्वजनिक सस्था के, जो भी महातुभाव बम्बई से आकर कुछ समय 
ठहरना चाहें, उनके लिए कच्छ कंसल का द्वार खुला रहता था। उन्होंने अपने घन, 
आतिथ्य-सत्कार, विनयी स्वभाव और शुभ परामर्श हारा चिरकाल तक बसम्बई 
प्रान्‍्त को आर्य-संस्थाओं को राभ पहुंचाया । 
कहने को तो पं० बालकृष्ण जो प्रतिनिधि सभा के उपदेशक थे परन्तु वस्तुतः 
उन्हें प्रचार की जलधारा के भगीरय कहना ही उचित है । पंडित जी प्रगल्भ विद्वान्‌ 
और गम्भीर प्रभावशाली बकक्‍ता होनें के साथ-साथ अत्पन्त सधुरभाषी थे । प्रान्त से 
अधिकत्तर प्रचार कार्य आपके प्रभाव से ही हुआ | पं० महाराणी शंकर जी कवि थे, अच्छे 
गायक थे और सुवक्‍ता थे। उनके व्याण्यानों में सर्व-साधारण को आकृष्ट करने को 
शक्ति थी | सेठ रणछोड़ भवान बम्बई के अच्छे समुद्ध व्यक्तियों में से थें। आर्यसमाज 
के कामों में आथिक महायता देते रहते थे। अध्ययनशील होने के कारण धामिक तथा 
आधिक विषयों पर अपने विश्ञोष विचार रखते थे जिनका निजी मित्रों मे प्रचार भी 
करते थे। राजा गोविन्दलाल पिसी और उनके भाई राजा नारायणलाकह पित्तो युवा- 
वस्था से ही आर्वसमाज के भक्त और पोषक रहे हू । इन पुराने कार्यकर्त्ताओं के अति- 
रिक्त पं० विजप शंकर जी, श्री हरगोविन्द घर्मसिह,, श्री कॉतिलाल दार्मा, क्रो प्रभा- 
शंकर दबे, श्री जम्भूभाई काकु, श्री अमुतलाल पटेल, श्री सभाजित सिन्र आदि अनेक 
आये सज्जनो ने बम्बई नगर और प्रान्त में प्रचार का जो कार्य किया हे, उसका 
विस्तृत विवरण अगले खडो में आएगा। प्रदेश मे बड़ौदा, अहमदाबाद, आनन्द आदि 
नगरों में आर्यसमाजों द्वारा जो कार्य हुआ, उसका बिदरण इतिहास के तीसरे भाग से 
दिया जायगा । 


सातवां ग््याय 


दक्षिण अफ्रीका में आय समाज का प्रचार 


नेटाल (दक्षिण अफ्रोका) मे आग्रंसमाज की स्थापना तो कुछ देर में हुई 
परन्तु धामिक जागृति की बुनियाद बहुत पहुले पड चुकी थी । 


वह दिन भारतवासियों के लिए बडा अशुभ था जब १८३४ में पहले-पहुल 
सात हजार भारतीय मजदूर कलकत्ते से मारोशस भेजे गए। ये मजदूर सरकार को 
ओर से इकरारनामों पर हस्ताक्षर करा कर भेजे गए थे जिससे वे लगभग गुलाम बन 
गए थे। पट्टा पाँच साल के लिए लिखा जाता था। इस प्रथा को शतंबन्दी मजदूर प्रथा 
के नाम से पुकारा जाता था। बेचारे अनपढ़ और निर्धन भारतवासियों को सोने-चाँदी का 
प्रलोभन देकर जाने के लिए राजी कर लिया जाता था । उन्हें अपनी असली स्थिति का 
परिचय तब मिलता था जब वे उप/नवेज्ञों में पहुंच कर अर्धदास की दशा मे मजदूरी 
पर लगा दिए जाते थे । 

मारीशस के बाद भारतोय सजदूर फिजी, जेम्रेका, ब्रिटिश गायना, ब्रितीदाद 
आदि उपनिवेज्ञों में भेजे गए। १८६० में दक्षिण अफ्रीका के उपनिवेश में भी शर्तबन्दी 
मजदूर प्रथा के अनुसार भारतोय मजदूर भेजे जाने लगे। यह सिलसिला लगभग ५७ 
साल तक जारी रहा। यह तब बन्द हुआ जब भारत में उग्र आवोलन होने पर अंग्रेजी 
सरकार ने भारत के मजदूरों का भेजा जाता बन्द कर दिया । 

भारत के प्रायः सभी प्रान्तो के मजदूर दक्षिण अफ्रोका में पहुंच गए थे। 
पहला जत्था मद्रास से भेजा गया था। उसके पद्तचात संयुक्त प्रात्त, बिहार, अम्बई 
आदि अन्य प्रान्तो से भी जत्थे जाते रहे। जो लोग मजदूरी करने के लिए परदेद में जाते 
थे, वे पाँच्र वर्ष तक तो पट॒टे में बंधे रहने के कारण हाथ-पॉव नहीं हिला सकते थें। 
मालिक जो चाहते थे वही उन्हें करना पड़ता था। प्रसिद्ध है कि उन में से बहुत से 
लोगों ने चोटी कटवा दी और जनेऊ उतार कर समुद्र मे डाल दिए । पढटे की अवधि 
में तो उनकी ऐसी दर्शा रहती थी परन्तु पाँच वर्ष के बाद जब वे स्वतन्त्र होकर कारो- 
बार फरने लगते थे तब फिर उनके पुराने सस्कार जागृत हो आते थे। यद्यपि शिक्षा 
और उपदेश का प्रबन्ध न-होने से उनके धामिक सस्कार बहुत कुछ दूषित हो गए थे 
तो भी यह भावता बनी हुईं थी कि वे अपने कुल-क्रमागत धर्म का पालन करे । वे लोग 
चाहते थे कि कोई विद्वान व्यक्षित देश से आये और धर्म का उपदेश दे । उनकी यह 
इच्छा पूरी हुई । सन्‌ १९०५ के अगस्त मास में भाई परभानन्द जी दक्षिण अफ्रीका 
में पहुंचे । भाई जी की आयु उस समय २७ वर्ष की थो । धर्म और जाति का जोश 


९६ आयेसमाज का इतिहास 


उनकी रंगों में कूट-कूट कर भरा हुआ था! वे अंग्रेजी और हिल्दी दोनों भाषाओं में धारा- 
प्रवाह भाषण करते थे। उन्तका जाना दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतवासियों के 
लिए प्यासी भूमि पर वर्षा के समान हुआ। भाई जी ने वहाँ जाकर ' हिन्दू-सुधार' और 
'हिन्दू यंग मैन्स एसोसिएशन नाम को संस्थाएं स्थापित की । सभी प्रान्तों के भाई इन 
संस्थाओं में बड़े उत्साह से शामिल होने छगे। भाई जी ने दक्षिण अफ्रीका में बड़ा 
बिस्तत कैरा छगाया । दरबन, पीटर-मेरिट्सबर्ग, लेडीस्सिथ, डन्डी, जोन्सबर्ग, प्रिटो- 
रिया और केपटाउन आदि सभी मुख्य नगरों में व्याख्यान दिए और सभाएं स्थापित 
की । आप वहाँ केवल चार-पॉच महीने रहे। परन्तु इसी बीच मे आपने दक्षिण अफ्रीका 
के अन्धकारमय प्रवेश मे दीपक जला दिया। 


भाई जी दक्षिण अफ्रोका से यूरोप की ओर चले गये । उनके जाने के लगभग 
३ वर्ष बाद स्वामी दाकरानन्द जी धर्म प्रचार के लिए दरबन पहुचे । ४ अक्तूबर 
१९०८ का दिन था जब दरबन निवासी भारतवासियों ने हाथ में दण्ड धारण किये हुए, 
तेजस्वी मुद्रा वाले प्रदास्त ललाट दीर्धकाय संन्‍्यासी को जहाज पर से उतरते देखा और 
जयंजयकार के साथ स्वागत किया । स्वामी जी का व्यक्तित्व बहुत तेजस्वी था और 
भाषण-दौली प्रभावयुक्त थी । आप अपने व्याख्यानों में हिन्दू धर्म, हिन्दी शिक्षा और 
हिन्दू आचार-ब्यवहारों का समर्थन करते थे। बहा के हिन्दू अपनी परम्पराओं को इतता 
भूल गये थे कि दीवाली का त्योहार तक नहीं मनाते थे । स्वामी जी की प्रेरणा से 
वर्षों के पदचात दक्षिण अफ्रीका के हिन्दुओं ने सन्‌ १९०८ की दोवाली सनायी । वहा 
के मुसलमान ताजिये निकाला करते थे। १९१० में स्वामी जो के नेतृत्व में रामरथ 
निकाला गया, जिसके साथ हिन्दुओं की अपार भोड़ थी। अपने कार्य को दृढ़ करन के 
लिये १९०९ के अप्रैल माप्त में तैंटाल की राजधानी पीटर मेरिट्सबर्ग में वेद धर्म सभा” 
की स्थापना की । स्वामी जो १९११ में कुछ दिनो के लिये भारत जाकर फिर अगले 
वर्ष दरबन लौट गये । इस बार स्वामी जो अपने साथ हिन्दू महासभा की स्कीम ले गये 
और हिन्दू कास्फ्रेस और हिन्दु महा सभाओं की स्थापना पर जोर देने छंगे। इस नये 
ढंग के प्रचार के कारण उनका कई बार महात्मा गांधी से विचार-संघर्ष हो गया ! 
क्योकि स्वामी जी महात्मा जी के हिन्दू-मुस्लिम एकता सम्बन्धी घिचारों से सहमत 
नहीं थे ! आप १९१३ में भारतवर्ष लौट गये । स्वामी जी के दक्षिण अफ्रीका में लगभग 
५ वर्ष तक रहने का प्रभाव यह हुआ कि वहा के हिन्दुओं में अद्भुत जागृति उत्पन्न हो 
गयी । स्वामी जी की ही प्रेरणा से दक्षिण अफ्रीका सें आर्यसम्राज की स्थापत्ता का 
सूत्रपात हुआ । यद्यपि देक्षिण अफ्रीका तथा पूर्वो अफ्रीका में आर्यसमाजों का जाल 
बिछते में अभी देर थी परन्तु भाई परमानन्द जी और स्वामी धंकरानन्द जी के प्रचार 
कार्य ने उस दूरस्थ भूमि से धर्म प्रचार का क्षेत्र तेयार किया । 


दक्षिण अफ्रीका में जिन महान॒भावों ने आर्थसरभाज का विद्येष रूप से प्रचार 
किया, उनसे से स्वामी मंगलानन्द पुरी, पं ईशवरदत्त विद्यालंकार, ठा० प्रवीण सिह 
जी भजनोपदेशक और डा० भगतराम के नाम विशेष रूप से उत्लेखयोग्प हैं। डा० 


क 


ब्मन 


दक्षिण अफ्रीका में आर्यसमाज का प्रचार ९७ 


भगतराम जी दक्षिण अफ्रीका की आये प्रतिनिधि सभा की ओर से निमंत्रण पाकर वहां 
गये। आपके प्रचार से बहुत से आर्यसमाज स्थापित हुए * आप जहा जाते, आयंसमाज 
की स्थापना का प्रयत्न करते थे । आप के स्थापित किए हुए आयंप्तमाजों में से 
मेरिन्सबर्ग, न्‍्यूकासल, सदर लेन, ओडर्सप्स्टन स्टेंगर तथा पेट्रीच आदि के समाज मुख्य 
थे। कई स्थानों पर 'सत्य वदिक धर्म जिज्ञासु सभा” तथा 'नागरी प्रचारिणी सभा' आदि 
जो भिन्‍न-भिन्‍न संस्थाएं प्रचलित थी, वे भी डा० भगतराम की प्रेरणा से आरयसमाज 
के रूप में परिवर्तित कर दो गई। आपके साथ आपकी पत्नो भी गई थो । उनके 
प्रयत्न से स्त्रियों में भी वेदिक धर्म के प्रचार का बहुत सा कार्य हुआ । 

दक्षिण अफ्रीका के उस समय के इतिहास सें पं० भवानीदयाल जी का एक 
अद्भुत और प्रमुख स्थान है। आपका जन्म दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था। परल्तु 
१२ वर्ष की आयु में कुछ पारिवारिक कारणों से आप भारत चले आए । आठ वर्ष तक 
स्वदेश में रह्‌ कर बीस वर्ष की अवस्था में आप फिर नेटाल चले गए। इन आठ वर्षो' 
मे भवानीदयाल जो ने असाधारण मानसिक उन्नति कर ली थी । उनके मन में 
स्वधर्म, स्वदेश और स्वभाषा के लिए तीक् प्रेम की भावना उत्पन्त हो चुकी थीं। साथ ही 
आगे बढ कर काम करने के लिए जिस साहस और मौल्तिकता को आवषद्यकता होतो है, 
उसका भी विकास हो चुका था। 

आप १९१२ में नेटाल पहुंचे । उस समय महात्मा गॉाँधो दक्षिण अफ्रीका के गोरों 
के अन्याय के विरुद्ध सत्याग्रह का झंडा खड़ा कर रहे थे। पं० भवानीदयाल जी और 
उनकी सहर्धामणी जगरानी देवी ने महात्मा जी के रण-निमन्त्र०ण को सना और संग्राम 
भूमि में उतर आए। १९१३ में जो सत्याग्रही काले कानून को तोड़ क्र नेटाल के 
कारावासों में गए थे, उनमें ये पति-पत्नी भी थे। 

सत्याग्रह स्थगित होने के पदचात्‌ प॑० भवानीदयाल जो ने स्वभाषा हिन्दी के 
प्रचार का कार्य हाथ में लिया। यह कहने में कोई अत्युक्ति नही कि दक्षिण अफ्रीका 
में आर्य-भाषा के बीज बोने का श्रेय मुख्य रूप से प० भवानीदयाल जी को ही प्राप्त है। 
आपने प्रदेश के सभी बड़े-बडे शहरो में हिन्दी प्रचारिणी सभाएं तथा हिन्दो पाठशालाएं 
खोलीं । १९१६ में आपके प्रयत्न से लेडी स्मिथ में सबसे पहला हिन्दो-साहित्य सम्से- 
लन आयोजित किया गया। 

इन सब कार्यों के साथ-साथ पंडित जी वेदिक धर्म के प्रचार में अपने समय 
का बड़ा भाग देते रहे । आपकी प्रेरणा से ही दक्षिण अफ्रीका के हिन्दुओ ने वेदिक संस्कारों 
का करना आरम्भ किया। वहाँ के हिन्दू अपने मल स्थान से इतने अलूग हो गए थे कि 
वे सुर्दों को दबाने लगे थे। पडित जी ने विशेष प्रयत्न करके वैदिक ढंग पर अन्‍्त्येष्टि 


संस्कारों की प्रथा को प्रचलित किया । दक्षिण अफ्रीका के भारतोय लोगो से सामाजिक 
और धामिक जागृति पैदा करने वालो म पं० भवानीदयाल जी का प्रथम स्थान है। 


पूर्वी अफ्रीका में आये प्रतिनिधि सभा की स्थापना तब हुई जब वहाँ गुरुकुल 
काँगड़ी के स्तातक १० ईइवरदत्त विद्यालंकार के सभापतित्व में आर्यन काँग्रेस का अधि- 
वेशन हुआ । यह अधिवेशन १९२० में हुआ। १९१९ में बगदाद में आर्यसमाज की 
स्थापता हुईं । 


अप्टम अध्याय 


दिल्‍ली में दलितोडार 


पंजाब में तथा अन्य प्रदेशों में अछुतोद्धार, मेघोद्धार आदि के नाम से अस्पुश्य 
कहलाने वाली जातियों को आर्यत्व के समान अधिकार देते के लिए आये पुरुषों तथा 
आप तंस्थाओ द्वारा जो कार्य किये जाते रहे, उनका विवरण इससे पहले दिया जा 
चुका है। १९१७ के पश्चात्‌ दलितोद्धार के नाम से उस कार्य का एक नया और 
बड़ा केत्र स्थापित हो गया। 

उस केद्र के स्थापित होनें का एक अन्य घटना से गहरा सम्बन्ध है । वह 
घटना यहू थी कि १२ अप्रैल १९१७ के दिन गुरुकुल कांगड़ी की सायापुर वाटिका में 
लगभग १५ हजार नर-तारियों की उपस्थिति में महात्मा मुंशीरास जी ने संन्यास 
ग्रहण करके “श्रद्धानन्द संन्‍्यासी' का नाम धारण क्िया। उससे पहले दिन गुरुकुल 
कांगड़ी के वाधिकोत्सव पर यहू घोषणा कर दी गई थी कि विक्रमी संवत्‌ १९७४ के 
वेशांस की पहली तारीख के प्रातः काल महात्मा जी आश्रम परिवर्तन करेंगे । 


संस्कार के समय महात्मा जो ने निम्नलिखित घोषणा की--- 

“श्रद्धा से प्रेरित होकर हो मने आज तक इस जीवन को पूरा किया है। श्रद्धा 
मेरे जीवन की आर्सध्य देवी है। अब भी श्रद्धा भाव से प्रेरित होकर में संन्यास ' 
आश्रम में प्रवेश कर रहा हूं। इस कारण इस यज्ञ-कुण्ड की अग्नि को साक्षी करके में 


अपना नाम श्रद्धातन्द' रखता हूँ, जिससे मे अगडा सारा जोवन भी श्रद्धामय बनाने में 
सफल हो सक्‌ ।” 


फ 


गुरुकुल के आचार्य पद से मुक्ति पाकर और वानप्रस्थ आश्रम का वस्त्र 
परित्याग करके जेसे आप जालन्धर की कोठो और वकालत को छोड़ कर हरिद्वार गये 
थे बसे ही गुरुकुल भूमि को छोड़ कर दिहली आ गये। 


दिल्‍लो आकर स्वामी जी ने विस्तृत कार्यक्षेत्र में प्रवेश किया । आपको 
निवास के लिये आर्यसम्ताज के भक्त सेठ रग्घूमल लोहिया ने तये बाजार बाले अपने 
उसे मकान की ऊपरलो मंजिल दे दी, जिसमें १९२६ में स्वामो जो का बलिदान हुआ 
और जो अब बलिदान-भवत् इस नाम से सार्ववेशिक सभा का केन्द्र बनी हुई है। 
स्वामी ज़ी ने दिल्‍ली में सब से पहले जो कार्य आरम्भ किया, वह दलितोद्वार का था। 
आपके लिये यह कार्य नया नही था। जालूस्धर आर्थसभाज में बहुत पहले आपकी 
प्रधानता में ही रहतियों की शुद्धि का आमोजत क्षिया गया था । दिल्ली में अस्पृश्य 
कहलाते वाले लोगों की बहुत बड़ी संख्या निवास करती है । उन दिनों उन लोगों में दो 


दिल्‍ली में दलितोद्धार ६६ 


संस्थायें विशष रूप से प्रचार का काम कर रही थी । स्वामी जी की सहायता के 
लिये जो कार्यकर्ता अग्रेसर हुए, उनमे से तीन के नाम मुण्य हूँ । डा० सुखदेव जी, जो 
गुरुकुल को छोड़ कर दिल्‍ली आ चुके थे, दलितोद्वार जेसे सेवा काय के लिये सर्वथा 
उपयुक्त थे। स्थानीय कार्यकर्ताओं में लाला नारायणदत्त जी और लाला ज्ञानचन्द जी 
के नाम विशेष रूप से उत्लेखयोग्य हैं । डा० सुखदेव जी का उस समय तक का 
जीवन सेवा में ही व्यतीत हुआ था | दोन-दुखियों को सहायता देना और रोगियो का 
इलाज करता, गुरुकुल कांगड़ी में उनके ये दोनों काम साथ ही साथ चलते थे। बिल्ली 
में आकर भी वे इसी कार्य में पड़ गये । वर्षो तक वे दलितोद्दार सभा के मन्त्री की 
हैसियत से और निजी तौर पर भी दलित भाइयों को उठाने और द्विजातियों के 
समात अधिकार दिलाने में लगे रहे । लाला नारायणदत्त जो उस समय तक आयें- 
समाज में और नगर के सार्वजनिक जीवन में उस ऊंचाई तक नही पहुचें थे, जो उन्हें 
पीछे से प्राप्त हुई । हम कह सकते हे कि उन दिनो के दलितोद्वार के कास ने उम्का 
सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कराया। लाला जी सोलह आने कर्मयोगी थे। जो कतंव्य 
साभते आया, उसके पुरा करने मे जी जान से लग जाते थे। चर्मकार भाईयो को 
जते के वुकानदारों से जो शिकायत थी, उसे दूर करने के लिये उन्होने एकदम 
“नारायण व्‌ कभ्पनी” नास की एक दूकान खोल दी। दिल्‍ली में वह हिन्दू की 
पहली जूतों को दुकान थी । इससे पूर्व हिन्दू लोग इस काम को गिरा हुआ समझते थे । 
लाला जी का अपना काम ठेकेदारी का था, इस कारण उन्हें दुकान में घाटा हुआ । 
कुछ वर्षो के बाद वह दृकान उन्होने बेच दी। परन्तु उन्हे जो घाटा हुआ, उसका 
उन्होंने कभी दुःख नहीं माना, क्योकि उनके दृष्टात से साहस प्राप्त करके पाच साल के 
अन्दर हिन्दुओं की जूतों की लगभग बीस दूकानें खुल गयी जिससे चर्मकारों का कष्ट 
बहुत कुछ दूर हो गया । 


लाला ज्ञानचन्द जी स्वामों जो के परम भक्त और लाला नारायणदत्त रूपी राम 
के पुरे लक्ष्मण थे। जिधर ला० नारायणदत्त जो चलते, उधर हो लोग ला० ज्ञानचन्द 
जी को जाता देखते थे। वह वर्षो तक वलितोद्धार सभा के प्रधान रहे और स्वामी 
श्रद्धानन्द जो द्वारा प्रारम्भ को हुई दलितोद्धार को प्रवत्तियों में तत, मन और घन से 
पूरा सहयोग देते रहे । उनमे एक विशेषता आदिकाल के आयेस्तमाजियो वाली थीँ। 
वे बहुत स्वाध्यायश्ञील थे। जिन दिनों ते इम्पीरियल बक को बिल्डिंग बनवा रहे थे, 
उन दिनों बनती हुई बिल्डिग के सामने किसी पेड़ के नीचे चारपाई पर बैठ कर मनु- 
स्मति और उपनिषदों में से उद्धरण नकल करते हुए उन्हें देख कर परिचित लोग 
आइचर्य किया करते थे । जीवन के अन्त समय तक वे स्वाध्याय और लेखन कार्य में 
लगे रहे । 


इन प्रमुख व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य भो बहुत से आर्यजन थे, जिन्होंने 
दलितोद्धार के काम से स्वामी जी का उत्साहपृर्वंक साथ दिया। परिणास्त यहु हुआ कि दो- 
तीन वर्षो मे ही दिल्‍ली के दलित भाइयों में अदभुत जागृति पेदा हो गई । उनमे 


१०० भ्रायंसमाज का इतिहास 


 यज्ञोपवीत पहनते और संध्या करने वाले भाइयों को सख्या हजारों तक पहुँच गई। 
स्वयं उन लोगों में कई उपदेशक और पंडित तेयार होकर जाति के उत्थान का कार्य 
करने लगे। 
स्वामी जी के नेतृत्व मे दलितोद्धार सम्बन्धों जो बड़े कार्य हुए, उनमें से एक 
कुओ पर पाती भरने का अधिकार दिलवाना भी था। कुछ कुओं पर तो बिना किसी 
विशेष कठिताई के यह्‌ अधिकार प्राप्त हो गया परन्तु दो-एक जगह पुराने विचार के 
लोगों को ओर से विरोध भी किया गया । सब से प्रबल विरोध अजमेरो दरवाजे के 
बाहर अंगूरी वाले कुए पर हुआ | जहाँ अब कमला मार्केट की सुन्दर इमारत खड़ो 
है, वह स्थान तब लकडियो की ढालो से घिरा हुआ था । जब स्वामी जी के नेतृत्व में 
कार्यकर्ताओं की एक रडली, जिस में आर्यस्तमाजियों के साथ कई सनातन धर्म के 
प्रभावशाली विद्वान और नागरिक भी थे, दलित भाइयों को साथ लेकर उस कुएं के 
पास पहुँचे तो शहर के कई उपद्रवोी हिन्दू और मुसलमानों ने सिलकर उन पर डष्डों 
से आक्रमण कर दिया । बहुत से लोगों के चोटें लूगीं। इस प्रतिरोध के कारण उस 
समय तो यह कार्य न हो सका परन्तु कुछ समय पीछे उपद्रबोी लोग दब गये और 
शान्तिपुर्षंक उस्त कुए से दलित भाइयों ने पाती भर लिया। उन्ही दिनों कई हिन्दू 
- मन्दिरों के द्वार भी खोल दिये गये थे । 


दलितोद्धार के उस कार्य की विद्येषता यह थी कि स्पृशंथ ओर अस्पृद्यय जातियों 
के परम्परागत भेद को मिटा कर समान स्तर पर लाने का यत्न किया जाता था । 
दलितों को जाति का अलग हिस्सा न मान कर उन्हें अन्यो के समान मानवता के पूरे 
अधिकार देना आर्यसम्ाज के दलितोद्धार-कार्य का मुख्य लक्ष्य था। इस अंश से आये- 

' सप्ताज का आन्दोलन हरिजन आन्दोलन से मौलिक रूप में भिन्‍न रहा है। 


१९२१ में कार्य को सुविधा के लिए धिधिपूर्वक वलितोद्धार सभा को स्थापना 
कर दी गयो । सभा के उद्देश्य निग्नलिखित थे । 


१, भारत की दलित जातियों में सदाचार का प्रचार करता । 


२. वलित समुदाय को उनके प्राचोन धर्म से पतित करने वाले आक्रमणों 
से बचाना तथा उनको अपने पूर्वजों के धर्म पर दृढ़ रखना। 


३. दलित ममुदाय से अन्य श्रेणियों के अनुचित बंशीय घृणा के मिथ्या 
संस्कारों की दूर करके उनके खोये हुए मानबीय अधिकारों को 
दिलाना । 

४... रागा तथा सामर्थ्यातुसार दलितों के लिए ऐसी ज्ञालाओ का खोलना 
जिन के हारा वे अन्य देशवासियों के साथ शिक्षा ग्रहण करके सभ्य 
समाज में उचित स्थान पा सके । 

सभा को स्थापना के समय ये महानुभाव उपस्थित थे : १, स्वामी श्रद्धानन्द जी, 

३. लाला ज्ञोनचब्द को, ३ लाला नारायणदत्त जो, ४. लॉला दीवानचन्द जो, 


; है| 
दिल्‍ली में दलितोद्धार १०१ 


५. डा० सुखदेव जो, ६. महाद्य रामसिह जी, ७. लाला वेणीप्रसाद जी, ८. लाला 
कृपाराम जी | 

सभा के प्रधान श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी ओर मन्‍्त्रो डाक्टर सुखदेव जी 
निर्वाचित हुए । 

१९२४ में श्री स्वामी जो ने सभा को सूचना दी कि बाहर घूमते का कार्य 
अधिक होने के कारण बे दिल्ली में कम रह सकेगे । इस कारण अन्य किसी सज्जन को 
प्रधान बताया जाय । उनके स्थान पर लाला ज्ञानचत्द जो को प्रधान चुना गया । 
१९२५ में डा० सुखदेव जी ने अन्य कार्यो"को व्यस्तता के कारण त्यागपन्न दे दिया। 
उनके स्थान पर स्वामी रासानन्द जी मम्त्री चुनें गये । बीच में कुछ समय तक पं॑० इन्द्र 
जी सभा के मन्त्री रहे। सभा का कार्य विशेष रूप से अधिष्ठाता के रूप में स्वामी 
रामातन्द जी पर हो अवलंबित रहा। १९२३ के परचात्‌ सभा का प्रचार कार्य विस्तृत 
होता गया । पजाब ओर उत्तर प्रदेश मे सभा को ओर से बहुत सी महत्वपूर्ण कास्फ्रेल्से 
हुई, हजारों दलित भाइयों को गायत्री का उपदेश और यज्ञोपदीत देकर समाज में 


बराबर का स्थान दिया गया और समय-समय पर उन पर आई हुई कठिनाइयों का 
समाधान किया गया । 


सभा ने जो एक बड़ी समस्या अपन हाथ में ली, वह बेगार से सम्बन्ध रखती 
थी। यह रोग विशेषरूप से उन गाबो में प्रचलित था जहां जमीदारी का दौरदौरा था । 
वहा के छोटी श्रेणियों के लोग रियाया के नाम से पुकारे जाते थे। उन लोगों में बलितों 
की अधिकता थी । जमोदार लोग चाहे वे हिन्दू हो, या मुसलमान, गरीब मेहनतियों 
से बड़ा कंस कर बेगार लेते थे, कप्त से कम मजदूरी देते थे और उतकी छोटी सी 
भूल पर गरोब लोगों का सर्वनाश करने को तंयार हो जाते थे। सभा ने इस प्रथा के 
विरुद्ध जोरदार प्रचार आरम्भ किया और यह बात संतोषपुर्बक कही जा सकती है कि 
उसे बेगार की सब्तियों को हटाने में बहुत कुछ सफलता मिली । 

१९२४ के जनवरी मास में दिल्‍ली में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, जिसमें 
आस पास के कई जिलों के लोग उपस्थित हुए। सम्मेलन में कई हजार की हाजिरी 
थी । सभा में जाति-सुधार और समाज-सुधार के समर्थन में दस प्रस्ताव स्वोकार किये 
गये । अन्त में -.एक विज्ञाल सहभोज किया गया, जिसमें शहर के रायसाहब लाला 
केदारनाथ, सेठ लक्ष्मीनारायण गाडोदिया, स्वामी विदवेश्वानन्द जी, स्वामी सत्यानन्द 
जी, प० इख्र जी, लाला देशबन्धु जी, लाला नारायणदत्त जी, लाला बुलाकीदास जी 
म्पुनिसिपल कमिश्नर आदि महानुभावों ने भंगो, चमार, जाठब आदि सभी वर्गों के 
भाइयो के साथ और उनके हाथ से शुद्धता से बना हुआ भोजन किया । 


तवम श्रध्याय 


समाज-सेवा 


प्रारम्भ से ही आयंस्माज समाज-सेवा के कार्य में अग्रेसर रहा है। अनाधालय, 
विधवाश्रम आदि समाज-सेवा के केन्द्रों की स्थापना उत्तरीय भारत में पहले-पहुल 
आयंसम्ाज ने की । १९०० के दु्िक्ष ने राजपुताना, मध्य-प्रदेश, बबई, काठियाबाड़ 
और पंजाब के कुछ भागों में बहुत तबाही मचा दी थी । उस समय अनेक आर्यसमाजी 
कार्यकर्ता दु्िक्ष पीड़ित स्थानों में गये तो उन्होंने देखा कि ईसाई पादरी वहा पहले से 
पहुंचे हुए है और अनाथ बच्चों को बटोर क्र अपने मिश्ञन के अनाथालयों में ले जा रहे 
है। आर्यसमाज के कार्यकर्ताओं ने बच्चो के बचाने के काम को अपने हाथ में ले लिया। 
और लगभग १७०० अताथ बालको को आर्यस्माज के भिन्‍त-भिन्‍न स्थानों पर बने 
हुए अनाथालयों में स्थान दिया । लाहौर, भिवानो, अजमेर आदि स्थानों से अनाथ 
आश्रमों को बनियाद उन्हीं दिनों में पड़ो । 


१९०८ में फिर दुर्भिक्ष पड़ा । उसमें आर्यसमाज ने जो कार्य किया, उसकी 
प्रशंसा सरकारों रिपोर्टो में भी को गयी । इस बार अनाथ बच्चों की रक्षा करने के 
साथ-साथ भूखो को अस्त, नंगो को कपड़ा और रोगियों को दवा देते का काय भी 
किया गया। यह सेवा कार्य मुख्य रूप से लाला लाजपतराय भी के नेतृत्व मे किया 
गया । लाला जी का कार्य-क्षेत्र उन दिनो हिसार का जिला था । 


१९१८ में गढ़वाल के इलाके में भयानक दुभिक्ष पड़ा । अकाल के भुर्य रूप से 
दो कारण हुए । महायुद्ध के पहले वर्ष (१९१४) में गढ़वाल मे अच्छी फसल हुई थी। 
ग़हरो में अताज मंहगा हो जाने से व्यापारियों ने गढ़वाल का लगभग सारा अनाज 
सस्ते दामो खरोद कर मंदान में मंहगा करके बेचा और बहुत लाभ उठाया । परिणाम 
यह हुआ कि गढ़वाली किसानों के कोठे खाली हो गये । पीछे से सरकार का ध्यान 
उधर खींचा गया तो उसने गढ़वाल से अनाज को निकासी बन्द करने का हुक्म दे दिया । 
परन्तु उससे कोई विशेष लाभ न हुआ क्योंकि अधिकांश अनाज उससे पहले निकल 
चुका था| पहाडो इलाका होने से गढ़वाल में थोड़ी बहुत अन्न की कमी सवा ही बनी 
रहती है क्योंकि उसके ५६२९ बर्ग मोल के क्षेत्रफल में से केवल ४०६ वर्ग मील मे 
हो खेती हो सकती है । दुर्भाग्यवश्ञ १९१६-१७ मे वर्षा बहुत कम हुई | ऋतु 
के अन्त में वर्षा हुई तो भोले पड गये। फलतः १९१७ के नवम्बर मास से ले कर 
१९१८ के फरवरी मास तक गढ़वाल के अनेक केस्धों में घोर दुशिक्ष रहा । लोग भूखों 
मरने हंगे । अस्त को इतनी कम्मो हो गयी कि उस वर्ष सरकार को बद्रीनारायण की 


समाज-सेवा १०१ 


यात्रा बन्द करनी पड़ी । तब देश को मालम हुआ कि गढ़वाल के विवासियों की अन्न 
के बिता बहुत दुदंशा हो रही है। देश के भिन्‍न-भिन्‍न भागों से संस्थायें और व्यक्ति 
सहायता के लिये पहुंच गये | सहायता का कार्य सब से पहले ऋषीकेश के प्रसिद्ध सावे- 
जातिक सेवा करने वाले बाबा काली कमली वालों ने आरम्भ किया । उसके तुरन्त ही 
पकचात्‌ आर्यसमाज कार्यक्षेत्र में पहुंच गया । स्वामी श्रद्धानन्द जी गुरुकुल कांगडी के 
स्तातकों और ब्रह्मचारियों की मण्डली लेकर सन्‌ १९१७ के मई मास में गढ़वाल में 
पहुँच गये । आपने एक ओर समाचारपत्रों में धन के लिये अपील छपवाई और दूसरी 
ओर आर्यजनों को स्वय-सेवक का कार्य करने के लिये गढ़वाल पहुंचने की प्रेरणा की । 
अपील कर लगभग ४६ हजार रुपया सेवा कार्य के लिये प्राप्त हुआ | कुछ दिनों के बाव 
प्रयाग की भारत सेवा समिति भी स्वामों जो की मण्डलों के साथ कार्य करने लगी । 
आरयंसमाज की ओर से जो कार्य हुआ, उससें सब से बड़ी आर्थिक सहायता दिल्‍लो के 
सेठ राघूमल लोहिया से प्राप्त हुई । आपने स्वामी जी को ३ हजार रुपये भेजते हुए 
साथ ही यह सूचना भी दे दी थी कि जब तक गढ़वाल में आवश्यकता रहे और घत की 
कमी मालूम हो तब तक दो हजार रुपया मासिक की सहायता भेजते रहेंगे । 


आयंसभाज की ओर से दूत्तरी सेवक-मण्डली महात्मा हसराज जी के नेत॒त्व में 
केवारनाथ और बदरीनारायण तक गयी और उस इलाके में बहुत उपयोगी कार्य किया । 
महात्मा जी के नेतृत्व में भी बहुत से आर्य सज्जन कई सास तक भिन्‍न-भिन्‍न इलाकों 
में काम करते रहे । आयंसमाज के साथ मिल कर हिन्दू-महासभा ने लगभग १ बर्ष तक 
अन्न आदि बादते का कार्य किया। 


इस सेवा-कार्य के सिलसिले में उत्तराखण्ड के इलाकों में एक अच्छे शिक्षा केन्तर 
की स्थापना हो गयी। भूगुख्ताल में पहले ईसाइयों का एक स्कूल था। यह स्थान 
नजीबाबाद से लगभग ४० भील की दूरी पर पहाडों की गहराई में बसा हुआ है । 
दुभिक्ष से कुछ समय पहले यह सकल गरुकुल कांगडी के कार्यकर्ताओं के उद्योग से और 
स्थानीय सज्जनों की सहायता से ईसाई पादरियों के हाथ से ले लिया गया था। दुभिक्ष 
के कारण वरिद्रता बढ़ जाने पर परिस्थिति ऐसी हो रही थी कि उस पर फिर ईसाइयो 
का अधिकार हो गया। स्वामी श्रद्धानन्द जो ने तोन मई को गुरुकुल से चल कर सबसे 
पहला पड़ाव लालढाग मे किया और दूसरे दिन भुगुखाल जा पहुचें । आपके वहां 
पहुंचने से स्थानीय लोगों में भी जात आ गयी। स्वामी जी ने स्कूल के प्रबन्ध के लिये 
सत्रह सभासदों को एक कमेटी बना दो, जिसके प्रधान वहो के निवासी ठ० उत्तर्मासह 
जी चुने गये । स्कूल की स्थिरता के लिये समाचार पत्रो में अपील करके स्वामी जी ने 
५ हजार रुपया एकत्र कर दिया | यह स्कूल अब गुरुकुल कांगड़ी की देखरेख मे भ्रद्धानन्द 
इण्टरमीडिएट कालेज के रूप में चल रहा है । 


अथम भअ्रध्याय 


स्वाधीनता संग्राम में सहयोग 


सन्‌ १९१८ के अंतिम महीनों में भारत के राजनीतिक वातावरण में एक नई 
ऋंति ने प्रवेश किया। १९१४ में योरुप का जो पहला महासंग्राम आरम्भ हुआ था, 
वह १९१८ के नवस्थर मास में समाप्त हो गया। देश में राष्ट्रीय भावना बहुत पहले 
जागृत हो रको थी । १८५७ की सशस्त्र राज्य-क्रांति उठतों हुई राष्ट्रीय भावना 
का रुपास्तर था । वह अनेक क्षारणों से असफल हो गईं परस्तु उसके साथ राष्ट्रीय 
जागृति समाप्त नही हुईं। बह और भी अधिक गहरी और व्यापक होती गई। १८८५ 
में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस का उल्लेय विशुद्ध राजनैतिक था । सहुषि दयानन्द 
ने वेदिक धर्म का जो विज्ञाल रूप संततार के सामने रखा था, राजनीति भी उतप्तका एक 
अंग था। यही कारण था कि प्रारम्भ से ही आर्यसमाज के सदस्य किसी-न-किसी रूप 
में काँग्रेस तथा अन्य राजनीतिक कार्य करने वाली संस्थाओं मे प्रमुल कार्य करते रहे । 
ला० लाजपतराय जी और उनके बहुत से अनुयायी, अम्बाले के बाबू मुरलोधर जी और 
अन्य अनेक शिक्षित आर्य सज्जन अपनो-अपनी शक्तित के अनुसार राजनीतिक आंदोलन 
में बराबर सहयोग देते रहे । लाला जी का स्थान तो देश के प्रमुख्न राजनोतिक 
नेताओं में गिना जाने लगा था। उनका नाम काग्रेस के अग्रगामो दल के तीन प्रमुख 
मेताओं में आ गया था। उन तीन नेताओं का संगृहोत नाम 'बाल पाल़ लाल' यह था। 
इस नाम्त की व्यास्या पहले हो चुकी है। १६९१८ के अंत मे स्थिति में जो नया परि- 
वतंन हुआ, वह यह था कि युद्ध से सम्बन्ध रखने वाली अनेक घटनाओं के कारण देश 
में जोश का तापमान बहुत ऊंचा चला गया था । जब सब तरह से तैयार जर्मत 
साम्राज्य के साथ अकस्मात्‌ इंगलेड को टक्कर लेनी पड़ी तब उसने सहायता के लिए 
अन्य उपनिवेज्ञों के समान ही भारत के सामने भी हाथ पसारा। इंग्लेण्ड को मालम 
था कि भारत के निवासी उसके शासन से संतुष्ट नहीं है और स्वाधीन होने के लिए 
उताबले हूं। इस कारण वह स्वयं: डरता था कि उसको याचना का कोई संतोषजनक 
उत्तर नहीं मिलेगा। परन्तु भारत की तो नसतस में क्षमा और उदारता के उपदेश 
बसे हुए हैं। वेद ने, उपनिषदों ते, अन्य धर्म-शास्त्रो ने, महात्मा बुद्ध ने और अंत में 
मध्यकालीन भक्तों ने भारतवासियों को यही उपदेश दिया था कि यदि शत्रु भी आपत्ति 
में फंस जाय तो उस पर दया करो और उसको सहायता करो । जब इंग्लैण्ड संकट 
में पड़ गया तब भारतवासियों ने दिल ख्लोलकर उसकी सहायता की । देश की प्रत्येक 
श्रेणी के लोगो से सरकार ने जो मांगा, उसे वही मिला। धन माँगा तो नरेश्ों और 
पूजीपतियों ने लाखों की थेलियों बरसा दीं। मरने के लिए सिपाही माँगे तो कारखानों 


१०८ आर्यस्माज का इतिहास 


को छोड़ कर मजदूर और हलों को छोड़ कर किसान भरती के दफ्तरों में जा पहुंचे । 
भारत की ओर से ऐसी आशातीत सहायता झशिलने से इंग्लेण्ड के लोग आइचयित हुए 
और प्रसन्‍त भो हुए । उस प्रसन्‍्तता को उन्होंने शब्दों द्वारा बार-बार प्रकट किया। 
स्वयं इंग्लेण्ड के सम्राट ने भारतवासियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए उन्हे यह 
आदइवासन दिया कि हम भारतवासियों हारा दी गई सहायता को कभी नहीं भूलेंगे और 
उनकी राजनोतिक अभिलाषाओं का आदर करेंगे परन्तु युद्ध समाप्त होने पर जो उपहार 
भारत को मिला, वहु रोलेट एक्ट के रूप में था, जिसे उस समय भारतवासियों ने 
काला कानून का नाम दिया था। 


काला कानून १९१९ के मार्च मास में स्वीकार हुआ। महात्मा गाँधी तब 
दक्षिण अफ्रीका से निव्त्त होकर भारत से आ चुके थे और यहाँ की समस्यथाओ का 
अध्ययन कर रहे थे । उन्होंने रोलड एक्ट के पास होने से पहले ही भारत के गवर्नर 
जनरल को यह चेतावनो दे दी थी कि यदि जनता की इच्छा के विरुद्ध सरकार ने उस 
दसनकारी कानून को स्वीकार किया तो देश में विरोध प्रदर्शन के लिए निष्क्रिय प्रति- 
रोध (?2587४6 र९०५५६०॥००) का ऑदोलन जारी कर दिया जायगा। सरकार ने 
उस चेतावनी को अनसुना करके काला कानून पास कर दिया । फलत' भहात्मा जी नें 
सत्याग्रह की घोषणा कर दो । 


इस इतिहास में कई स्थलों पर यह बतलाया जा चुका है कि स्व॒राज्य आर्प- 
समाजियों के लिए केवल तीति का ही अंग न होकर धर्म का एक आवश्यक अंग माना 
गया था। बेदों में स्वराज्य के उत्तम राज्य होने का विधान है, “अदीनाः स्थाम शरदः 
शतम्‌” आदि वेद वाक्यों में दासता से छटने की प्रार्थंता अनेक स्थानों पर सिलतो है 
और महर्षि दयाननद के ग्रन्थों में इस सिद्धान्त का स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादन है कि 
प्रत्येक देश के लिए अपना राज्य ही सबसे उत्तम राज्य है, विदेशी राज्य चाहे कितना 
ही शोभन दिखाई दे बह निकंष्ट है। इन स्पष्ट आदेशों के होते हुए यह तो स्वाभाविक 
ही था कि आये जन देवा की स्वाधीनता के लिए किए जाने वाले सब प्रयत्नों में 
उत्साह से भाग लेते परन्तु १९१९ से पूर्व कुछ कारणों से सबंसाधारण आयंसम्ताजियों ने 
काँग्रेस की राजनीति में भाग नहीं लिया। ला० लाजपतराय जी ने अपने आत्म-चरित 
में उन कारणों कर स्पष्टोकरण किया है। उनसें से दो कारण मुख्य थे । कुछ लोग यह 
समझते थे कि काग्रेस हिन्दू हितो का विशेष ध्यान नही रखती इस कारण आर्यसमाजियों 
को उसमें भाग न लेता चाहिए। यह मत उन लोगों का था, जो आर्यस्ाज को 
मुल्य रूप से हिन्दू सुधारक संस्था मानते थे। ऐसा मानने वाले सज्जन या तो सरकारी 
कर्मचारो थे अथवा उन शिक्षित पेशों से सम्बन्ध रखने वाले थे जिनका संपर्क सरकार 
से रहता है। वे प्रभावशाली तो थे परन्तु उनकी संख्या अधिक नहीं थी। सर्वसाधारण 
आर्यसमाजियों कै प्रचलित राजनीति में भाग न लेने का बूंसरा हो कारण था। उस 
विचारधारा के मुख्य व्यास्याता महात्मा मु शीराम जी थें। उस विचारधारा का ठीक 
स्वरूप बतलाने के लिए हम नीचे महात्मा जी के उस लेख का उद्धरण देते हैं जो उन्होने 


स्वाधीनता-संग्राम में सहयोग १०९ 


सूरत के कांग्रेस अधिवेशन की घटनाओं के सम्बन्ध में सद्धमं-प्रचारक में लिखा था। 
“आज तुम्हारी अपनी इंद्वियाँ तुम्हारे अपने वश में नहीं, जब अपने मन पर तुम्हारा 
कुछ अधिकार नहीं, तब तुम दूसरों से क्या अधिकार प्राप्त कर सकते हो ? अधिकार ! 
अधिकार !! अधिकार ! [| हा। तुमने किस गिरे हुए शिक्षणालय में शिक्षा प्राप्त की 
थी ? क्या तुमने कतंव्य कभी नहों सुना ? क्‍या तुस्॒ धर्म गब्द से अनभिज्ञ हो ? सात्‌- 
भूमि में अधिकार का क्या काम ? यहां धर्म ही आश्रय दे सकता है। अधिकार शब्द से 
सकामता की गन्ध आती है । विषय-बासना का दृश्य दृष्टिगोचर होता है। इस अधिकार 
की वासना को अपने हृदय से नोंच कर फेंक दो । निष्काम भाव से धर्म का सेवन करो। 
माता पर जब चारों ओर से प्रहार हो रहे हों, जब उसके केद् पकड़ कर वृष्ट दुःशासन 
उसको भूमि पर घसीद रहा हो, क्‍या वह समय अधिकार की पुकार मचाने का है ? ... 
शब्दों पर क्‍यों झगड़ा करते हो ? क्‍यों न स्वराज्य प्राप्ति के साधनों को सिद्ध करने से 
लगो ? स्व॒राज्य के प्रकार का झगड़ा आने वाली सनन्‍्तानों के लिए छोड़ो । उनकी स्वृतं- 
त्रता पर इस समय इन झगड़ों से जंजीरें डालना अधर्म है। इस समय दोनों छल-कपट 
से काम ले रहे ह। जिस कांग्रेस का आधार अधर्म पर है, उसका प्राप्त कराया हुआ 
स्वराज्य कभी भी फलदायक न होगा, कभी भी सुख तथा शान्ति का राज्य फेलाने वाला 
न होगा, .. ......एक ऐसे धाभिक दल को आवश्यकता है जो विरोधी को धोखा देना 
भो बसा हो पाप समझता हो, जेसा कि अपने भाई को, जो सरकारी अत्याचारों को 
प्रगट करते हुए अपने भाइयों की दृष्टता तथा उनके अत्याचरों को भी न छिपाने वाला 
हो, जो मौत के भय से भो न्याय के पथ को छोडने का विचार तक मन में न लाने वाला 
हो । पोलिटिकल जगत्‌ में ऐसे ही अग्रणी की आवश्यकता है । क्या कोई महात्मा आगे 
आते का साहस करेगा और क्या उसके पीछे चलने वाले ५ पुरुष भो निकलेगे ? यदि 
इतना भी नही हो सकता तो स्वराज्य प्राप्ति के प्रोग्राम को पचास वर्षो के लिये तह 
करके रख दो ।” 


ऐसे हो एक दूसरे लेख में आपने लिखा था- “यदि अग्नि और खड़॒ग 
की धार पर चलने वाले दस पागल आये भी निकल आये तो राजा और प्रजा दोनों 


को होश में ला सकते हूँ। .....भगवन्‌ ! आर्यस्रम्ाजियों को आंखें जाते कब खुलेंगी ? ' 
इसी दृष्टि से आप नरम दल वालो के लिये “भिक्षार्थी” गरम दल वालों के लिये सुखार्थी' 
और सरकार के लिये 'गोराशाही' शब्दों का प्रयोग किया करते थे । 


इस उद्धरण से स्पष्ट होगा कि महात्मा म॒ल्शीरास जी और उन जैसे विचार 
रखने वाले आयेसमाजी स्व॒राज्य-प्राप्ति के तो पक्षपाती थे परस्तु कांग्रेस के दोनों 
दल जिन कार्य-नीतियों का अवलम्बन करके स्वराज्य प्राप्त करने का यत्न कर रहे 
थे, उनसे असहमत थे । वें माडरेट नेताओं की योग्यता के कायल थे परन्तु उनकी 
भिक्षा-तीति को पसन्द नहीं करते थे। उनका विश्वास था कि माँगने से स्व॒राज्य नहीं 
मिलता, स्वराज्य तब सिलेगा जब भारतवासी उसके योग्य बन जायेंगे । गरमदल वालों 
के बारे में उनकी सम्मति बन गयी थी कि वे लोग कहते बहुत कुछ हें और करते बहुत 


११० आरयेसमाज का इतिहास 


कम हू। वे प्रवर्शन को मुख्य समझते हें और ठोस काम को गौण। आतंकवाद में 
उनकी आस्था नहीं थी । इन सब कारणों से अधिकतर आयंसमाजोी १९१८ तक्क 
प्रचलित राजनीति के प्रति उपेक्षा का भाव रखते रहें । महात्मा गाँधी ने सत्याग्रह की 
घोषणा करते हुए देश के सामने सत्य, अहिसा और पवित्र जीवन के जो आवशों रखे, 
उन्होंने महात्मा सुन्शीराम जो और उनके साथियों पर अद्भुत असर किया। वह तो 
मानों एक चमत्मार ही हुआ । यो महात्मा गाँधी जी का स्वामी श्रद्धानन्द जी से सान- 
सिक और साक्षात्कार का परिचय कई वर्ष पुराना था। अपने भारत आने से पूर्व जब 
गाँधों जो ते अपने सत्याग्रह आश्रम के बालकों को भारत भेजा तब उन्हें यह आदेश दे 
दिया कि वह भारत में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना तक गुरुकुल काँगड़ी में रहें । सत्याप्रह 
आश्रम के बालक, जिनमें श्री गाँधी जी के होनहार पृत्र देवदास गाँधी भी थे, कई महीनों 
तक गुरुकुल क्ॉंगड़ी में रहें । यद्यपि दोनों महात्माओं की यह्‌ समीपता अनौपचारिक थी 
तो भी उससे यह अवश्य स्पष्ट होता था कि दोनों के जीवनसम्बन्धी आदर्शों में बहुत 
समानता है। दोनों का परस्पर बन्धुत्व एक दम स्थल रूप में प्रकट हो गया। फलतः 
बम्बई में गाँधी जो के सत्याग्रह की घोषणा करने का समाचार पढ़ते ही स्वामी जी ने उन्हें 
इस आशय का तार दे दिया, कि “मेने अभी-अभो सत्याग्रह की प्रतिज्ञा पर 
हस्ताक्षर कर दिए हे। इस धर्मयुद्ध में सम्मिलित होने से में बहुत प्रसन्न हूँ ।' 


आयंसमाज के सवे-सम्प्ानित नेता के सत्याग्रह संग्राम में कदने का परिणाम 
यह हुआ कि आयंसमाजियों मे एक बिजलो सी दौड़ गई । जो आर्यसभाजो तब तक 
राजनीति के प्रति उपेक्षा का भाव रखते थे वे उसके सबसे अगले मोर्चे पर जाकर 
खड़े हो गए। अगले एक मास के अन्दर-अन्दर सहस्नों नर-नारियों ने सत्याग्रह के 
प्रतिज्ञा-पत्र प्र हस्ताक्षर कर दिए। इतना ही नही, यदि शहरों और प्रामों के सत्या- 
ग्रह-आन्दोलन का विस्तृत इतिहास तेयार किया जाय तो मालम होगा कि देश के उत्त- 
रोय प्रात्तों में आर्येससाजी लोग युद्ध को सब से अगली पंक्ति में लड़ते रहे । प्रारम्भिक 
वर्षो में जिन महिलाओं ने राजनीति में भाग लिया, उनकी आधे से अधिक संख्या 
आयं-जगत्‌ से आयी थी । 


सत्याग्रह की घोषणा के दो दिन पश्चात्‌ दिल्‍ली में सत्याप्रह कमेटी बना दो 
गई थी। कसेटी से लगभग एक-तिहाई मुसलमान, एक-तिहाई आयंसमाजी और 
शेष एक-तिहाई अन्य कांग्रेसी थे। खिलाफत सम्बन्धो नाराजगी के कारण मुसलसान उस 
समय राष्ट्र को राजनोति को ओर झुकने लगे थे। सत्याग्रह-कमेदी के दो ससन्‍्त्री 
थे, इन्द्र विद्यावाचस्पति और डा० अब्दुल रहमान। सत्याग्रह-आन्दोलन के उस 
प्रारम्भिक युग में दिल्ली ने जो महत्वपूर्ण भाग लिया, वह राष्ट्रीय इतिहास का 
विषय है। यह सर्वसम्मत सत्य है कि दिल्ली के उस चमत्कार-पूर्ण कार्य का एक मुख्य 
कारण स्वा० भ्रद्धानन्द जी का तेजस्वी नेतृत्व था। उनके नेतृत्व मे जो कार्यकर्ता युद्ध को 
चला रहे थे, उनमें बड़ी संख्या आर्य जनो की थी, जिनमें आर्य-देवियाँ भी सम्मिलित थी। 
स्वामी जी द्वारा जामा मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद के मेम्बरों पर से वेद सन्‍्त्र की 


घाधीता पाप मे प्ोग (॥! 


धाद्या के ताप तयाह हे वालों परे भाषण ञ_़ या हो एह महा 
पा है। 

हि की रोमांच पद करे वाह पहना हो प्रतिक्िं के! भर में हुई। 
तने में मगणात ही दि ते बुत के हीते है भी आगसमाँ्ियों ने गे वेदर 
गरशम वो में, आप अंतिम सकता तक ाधीशता के गंगा मे भागे छा 
महू भाग हिया। ऐसे पर भाए। खब् कातत के गाओं में ऑगकमाज और 
पार्यकगरातियों हे बारे में स्धा तिर्मह प्रमालक विधार पे गए। परत हित 
भय ने वेदों पे अदोगा का पाठ हर था और मह खाद में यह शिक्षा पाप 
वी गो हि अक्ी पे अछछा भी विदेशी साय खरा वो बराक को कर उता 
वे शत तक लाधीगता के राध्षत्र में कटे हें। ने उहें अंग्ी कार का का 
बह कर ता और ?े कु भ्रात्ष राजगीतिक लेताओं को विशेषभाणता हे मे 
धत कर सती वे अल तक तय गम की आहों पक में गत जो मे 
दह कर रहे हे । 


दूसगा श्रध्याय 
मत-भेद का आरभघ्म 


महात्मा गाँधी नें रौलठ बिलों का विरोध करने के लिए सत्याग्रहू आरम्भ किया 
था। अभी सत्याग्रह को आरम्भ हुए एक महीना भी पुरा नही हुआ था कि पंजाब मे 
सरकार ने दमन का नंगा नांच दिखा दिया। जो सत्याग्रह केवल रौलठ बिलों के विरोध 
में आरस्भ किया गया था, उसके उद्देश्यों मे पंजाब के अन्याय का प्रतीकार भी जोड़ दिया 
गया। कुछ समय पीछे भारत के मुसलमानों में खिलाफत सम्बन्धी ऑदोलन ते जोर पकड़ा । 
उस समय मुसलमानों को राष्ट्रीय आस्दोलत में खीचने का उचित अवसर जान कर 
महात्मा जी ने खिलाफत को भो सत्याग्रह के उद्देश्यों में दासिल कर लिया। महात्मा 
जी को इस तीति का परिणाम्त यह हुआ कि बहुत से मुसलमान, जो पहले राष्ट्रीय 
आंदोलन को ओर उदासीनता अथवा विरोध का भाव रखते थे, सत्याग्रह-आंदोलतन में 
शामिल हो गए। जब संत्याग्रह ने असहयोग का रूप धारण किया तब मुसलमानों की 
संख्या और भी बढ़ी परन्तु इससे राष्ट्रीय आंदोलन में एक दोष का बीज भी बोया 
गया। वहू दोष का बीज यह था कि एक साम्प्रदायिक और मजहबी मामले को 
राष्ट्रीय आंदोलन का आवश्यक भाग बता लिया गया । स्वराज्य के साथ खिला- 
फत जुड़ जाने से, अधिकांश मुसलमानों में यह भावना पेदा हो गईं कि स्वराज्य और 
खिलाफत एक ही वस्तु हे। उन दितों आदोलन में भाग लेनेवाले अशिक्षित अथवा 
अद्ध॑शिक्षित मुसलमानों के स्वयंसेवक कांग्रेसवालों को लख्लिलाफ़तवाले कह कर ही याद 
किया करते बे पक कांग्रेस में मौलानाओं और उलमाओं की मानता सीमा से 
अधिक बढ़ गईं, पल यहू निकला कि विज्ञुद्ध राष्ट्रीया की भावनाओं में 
कमजोरो आ ग़ईं।7एक भाषण में महात्मा जी ने यह कहा था कि खिलाफत सुसल- 
मानो की गौ है। इस पर जब कुछ हिन्दुओं ते यह प्रवन किया कि यदि खिलाफत 
और गौ बराबर है तो सत्पाग्रह के उह्देश्यों में एक चौथी चोज गोवध निषेध को भी 
क्यों न जोड़ दिया जाय तो भहात्मा जी ने इस आश्यय का उत्तर दिया कि मुझे 
दिववास है कि यदि हिन्दू खिलाफत को रक्षा करेंगे तो मुसलमान गौ की रक्षा करने 
के लिए स्वयं ही प्रद्यत हो जायेंगे। 

उस समय तो सरकार के अपराधों के कारण जनता का जोश प्रज्वलन की 
स्थिति तक पहुँचा हुआ था, इस कारण काम चलता रहा परन्तु यह स्पष्ट हो गया था 
कि राष्ट्रीय विचार के हिल्दुओं में भी ऐसे लोगों की बहुत बड़ी संस्या है, जो स्वराज्य 
के साथ खिलाफत के गठबंधन से सहमत नहों है । उन्हें यहु गठबंधन भविष्य में आते 


गत-भद का झारम्भ ११९ 


वाले खतरों से भरा हुआ प्रतीत होता है। आर्यसमाज के जो सद॑स्थ जी-जान से सत्या- 
प्रह-आंबोलन में पड़ गए थे, यद्यपि वे सामयिक आवेश से प्रभावित होकर खिलाफत 
की सभाओं में भांग लेते रहें और खिलाफत सम्बन्धी प्रस्तावों का समर्थन भी करते 
रहे परन्तु उनका मन स्वराज्य के साथ खिलाफत के जोड़ने का समर्थन नहीं करता था । 
विशेषरूप से जब उन्हें यह दिखाई देता था कि राष्ट्रीय सभा-सम्मेलनों में अल्प सब 
बिबयों की अपेक्षा खिलाफत को प्राथमिकता दी जाने लगी तब वे आशंक्षित हो 
जाते थे। महात्मा गाँधी और आधंससाज मे मत-भेद का पहला बीज यहो से 
बोया गया । 


१९२० में महात्मा जी की कार्य-नीति को काग्रेस ने अपना लिया। इधर जो आर्य- 
समाजी सत्याग्रह में सम्मिलित हुए थे वे कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। स्वामी श्रद्धातन्द 
जो का स्थान उस समय के राष्ट्रीय नेताओं में बहुत ऊँचा माना जाता था। आपने 
अमृतसर की काग्रेस के स्वागताध्यक्ष पदर से दिए गए भाषण में अछूत कहलाए जानें 
वाले भारतवासियों की चर्चा करते हुए कहा था कि "वे भारत में ब्रिटिश गवर्नेमेंट रूपी 
जहाज के लंगर हे । इत शब्दों पर गहरा विचार कोजिए और सोचिए कि किस 
प्रकार आपके साढ़े छः करोड़ भाई, आपके जिगर के टुकड़े, जिन्हें आपने काट कर 
फेंक दिया है, किस प्रकार भारतमाता के साढे छः करोड़ पुत्र एक विदेशों गवर्नमेंट 
रूपी जहाज के लगर बन सकते हे । में आप सब बहिनों और भाईयों से एक याचना 
करूँगा । इस पवित्र जातीय मन्दिर में बेठे हुए अपने हृदयों को मातृभूमि के प्रेम-जल 
से शुद्ध करके प्रतिज्ञा करो कि-आज से बे साढ़े छः करोड़ हमारे लिए अछूत नही रहें 
बल्कि हमारे बहिन और भाई है । उनकी पृत्रियों और उनके पुत्र हमारी पाठशालाओं 
में पढेंगें। उनके गृहस्थ नर-नारी हमारी सभाओं में सम्मिलित होंगे । हमारे स्वतंत्रता 
प्राप्ति के युद्ध में वे हमारे कम्धे से कन्धा जोडेंगे और हम सब एक दूसरे का हाथ 
पकड़े हुए ही अपने जातीय उद्देश्य को पूरा करेंगें। हें वेवियो और सज्जन पुरुषों ! 
मुझे आश्षीर्वाद दो कि परमेइवर की कृपा से मेरा यह स्वप्न पूरा हो ।” 


१९२० में नागपुर में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, उसके दो भ्रस्ताव 
बहुत महत्वपुर्ण थे। एक प्रस्ताव में असहयोग के कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया गया था 
और दूसरे प्रस्ताव हारा देश के सामने रचनात्मक कार्यक्रम का एक आवश्यक अंग 
/अस्पृदयता-निवारण” घोषित किया गया था। सक्रिय सत्याग्रह को पंजाब और अन्य 
स्थानों के उपद्रवों और सरकार के गोली-कांडों के पश्चात्‌ “हिमालय जेसी भूल” कह 
कर महात्मा जी ने स्थगित कर दिया। उसके अभाव में देशवासियों के सामने 
मुख्य कार्यक्रम रचनात्मक ही रह गया । आर्यसमाज प्रारम्भ से ही अस्पश्यता-निवारण 
को अपने कार्यक्रम का एक मुख्य भाग मानता और उसकी पूर्ति के लिए प्रयत्न करता 
रहा था | स्वामी जी ने काँग्रेस के अस्पृश्यता-निवारण सम्बन्धी निवह्चय का हृदय से 
स्वागत किया । आपने काँग्रेस की महासमिति में उपस्थित होने के लिए एक प्रस्ताव 
भेजा, जिसका अभिप्राय यह था कि महासभिति तीन सदस्यों की एक उपसमिति 


११४ शयैसमाज का इतिहास 


नियुक्त करे, जिसका उद्देश्य काँग्रेस के अस्पृ्यता-निवारण सम्बन्धी प्रस्ताव को कार्या- 
न्वित करता हो। इस कार्य के संचालन के लिए समिति को ५ लाख रुपये तक ब्यय 
करने का अधिकार दिया जाय । जब यह प्रस्ताव वर्किंग कमेटी में उपस्थित हुआ तो 
उससें कुछ परिवतंत कर दिए गए। पाँच लाख की राशि को घटा कर दो लाख 
कर दिया गया, जिसमें से १ लाख की राशि तिलक स्वराज्य फंड में से तत्काल 
देने का और शेष एक लाख के लिए अपील करने का निःचय क्रिया गया। यद्यपि 
स्वामी जी ते इस निश्चय को बहुत असंतोषजनक समझा परस्तु सरदार वह्लभभाई 
पटेल और श्री राजगोपालाचार्य आदि आदरणीय सदस्यों के अनुरोध पर उसे 
स्वीकार कर लिया। जब प्रस्ताव को कार्याम्वित करते का प्मंम आया तब उप» 
समिति के मन्‍्त्री श्री गगाधरराब देशपॉडे को योजना के तेगार करने के लिए केवल 
५०० रुपए तक व्यय करने की स्वीकृति दी । लाखों की राशियों का यह उलद- 
'फेर समझने के लिए यह जान लेतां आवश्यक है कि १९२१ में तिलक स्वराज्य फंड 
के लिए देश से एक करोड रुपया एकत्र हुआ था | उधर अस्पृश्यता-निवारण के कार्य 
की ऐसी उपेक्षा हो रही थी और इधर दिल्‍ली आदि अनेक केन्द्रों में सरकार और 
अम्बेदकर दल के प्रचारक दलित श्रेणियों को हिंदुओं से अलग करने के प्रयत्न में 
लगे हुए थे । ऐसी परिस्थिति देखकर स्वामी जी ने स्वतंत्र रूप से अस्पृश्यता-निवारण 
और दलितोद्धार के कार्य को बलपुर्वक करते का निए्वय कर लिया और कॉमग्रेस की 
समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। कुछ समय के पह्चात्‌ आप काँग्रेस की 
तरकिंग कमेदी की सदस्यता से भी अहृग होगए। इस सारे घटताचक ने देशा भर 
भें आर्यसमाजियों के हृदयों में कांग्रेस के प्रति असंतोष के भाव उत्पल्त कर दिए। वह 
असंतोष तब पराकाष्ठा तक पहुँच गया जब १९२३ में कोकानाडा कांग्रेस फे अध्यक्ष पद से 
दिए गए भाषण में मो० मुहम्भर अली में यह सुझाव पेश किया कि देश भर के 
अछ्तों को दो बराबर-बराबर भागों मे बॉट दिया जाथ। एक भाग में हि्दू प्रचारक 
काम करे और दूसरे में भुसहसान मौलवी । केवल इस सुझाव का इतना बुरा 
प्रभाव न होता यदि कांग्रेस के उस अधिवेद्गन में कांग्रेस के मूर्धन्य नेता मौंलाना के 
सुझाव का प्रतिवाद कर देते । उनके मौन को हिस्दू जनता ने अद्धेस्वीकारी समझा और 
क्योकि आर्यसमाज इस कार्यक्षेत्र में सबसे अधिक कार्य कर रहा था, उसके सदस्यों 
को गहरा दु.ख हुआ । 


इस प्रकार आयंसमाज ओर कांग्रेंस के बीच में खिलाफत को स्वराज्य के 
बराबर स्थान देने के कारण मत-भेद की जो छोटी सी खाईं खुदनी शुरू हुईं थी, 
बहू अरपश्यता-निवारण सम्बन्धी घटनाओ के कारण काफी विस्तोर्ण हो गई । 


तीसरा अध्याय 


# श्प्रो 5 ज्‌ 
शुद्धि ओर आयसमा 
कॉग्रेस के कुछ नेताओं के आयंसमाज से अधिक कुपित होने का कारण 
शुद्धि आन्दोलन था। उससे सम्बन्ध रखने वाली ऐतिहासिक शृंखला का विवरण 


देने से पृ यह आवद्यक प्रतीत होता है कि शुद्धि शब्द का उस समय जिस अभिप्राय 
को प्रकट करने के लिए प्रयोग क्रिया जह्मा था बहू स्पष्ट कर दिया जाय । 


प्रत्येक विश्वासी मनृष्य ईइवर के स्वरूप को और अपने धर्म को जिस 
प्रकार मानता है, स्वभावतः वह चाहता है कि दूसरे भी वसा हो मानें । जिस धर्म को 
वह अपने लिए कल्याणकारी सातता है, उसका प्रचार दूसरों में भी करता चाहता है। 
बौद्ध मत के भिक्षु, ईसाई मत के भिशनरी, और इस्लाम धर्म के मौलवो इसो 
उद्देश्य से प्रेरित होकर भिन्‍न-भिन्‍न उपायों से अपने-अपने मंतव्यों का प्रचार करते रहे 
है। सारे संसार में सदियों से प्रत्येक सिद्धान्त के मानने वाले प्रचारकों का यह 
अधिकार माता गया है कि वें भिन्‍न सिद्धान्तों के मानने वालों में अपना प्रचार करें । 


यह अधिकार केवल धार्मिक प्रचार करन बालों को प्राप्त रहा हो या वे ही लोग 
इस अधिकार से उपयोग लेते रहे हों, ऐसा नहों है। राजतीतिक और सामाजिक मन्तव्यों 
का प्रचार सदा हो होता रहा है और उचित माना गया है। राजनीति और समाज के 
क्षेत्र में इदमों (575) या वादों की कभी नहीं । ब्रीसियों वाद है और उनके हज़ारों 
समर्थक और प्रचारक हुं । व्यक्तिवाद, सम्ताजवाद, समष्टिवाद, आदि वादों का 
प्रचार भी होता रहा है और उसके कारण परस्पर संघर्ष भी कम नही हुएं। यह लग- 
भग सर्वसम्मत बात है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने मन्तव्यों को अन्यों तक पहुंचाने 
ओर उन्हें अपने साथ सहमत करने का अधिकार है। 


जैसे भत-परिवर्तन का अधिकार पुराना है, ऐते हो मतपरिवर्तन के समय कुछ 
प्रक्रिया अथवा विधि काम में लाई जाय, यह परम्परा भी पुरानों है। बौद्ध भिक्षु 
दीक्षा लेने के समय क्षौर करा छेते थे और वस्त्र बदल लेते थे । उन्हें धर्म, बुद्ध और 
संघ की शरण में जाने की प्रतिज्ञाएं भी लेनी पड़ती थीं। ईसाई बनने के समय 
बपतिस्मा की जो प्रथा प्रचलित है, उसे कभी क्रिसो समझदार व्यक्तित ने आक्षेप-योग्य 
नहीं समझा । मस्जिदों में मुसछसान बनाते के समय जो विधि-बिधान काम से लाए जाते 
हैं उन्हे सब लोग जानते है। सभो धार्मिक सस्थाओ से यह प्रथा प्रचलित है कि जब कोई नया 
व्यक्ति सम्मिलित होता है तब उसे परिवतेन का महत्व समझाने के लिए विशेष प्रक्रियाओ 
में से गुनरना पड़ता है। उसका अभिप्राय यही होता है कि वह यहू अनुभव करने लगे 


११६ आ्यंसमाज का इतिहास 


कि भेते एक नए वातावरण में प्रवेश किया है ओर नए साथी बनाए हूँ। इस 
प्रक्रि| के नाम और रूप देशों, जातियों और संम्प्रदायों में भिन्‍न-भिन्‍न है परन्खसु 
उनकी भावना एक ही है। 


भत-परिवर्तत की परम्परा हजारो वर्षों से जली आई है। उसके सम्बन्ध सें 
विचारकों ने कभी विद्येष आपत्ति नहीं उठाई । यदि कभी आपत्ति उठाई गई है और 
वह उचित रूप पर प्रायः सबा उठती रही है तो बहू अन्यो के मत-परिवर्तन कराने 
के उपायों के सम्बन्ध में ही। मंत-परिवतंन कराने के उपायों को तीन शीर्षकों के 
अन्तगंत लाया जा सकता है। वे शीर्षक ये है-- (१) सेवा, (२)-प्रचार, 
(३), तलवार । 


इसरे को अपने मत का बनाने का सबसे उत्कृष्ट और निर्दोष उपाय 
सेवा है । उनके कष्टों का निवारण करके हम शत्रुओं के हृदयों को भी जीत सकते 
हैं। इस कारण लोकसेवा द्वारा धर्म-प्रचार सब से ऊँची कोषि का प्रचार माना 
जाता है । 


अन्यों को अपने अनुकूल बनाने का दूसरा उपाय वाणी तथा लेख द्वारा प्रचार 
है। अपने आप में यह उपाय भो सर्वथा निर्दोष हे । समझाने के लिए जितने साधन 
हैं, उ्हे काम में लाना किसी प्रकार भी आपत्तिजनक नहीं समझा जा सकता। उससें 
किसी दोष का अंश तब मिल जाता है जब प्रचार का ढंग दूषित हो । दूसरे के विल्हों 
को दुखाने बाली भाषा का प्रयोग, वाक्छल और झूठे प्रलोभनों का देना आदि 
प्रचार के दोष हैं। जैसे सामान्य जीवन में, बेसे ही प्रचार के कार्य में भी “सत्य 
म्रायत्‌ प्रियं ब्रयात्‌” के सिद्धान्त को काम में लाना अत्यन्त आवश्यक है । 


धर्म प्रचार का तीसरा और निरकृंष्ट उपायततलवार या बलात्कार है । 
जबरदस्ती से दूसरे की इच्छा के विरुद्ध उसे सत-परिवर्तन के लिए बाधित करना, 
मृत्यु का डर दिखा कर अपना अनुयायी बनाना व किसी नीतिश्ञास्त्र के अनुसार 
उचित है और न धर्मश्ास्त्र के अनुसार | परन्तु समय-सभय पर इस उपाय का 
प्रयोग भी होता रहा है। यह सर्वसम्मत सिद्धान्त है कि डरा कर किसी को अपना 
अनुयायी बताना और डर कर किसी का अनुयायी बनता दोनों ही पाप हे । 


कहा जाता है कि आये धर्म कभी प्रचारक धर्म महीं रहा। इतिहास ने 
इस कथन की निस्सारता को भली प्रकार सिद्ध कर दिया है। महात्मा बुद्ध से 
बहुत पहले भारत के विद्दान्‌ देवा-देशान्तरों में जाते और अपने सिद्धान्तों की शिक्षा 
देते थे। भारत से गए हुए प्रचारकों ने कभी तलवार या राज्यवक्ति का सहारा 
नहीं लिया । वे सदा चाणी अथवा लेख द्वारा अपने सिद्धान्तो का प्रचार करते भे । 
अफ्रीका और एशिया के अनेक देशों के प्राचीन इतिहास को खोज नें इस बात को 
प्रमाणित कर विया है कि भारत के विचारों का संपर्क बहुत प्राचीनकाल में भी 
विस्तृत था । बोद्ध प्रचारकों की देश और विदेश में धर्म-प्रचार की यात्रायें तो 


शुद्धि और प्रार्यंसमाज ११७ 


इतिहास का विषय हूं । प्राचीन काल से आयें धर्म को यही परम्परा रही है कि 
सेवा और समझाते के उपायों से अपने मंतब्यों का प्रचार किया जाथ । 


मह॒षि दयानन्द ने अपने जीवन में भारत के मुनियों की उस परम्परा का 
पूर्ण रूप से पालन किया ओर उनके पोछे आरयंससमाज भी उसी पद्धति पर चलता 
रहा । आयंसमाज के प्रचारकों ने कभी विष के बदले में विष या छरे के बदले में 
छुरे का प्रयोग नहीं किया । वह सदा बार सहता रहा, उसने कभी वार नहों किया । 
ऐसी दशा में आर्यसमाजियों को बहुत आइचर्य हुआ जब मलकाने राजपुतों में प्रचार 
का कार्य करने के कारण उन पर अनुचित दोषारोपण किया गया । वह दोषारोपण 
अनुचित क्‍यों था, यह जानने के लिए उस शुद्धि आदोलन के संक्षिप्त प्रारम्भिक 
इतिहास पर दृष्टि डालने की आवश्यकता है, जिसका आरम्भ १९२२ में हुआ। 


सन १९२२ के अगस्त को ३० वी तारीख को क्षत्रिय उपकारिणी महासभा 
का एक अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष सर महाराजा रामपालसिह थे। उसमें यह 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया--“शाही जमाने में जो राजपूत भाई हिन्दू धर्म और हिन्दू 
जाति से अलग हो गए या अलग कर दिए गए थे और अब पुनः अपने धर्म तथा हिन्दू 
बिरावरो में आना चाहते हे, उन्हें पुनः शुद्ध करके राजपृत हिन्दू बिरादरी में शामिल 
कर लिया जाय ।” 


उसी वर्ष ३१ दिसम्बर को शाहपुराधीश हिज हाइनेस श्री नाहर्रासह जी के सभा- 
पतित्व में क्षत्रिय महासभा का बड़ा सम्मेलन हुआ, जिसमें इस प्रस्ताव को संपुष्ट 
किया गया । इस प्रस्ताव की आवश्यकता विशेष रूप से तब पड़ी जब कि इससे 
लगभग १३ वर्ष पहले १९०९ में आगरे के पं० भोजदत्त जी द्वारा स्थापित राजपूत 
श॒द्धि सभा ने कई सौ नौ-मुस्लिस राजपुतों को हिन्दू धर्म मे वापिस ले लिया था। 
- वे भी राजपुत जाति की उपेक्षा के कारण ही घबरा कर फिर धर्म-परिवतेन के लिए 
तेयार हो रहे थे। क्षत्रिय उपकारिणी सभा के प्रस्ताव का मुख्य रूप से 
यह उद्देश्य था कि उन डॉबॉडोल होते हुए भाइयों को सहारा दिया जाय। 


क्षत्रिय उपकारिणी सभा नें प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उसे समाचार- 
पत्नों में भी प्रकाशित करा दिया । उस समय उस प्रस्ताव के प्रकाशित होने का 
प्रभाव उलटा ही पड़ा । क्षत्रिय उपकारिणी सभा ने अपने प्रस्ताव को कार्यान्वित करने 
का कोई उपाय नहीं किया थः । परन्तु वह प्रस्ताव भुसलमानों को प्रचारक संस्थाओं 
और प्रचारकों को जगाने के लिए पर्याप्त था। उनमें एक दम हलचल मच गई। 
चारों ओर से इस्लाम के प्रचारक उस प्रदेशों की ओर जाने लगे जहाँ मलकाने और मले 
रहते थे । ये लोग नौ-मुसलिम कहलाते थे । 


ये नौ-मुस्लिम असल से जाट, गूजर, और राजपुत आदि जातियों में से थे । 
बादशाह औरंगजेब के समय में इन्हें डरा-धमका कर सुसलूमान बनाया गया था। बे 
लोग सुसलूमान तो बन गए परन्तु उनके रीति-रिवाज सब हिन्दुओ के समान ही रहे । 


११८ ग्रायंसमाज का इतिहास 


राज्य-परिवर्तन के बाद यदि हिन्दुओं में कोई प्रचारक स्संथा होती तो ये लोग बहुत 
आसानी से हिन्दुओं मे बापिस आ जाते। परन्तु जिस छुआ-छूत और अनुवारता के 
रोग ने दलित जाति के करोड़ों हिुओं को सम्राज से अलग किए रखा, वही यहाँ भी 
मलकानो और मूलों को अलग रखने का कारण बना रहा। अलग रहते हुए भी वे रहन. 
सहन और रीति-रिवाज में हिन्दुओं जैसे ही बने हुए थें। उनके विवाह आदि संस्कारों 
में ब्राह्मणो को बुलाया जाता था और उसमें सुर्दों को जलाया जाता था। यह सब 
कुछ होते हुए भी उनके सजातीय हिन्दुओं की ओर से उनकी ओर उपेक्षा और कभी- 
कभी विरोध का भाव दिखाया जता रहा था । इस कारण धीरे-धोरे उन पर मुसलमान 
प्रचारकों का प्रभाव बढ़ता गया । वह विवाह की जगह निकाह कराने रहूंगे और म्॒दों 
को दफनाने लगे । इतना परिवर्तन होने पर भी वे चोटी रखते थे और गो-सॉस 
नही खाते थे। उनकी ओर से क्षत्रिय महासभा, जाट महासभा और गूजर महासभा 
के पास कई बार इस आशय के आवेदन पत्र भेजे गए कि उन्हें शुद्ध करके अपनी - 
अपनी बिरादरी में मिला लिया जाय । वर्षो तक उनके आवेदन-पत्रों का कोई विशेष 
असर न हुआ। जसे हम ऊपर बता आए हूं, १९०९ में आगरे के पं० भोजदत्त जी ने 
राजपुत शुद्धि सभा की स्थांपना करके कुछ राजपूृतो को अपनी बिरादरो में वापिस 
लिया था परन्तु उन्हें संभालने वाला कोई नहीं था अतः वे दोनों पक्षो से उपेक्षित होकर 
त्रिशंकु की तरह बोच में ठटक गए। जब क्षत्रिय उपकारिणी महासभा के अध्यक्ष राजा 
रामपार्लासह जी को इस दशा का परिज्ञान हुआ तब उन्होंने वह प्रस्ताव स्वीकार 
कराया, जिसको चर्चा ऊपर हो चुफी है । 


प्रस्ताव का तात्कालिक असर अच्छा नहीं हुआ । इस्लाम के प्रचारक समाचार- 
पत्रों ने यह आन्दोलन खड़ा कर दिया कि आर्यसमाजी लोग सब नौ-मुस्लिमों को शुद्ध 
करके मुरतिद बनाना चाहते हे। म्रतिद वह कहलाता है, जो इस्छास को त्याग कर 
पतित हो जाय। दिल्‍ली के ख्वाजा हसन निजामो ने इस अवसर से लाभ उठा कर 
मुसलमानों में बहुत यश और धन कमाया । उसने इस्लाम की तबलीग के विषय में 
एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें मुसलमानों को चेतावत्ती दी गई थी और खुफिया 
प्रचार के बहुत से नए-नए उपाय बतलाए गए थे । वह पुस्तक तेयार की गई थी गुप्त 
प्रचार के लिए परन्तु अकस्मात्‌ वह स्वाधो श्रद्धानन्द जी के पास पहुँच गईं । स्वामी जी 
ने “मुहस्मदी साजिश का इन्किशाफ” इस नाम की एक छोटी सी पुस्तक उदू में प्रका- 
शित की, जिसमें हिन्दुओ को उन सब हथकंडों से सावधान किया, जो तबलीग के लिए 
बरते जा रहे थे, अथवा बरते जा सकते थे । 


जब हिन्दू जाति के नेताओं को यह पता चला कि क्षत्रिय उपकारिणी सभा के 
प्रस्ताव से सचेत होकर मुसलमान मौलवी सलकानों और मेवों को पक्के रूसलमान 
बनाने के लिए उनके इलाके में पहुँच गए हे तब उन्होंने भी अनुभव किया कि कुछ 
उपाय करना चाहिए। नौ-समुस्लिमों की अधिकतर आबादी आगरे के आस-पास थौ। 
सारी परिस्थति पर विचार करने के लिए १३ फरवरी १९२३ को भिक्न-भिष्त प्रान्तों 


शुद्धि और आर्यसमाज ११६ 


के ८५ प्रतिनिधि आगरा में एकत्र हुए । सर्वसम्मति से नि*ुचय हुआ कि शुद्धि के कार्य 
के लिए एक केन्द्रीय सभा स्थापित की जाय । सभा का नाम 'भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा" 
रखा गया । 


उसके निम्नलिखित उद्देश्य स्वीकृत हुए-- 

क, हिन्दू समाज से बिछूड़े हुए तथा अन्य मतावलरूम्बी भाइयों को पुनः हिन्दू 
समाज में सम्मिलित करना। 

ख. शुद्धि-क्षेत्र में प्रेम तथा धर्म का प्रचार करना । 

ग॒पाठ्यालाओं तथा अन्य शिक्षाप्रद संस्थाओं द्वारा शुद्धि-क्षेत्र में विद्यादि का 
प्रचार करना । 

घ. अनाथों तथा विधवाओं के धर्म की रक्षा करना। 

ड आवश्यकतानुसार शुद्धि क्षेत्र में चिकित्सालय खोलना। 

च पामिक, ऐतिहासिक तथा अन्य पुस्तकों को, जो सभा के उद्देश्यों की पूर्ति 
में सहायक हों, छपवाना । 

छ. सभा के उद्देदयों की पृत्य॑र्थ अन्य आवद्यक साधनों को काम में लाना । 
उसके निम्नलिखित अधिकारी चुने गए-- 


प्रधान श्री स्वामी श्रद्धानन्द जो 
उपप्रधान १. महात्मा हंसराज जी 
7. बाबू रामप्रसाद जी बी० ए० 
३. कुंवर हनुमन्तसह जी 
महामन्त्री कुंवर साधवरसिह जी 
मन्‍्त्री १. बाबू नाथमल (आगरा) 
२. श्री वेदप्रका जी 
३ चौबे विश्वेदवरदयाल जी 


कोषाध्यक्ष बाबू चांदमल बी० ए० 


अन्तरंग सदस्य-+- 
१ बा० श्रीराम (आगरा) 
२ राजा नरेन्द्रभाथ (लाहोर) 
३ प्रो० गुलशन राय (लाहौर) 
४. पंडित रामगोपाल ज्ञास्त्री (लाहौर) 
५. पं० ठाकुरदत्त शर्मा (लाहौर) 
६ महाशय खुदहाल चन्द (लाहौर) 
७ भहाद्यय कृष्ण जी (लाहौर) 
८ महात्मा नारायण स्वामी जी 
९. महाशय हरगोविन्द गुप्त (कलकत्ता ) 


१२० आयंसमाज का इतिहास 


१० कुंवर चॉदकरण शारदा (अजमेर) 
११. बा० सालिग्राम (आगरा ) 
१२, डा० गोकुल चन्द नारंग (लाहोर) 


शुद्धि सभा को रजिस्ट्री रजिस्ट्रेशन एक्ट नं० २१, सन्‌ १८६० के अनुसार 
४ दिसम्बर १९२४ को हुई। सभा का मुख्य कार्याकष्य १९२५५ के सार्च सास तक 
आगरा में रहा। उसके पश्चात्‌ एक वर्ष तक लखनऊ में रह कर दिल्ली में चला 
गया । 


भारतोय हिन्दू शुद्धि सभा के अधिकारियों तथा अन्तरंग सदस्यों के नामों की 
पुरी सूची को पढ़ने से प्रतोत होगा कि यद्यपि यह सभा हिन्दू सान्र के लिए खुली थी 
तो भो इसके प्रारम्भिक कार्यकर्त्ताओं में दो-तोन को छोड़ कर शेष सब कार्यकर्ता 
आयेसमाज से सम्बद्ध थे । उस समय स्वामी श्षद्धानन्द, महात्मा हंसराज तथा 
श्री नारायण स्वामी जी आदि जितने प्रमुख आयंसामाजिक नेता थे, वे प्रायः सभी सभा 
में सम्मिलित थे । उसका स्पष्द कारण यही था कि तब तक अन्य धर्मावरूम्बियों 
को आये धर्म में वापिस लेने का काम आर्यसमाज करता रहा था। शुद्धि के क्षेत्र में 
आर्यसमाजियों का आगे बढ़ कर काम करता स्वाभाविक ही भा । परन्तु इसका यह 
अभिप्राय नहीं कि जब शुद्धि का कार्य आरम्भ हुआ तो वह केवल आयंसमाजियों तक ही 
परिमित रहा । लगभग सारे हिन्दूसमाज ने उसका हृदय से स्वागत किया । अनेक कट्टर 
सनातनधर्मी पंडित और कार्पकर्त्ता जी-जान से शुद्धि के कार्य सें सहायता देने लगे। 
जैसी उत्सुकता कई दिनो के भूखे व्यक्तित के सन में अन्न सामने देख कर होती है, हिन्दू 
जाति के हृदथ में सदियों के बिछड़े हुए भाइयों के लिए वैसी ही उत्सुकता उत्पत्त 
हो गई । 


प्रत्येक बिचार के हिल्दुओं में शुद्धि के प्रति जैसो अनुकूल भावना उत्पन्न हो रही 
थी, उसका एक प्रमाण सनातन धमम के प्रसिद्ध पंडितो द्वारा दी गई वह व्यवस्था थी, 
जो महामहोपाध्याय पंडित शिवद्त्त शर्मा की ओर से प्रकाशित को गई थो । उस 
व्यवस्था के आवरण पृष्ट पर निम्नलिखित परिचय दिया गया है '-- 


स्लेच्छीक (भ)तानां श॒द्धिव्यवस्था 

श्रीमन्‍्महाराजाधिराज जम्बूकश्मीराद्नेकदेशाभोशप्रभुवर श्रीरणवो रसिहाज्नप्त- 
सारस्वतत पंडितोपतामदेबीदतसुतकविगंगा रामसंगृहीतजम्बूसुद्रितधर्मशास्त्रमहानिबन्धा- 
स्तगंतप्रायव्चित्तभमागे ५४-७७ पृष्ठेषपलब्धा लवपुरीयप्राच्यविद्यालयप्रधानाध्यापकेन 

महामहोपाध्यायदाधिमथपंडितशिवदत्तदर्भणा संशोध्य मुम्बयां प्रकाशिता । 

व्यवस्था में स्मृतियों और पुराणों के अनेक प्रमाण देकर अब्त में निम्नलिखित 
निष्कषं निकाला गया था-- 

इत्यूपदृशितव्यवस्थानुसारेण निर्गलितोर्थ ---आपयंत्वाविभविच्छायां पूर्व. मनस्ताप- 
स्ततो म्लेच्छत्वाभिमानजिहासया प्रायद्िचत्तचिकी या श्रुति-स्पुति-पुराण-वाक्येषु विदवास- 


शुद्धि और आर्यसमाज 302 


पूर्वक प्रायश्चित्तोपदेष्द्वाक्य अतीव बिश्वासेन प्रायब्चित्तोपदेष्टूणामुगसना, ततश्व 
तवुपदिष्टानां मनस्तापोषवासगंगास्तानपुर्वंक॑ भक्तिशास्त्रप्रदर्शितरामकृष्णशिवसन्त्राणां 
दीक्षया सम्भवत्येव म्लेचछत्वमलापाकृत्या स्वस्व॒निष्ठार्यत्वजात्याविर्भाव: ॥ 


५०- 


व्यवस्था का अभिप्राय यह है कि जब किसी अनाये धर्म में गए हुए मनुष्य 
के सन में आर्य बनने की अभिलाषा उत्पन्न हो, तब पहले उसके मन में अपने धर्स का 
त्याग हो जाने पर पह्चात्ताप होना चाहिए, फिर स्लेच्छत्व का अभिमान त्याग देना 
चाहिए और उसके पदचात्‌ अनायें धर्म को छोड़ कर आर्य धर्स में प्रवेश करते के लिए 
श्रुति, स्मृति, पुराण वाकक्‍्पों में विदवास रखकर प्रायश्चित्त के निमित्त आय॑ विद्वानों 
के समीप आना चाहिए और फिर उनके उपदेश को मान कर पदैचात्ताप, उपवास, 
गंगास्नान आदि कर्म तथा शास्त्र को बतलाई हुई रीति के अनुसार राम, क्रंष्ण तथा 
शिव के मन्त्रों द्वारा दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए । इस प्रकार अनाय॑ंत्व दूर हो जाता है 
और आपंत्व प्राप्त हो जाता है। 


इस तथा ऐसी ही अन्य व्यवस्थाओं के कारण सारी हिन्दू जाति में एक ऐसी 
मानसिक क्रांति उत्पन्न हो गई थी जैसी शताब्दियों से दिखाई नहीं दी थीं। सना- 
तन धर्म के प्रचारक और विद्वान आयंसमाज के कार्यकर्त्ताओं के हाथ में हाथ डाल कर 
शुद्धि के कार्य में प्रवत्त हो गए थे । हिसाब लगाया गया है कि केवल शुद्धि सभा द्वारा 
१९२३ और १९३१ के मध्यवर्ती आठ वर्षों में लगभग २ लाख नौ-मुस्लिमों को आयें 
धर्म में वापिस लाया गया। इन्ही वर्षों में ६० हजार के लगभग अस्पृधय कहेलाने 
वाले लोगों को विधर्मी होने से बचाया । १२७ शुद्धि सम्मेलन क्रिए गए। १५६ पंचा- 
यतें हुईं और ८१ बड़े-बड़े सहभोज किए गए। शुद्धि सभा की ओर से शुद्धि समा- 
चार' नाम का एक मासिक पत्र निकलता था, जिसके एक समय' में १४ हजार ग्राहक 
थे। शुद्धि सम्बन्धी साहित्य पर शुद्धि सभा ने ४ट हजार रुपया व्यय किया । यह सब 
कार्य केवल आयंसमाज अथवा आर्यसमाज के कार्यकर्ताओं के प्रयत्न से ही नहीं हुआ, 


इसमें सारी हिन्दू जाति का सहयोग शामिल था, किन्तु प्रमुख भाग आर्यसमाज 
का हीथा। 


यदि पक्षपातहीन दृष्टि से देखा जाय तो शुद्धि का आंबोलन विशुद्ध धासिक 
आंदोलन था। उसे विशुद्ध हम इसलिए कहते हे कि न तो उसमें तलबार से डराने 
का कोई अंश था, और न राज्य से कोई सहायता प्राप्त हीने का लोभ | जो लोग डर 
या लोभ के कारण किसी समय अपने धर्म को छोड कर अन्यत्र चले गए थे, उन्हें उनकी 
इच्छानुसार प्रेम से अपने अन्दर वापिस लेना किसी प्रकार भी दोषयुक्‍त तही समझा 
जा सकता । विशेष रूप से उन भतों के प्रचारको द्वारा जो प्रचार के कारये मे भय आर 
लोभ के साधनों का प्रयोग करते रहे हों, शुद्धि के कार्य पर आक्षेप का किया जानता 


१२२ ग्रायंसमाज' का इतिहास 


तो सर्वथा ही असंगत और अकारण था। परन्तु बात यह थी कि इस्लाम और 
ईसाइयत के प्रचारक यह देखकर घबरा गए थे कि जिस हिन्दू जाति ने सदियों से 
अपने खोए हुए धन को वापिस लेना अपराध समझा था, वह जाग उठी है और लुटे 
धन को सुद सहित वापिस लेने का उद्योग करने रूगी है। उस उद्योग के कार्य में 
आर्यसमाज के कार्यकर्ता अगली श्रेणी में खड़े दिखाई देते थे। इस कारण अन्य मतों के 
अदूरवर्शी प्रचारकों की ओधारिन उन्हीं पर अंगारे बरसाने छूगी । 


चोथा श्रध्याय 


साम्प्रदायिक उपद्रव ओर आयसमाज 


खिलाफत के आंदोलन से देश के मुसलमानों में असाधारण जागृति उत्पन्न हो 
गई । यदि वहु आदोलन केवल मुसलमानों तक परिमित रहता और भहात्मा गाँधी 
उसे स्व॒राज्य के साथ जोड़ कर राष्ट्रीय रूप न देते तो उसका न तो इतना विज्ञाल 
रूप बतता और न ही बह इतना गहरा होता । खिलाफ़त आदोलन के कांग्रेस के कार्य- 
क्रम का भाग बन जाने से उसको असाधारण महत्व प्राप्त हो गया । राष्ट्रीय विचार के 
हिन्दुओं ने उसे पुरी तरह अपना लिया। उधर मुसलमान जनता का यह विचार 
बनता गया कि काँग्रेस का मुख्य कार्य खिलाफत को फिर से कायस कराना है, शेष 
सब चीजें गौण है । 


राष्ट्रीय विचार के मुसलमानों में से बहुत से ऐसे सज्जन भी थे जिन्होंने 
महात्मा जो को भावना को समझ लिया था । बे स्वराज्य को मुख्य और खिलाफत को गौण 
स्थान देते थे। परन्तु अधिकतर मुसलमान तेताओं का मन उस ऊँचाई तक नही पहुँच सका, 
जहाँ उसे महात्मा जो ले जाना चाहते थे । परिणाम यह हुआ कि सरकार के साथ 
संघर्ष स्थगित होने पर जब राजनीतिक आदोलन का वेग कुछ हलका हुआ तो साधा- 
रण मुसलसान-जनता के हृदयों में खिलाफत सास्प्रदायिकता के रूपमें प्रकट होने 
लगी । उस साम्प्रदायिकता के रोग का पहला विस्फोट सोपला-उत्पात के रूप में 
प्रकट हुआ । 


मोपला लोग दक्षिण के मालाबार प्रदेश में रहते थे। बहुत पू्व॑ उनके पुर्व॑ज 
अरब से आए थे। वे भारत के निवासी तो बन गए परन्तु इससे उनकी उग्र प्रकृतियों 
में शान्ति त आई। उनमें मारकाठ और दंगे-फिसाद की घटनाएं इतनी अधिक होती 
थी कि सरकार को एक विशेष विधान पास करना पड़ा था। देश भर में असहयोग 
आदोलन के गर्म होने पर मालाबार में भी उसकी चर्चा आरम्भ हुई। सरकार मोपलों 
के जोश से बहुत डरती थी। उसने बाहर से गए हुए और मालाबार के राष्ट्रीय कार्य- 
कर्त्ताओं पर तरह-तरह के प्रतिबन्ध लगा कर आदोलन की अग्नि को मालाबार में 
फंलने से रोकने का यत्त किया । उस यत्न का असर उल्टा ही हुआ। १९२१ के 
भारस्भ में मोपलों ने हथियार संभाल कर खुले विद्रोह को घोषणा कर दो। उस 
विद्रोह को विशेषता यह थी कि उसने प्रारम्भ से हो साम्प्रदायिक रूप धारण कर 
लिया। हिन्दुओं को जबरदस्तो मुसलमान बनाना और न बनें तो सर डालना यह्‌ 
उपग्रवी मोपलाओं का मुख्य कार्यक्रम बन गया। सास्प्रवायिकता के उस नस्ल तांडव 


१२४ आार्यसमाज का इतिहास 


का प्रा विवरण देना यहाँ न सम्भव है ओर न अभीष्ठ, यहाँ तो यह बतलाना 
अभीष्ट है कि एक मजहंबी मामले फ़ो स्वराज्य के साथ नत्थी करने से साम्प्र- 
दायिक भावना को जो पुष्टि मिली, उसका पहुला फल सोपलों के उपद्रव के रूप में 
प्रकट हुआ । 


१९२२ में मुलतान में एक भयानक उपद्रव हुआ, जिसमें हिन्दुओं के पूजा के 
स्थान अपवित्र किए गए और हिन्दुओं के बहुत से धर लूटे और जलाए गए। उसके 
पह्चात्‌ अत्य भी बहुत से स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे हुए, जिनसें मालाबार और 
मुलतान का किस्सा दोहराया गया। हिंन्दुओ के मन्दिर तोड़े गए, घर फू के गए और 
कुछ ह॒त्याएं भी हुई । देश के हिन्दुओं में इस उपद्रवों के कारण गहरी घबराहुट 
उत्पन्न हो गई जो हिन्दू महासभा के पुनर्जागरण के रूप में प्रकट हुईं | हिन्द महासभा 
की स्थापना मुस्लिम लीग के उत्तर में हुई थो। कई वर्षों तक वह वाधिक सम्सेलनों 
और प्रस्तावों तक परिमित रही । असहयोग आदोलन के प्रारम्भिक दितो मे सभा ने 
राजनीतिक रूप धारण कर लिया, और हकोम अजमल खां साहब के सभापतित्व में 
उसने गोरक्षा के साथ-साथ खिल्लाफत के आंदोलन का भी समर्थन कर दिया। उस 
समय हिन्दू महासभा के सचालकों का सम्भवत' यह विचार था कि यदि हिन्दू खिला- 
फत का समर्थन करेंगे तो मुसलमान गोवध करना बन्द कर देंगे। मालाबार, मुल्तात 
आदि स्थानों पर जो उपद्रव हुए, उनसे हिन्दुओं के हृदयों को भारी ठेस पहुँची । परिणाम 
यह हुआ कि हिन्दू महासभा, जो अब तक प्रसुप्त अवस्था में जीवन के दिन काट रहो 
थी, जाग कर आंदोलन की भाषा से बोलने लगी । 


हिन्दू महासभा के उद्देश्यों में हिन्दू जाति की शक्ति को बढ़ाने के लिए उसके 
दोषों के निवारण को मुख्य स्थान दिया गया था, इस कारण स्वाभाविक हो था कि 
सुधार-प्रेमी आर्यंसमाजी अपने कार्य की प्रुष्टि समझ कर हिन्दू महासभा में सम्मिलित 
होते । आर्यसमाजियों की यह विशेषता रही है कि वे जिस कार्य में पढ़ते हैं 
पूरो शक्ति लगा देते है और अगली पंक्ति में रहने के कारण विरोधियों के प्रह्ारों को 
अपनी छातियों पर ले लेते हे। आपंसमाज के जो फार्यकर्त्ता हिन्दू महासभा में सम्मि- 
लित हुए, उन्होने भी ऐसा ही किया । उनके आगे रहुनें का परिणास यह हुआ कि 
मुसलमान लेताओं ने और बहुत से कांग्रेसो नेताओ ने यह्‌ धारणा बता ली कि हिन्दुओं 
में और हिल्दू महासभा से जो हलचल उत्पन्न हुई है, उसके मुख्य सूत्रधार आये- 
समाजी ही हे । 

उधर आर्यसमाज के कार्यकर्त्ता यह अनुभव कर रहे थे कि हिन्दू महासभा 
अपना सारा गोक्ा-बारूद राजनोतिक क्षेत्र में खर्च कर रही है और अपने मुख्य लक्ष्य 
आत्म-सुधार की लगभग सवंथा उपेक्षा कर रही है । विधवा-विवाह, दलितोद्धार आदि 
विषयों में हिन्दू महासभा के अन्य नेता उदासोन से रहते थे । सभा के कई अधिवेशनों 
में यत्न किया गया कि हिन्दू जाति को जड़ों को खोखला करने वाली कुरीतियों के 
विरुद्ध बलिष्ठ प्रस्ताव स्वीकार किए जाएँ परन्तु रूढ़ियों की प्रबलता के कारण सफलता 


साम्प्रदायिक उपद्रव और आर्यसमाज १२५ 


प्राप्त न हुईं । इस कारण स्वामी श्रद्धातन्द जी तथा अन्य कई आर्यसम्ाजी नेता 
१९२३-२४ में हो हिन्दू महासभा को ओर से उदासीन हो गए थे। 

१९१९ से १९२४ तक देश की राजनीति में कई उतार-चढ़ाव हुए। 
चोौराचौरी की घठना के बाद १९२२ में महात्मा गॉधी द्वारा सत्याग्रह स्थगित कर 
देने के कारण स्व॒राज्य का आंदोलन उतार पर आ गया था । देश के शिथिल वातावरण 
से लाभ उठा कर सरकार ने महात्मा जी पर अभियोग चला दिया और छः वर्ष के जेल 
की सजा दे दी । जेल में महात्मा जी रोगी हो गए। अपेन्डिसाइट्स का आपरेदान कराना 
पड़ा जिसके पश्चात्‌ सहात्मा जी जेल से छोड़ दिए गएं। जो दो वर्ष महात्मा जी ने 
जेल में व्यतीत किए, उनमें देश का राजनीतिक बातावरण बहुत बदल गया था। 
असहयोग की भावता निर्बल हो गई थी और कौसिल-प्रवेश मैदान में आ गया था। देश 
के भिन्न-भिन्न भागों में साम्प्रदायिक उपद्रवों के कारण वातावरण में बंदिली छा गई थी। 
जेल से भुक्‍त होकर विश्राम करने के लिए महात्मा जी कुछ समय के लिए बम्बई के 
स्वास्थ्य स्थान जुहु में ठहरे । वहाँ दो प्रकार के व्यक्ति अपनी-अपनी शिकायतों के 
पुलन्दे लेकर इकट्ठे हो गए। जो नेता कौंसिल-प्रवेश के चिरुद्ध थे, उन्हें पं० मोतीलाल 
नेहरू और देशबन्धुदास से शिकायत थी और मौ० सोहम्मदअली और मौ० शौकतअली 
प्रच्छन्न सांप्रदायिक नेताओं को शुद्धि और हिन्दू महासभा से शिकायत थी। दोनों 
ने महात्मा जी के खूब कान भरे। वेश को बिगड़ी हुई परिस्थिति से महात्मा जी 
इतने परेशान थे कि अधिक जाँच अथवा पूछताछ की प्रतीक्षा किए बिना ही उन्होने 
सांप्रदाथिक समस्या के सम्बन्ध में २८ मई १९२४ को 'यंग इडिया' में एक बहुत 
लंबा लेख लिखा जिसमें उपद्रवों के लिए मुख्य रूप से आर्मसमाज के प्रचार-कार्य 
को जिम्मेदार ठहराया। लेख में केवल सम्मति देकर ही संतोष नहीं किया गया अपितु 
उसकी लम्बी व्यास्या भी की गई थी। आर्यसमाज के बहुत से तेता और सहस्रों सदस्य 
प्रारम्भ से ही; सत्याग्रह संग्राम से जी जान से भाग ले रहे थे क्योंकि वे देशभक्ति को 
भी अपने धर्म का एक अंग मानते थे। परन्तु साथ ही उनकी यह एक विशेषता रही 
कि वे जिस अंश में महात्मा जी से सहमत नहीं थे, उसे स्पष्ट रूप से कह देने में संकोच 
नहीं करते थे। वलितोद्धार के सम्बन्ध में कांग्रेस की कार्यकारिणी से स्वामी श्रद्धानन्द 
जी के मतभेदों की चर्चा हम ऊपर कर आए हैं। स्तामी जी सत्याग्रह के कभी जारी 
होने और कभी स्थगित होने की ऑखमिचौनी से भी सहमत नहों थें। वे ईसाइयों के 
प्रचार-कार्य और मुसलमानों की तबलोग की भांति शुद्धि को अपना उचित अधिकार 
मानते थे । संभवतः सांप्रदायिक समस्या पर लेख लिखने के समय महात्मा जी के मत 
पर उन सब सतभेदों का प्रभाव रहा होगा, क्योंकि उपद्यो को चिवेचना के प्रसंग में 
सत्यार्थप्रकाश, ऋषि दयानल्द, स्वामी श्रद्धानन्द और आयंसमाज पर एसी अधकचरी 
सम्मतियाँ देता आवश्यक नहीं था, जिन्‍्हें कुछ ही दिनो के पद्रचात महात्मा जी ने 
वापिस ले लिया। सत्यार्थप्रकाश को आपने एक निराशाजनक पुस्तक बत्तलाया था 
और स्वामी श्रद्धानन्द जी के स्वभाव पर प्रतिकूल टिप्पणी को थी। आयंससाज को त्तो 
आपने उपद्रवों के ताठक का सुरुय पात्र ही बना दिया था। 


१२६ आायेसमाज का इतिहास 


उस लेख के प्रकाशित होने पर आये-जगत्‌ में कुहराम सा मच गया। बिना 
जाँच-पड़ताल के एकतरफा दिए गए फंसले को आरयेजनों ने भारी अन्याय समझ कर 
समह रूप से और अकेले-भकेले भी उसका बहुत जोरदार प्रतिवाद किया। महात्मा 
जी के समीप रहने वाले लोगों ने बतलाया था कि किसो एक लेख के सम्बन्ध सें इतने 
आलोचनात्मक पत्र तथा तार नहीं आए, जितने उस लेख के सम्बन्ध में। तार, पत्र, 
लेख और जबाबी पुस्तिकाओं का एक बड़ा ढेर लग गया था, जिन सबका उत्तर देना 
सम्भव नहीं था। बहुत से आर्य विद्वान और बिद्दानों के शिष्ट-मडल इस उद्देश्य से 
महात्मा जी से मिले कि उत्तका श्रम निवारण हो । कुछ थोड़े से अपवादों को छोड़ 
कर सब हिख्दुओं ने अनुभव किया कि “यंग इंडिया' के लेख से आर्यसमाज के साथ घोर 
अन्याय हुआ है। 


समय ने स्वयं महात्मा जी को पुनविचार के लिए प्रेरित किया या ह॒दयों 
से निकले हुए प्रतिवादों की वर्षा ने अपना प्रभाव दिखाया । कुछ ही दिनों के पदचात्‌ 
वे अनुभव करने लगे कि आर्थसमाज, भहूषि दयातन्द, सत्यार्थप्रकाश और स्वामी 
श्रद्धानन्द जी के विषय में वे जो कुछ लिख गए, उसमे कुछ भूल थी। उसे सुधारने के 
लिए उन्होने 'पंग इंडिया में कई नोद और लेख लिख कर अपने लम्बे लेख के मार्जन 
का यत्त किया । उससे वातावरण थोड़ा बहुत श्ञान्त हुआ परन्तु प्रारम्भिक 
लेख ने जो विष फेलाया था, वह पूरी तरह दूर नहीं हुआ । कांग्रेस के बहुत से कार्ये- 
कर्त्ताओं और नेताओं में आजतक भी आरयंसमाज के प्रति जो छुपा हुआ दुर्भाव है, 
वह उसी प्रारम्भिक विष का परिणाम्र है। धर्मान्य मुसलमानों के हृदयों में स्वामी 
श्रद्धानन्द जो के प्रति जो तीखी कड़बाहुट पेदा हो गई थी, 'यंग इंडिया' के उस लेख 
का भो उसमें थोड़ा-बहुत भाग था। महात्मा जो का हृदय निर्मेल था, वे अपनी भूल 
को मानने मे न देर लगाते थे और न संकोच करते थे परन्तु जिनके हृदय उतने विज्ञाल 
नहीं थे, वे भावनाओं के प्रवाह में इतने बह जाते थे, कि उसमें से आसानों से नहों 
निकल सफते थे । 


गाँधी जो ने २८ मई १९२४ के अक में जो लेख लिखा था, उसके कुछ आपत्ति- 
योग्य सम्बद्ध भाग निम्नलिखित थे-- 


भहाँष दयानन्द के बारे में आपने लिखा था-- "मेरे हृदय में 
स्वाप्ती दयानन्द के लिए बड़ा मान है। में समझता हूँ कि उन्होंने हिन्दू धर्म 
की बहुत सेवा की है। उनको वीरता में सन्देह करने की गुँजाइश नहीं 
परन्तु उन्होंने अपने धर्म को संकुचित बना दिया है। सेने आर्यसमाजियों की बाइबिल 
सत्यार्थप्रकादा की पढ़ा है। जब में यरवदा जेल में आराम कर रहा था तो कुछ-एक 
सित्रों ने उनकी तीन कापियाँ सेरे पास भेजी थों। मेने इतने बडे सुधारक का ऐसा 
निराशाजनक ग्रंथ आज तक नहों पढ़ा । स्वामी दयानन्द ने सत्य और केवल सत्य पर 
खड़े होने का दावा किया है परन्तु उन्होंने अनजान में जैन धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाइयत 


साम्प्रदायिक उपद्रव और ग्रार्यंसमाज १२७ 


और स्वयं हिन्दू धर्म को अशुद्ध रूप में प्रकट किया है। उन्होंने पृथिबी तल पर अत्यन्त 
सहिष्णु और स्वतन्त्र संप्रदायों में से एक (हिन्दू संप्रदाय) को संकुचित बनाने का 
प्रयत्त किया है। यद्यपि वे म॒तिपूजा के विरुद्ध थे परन्तु एक अत्यन्त सूक्ष्म रूप मे 
मूर्तिपुजा का बोलबाला करने में, सफल हुए हे। उन्होंने वेदों के दब्दों की मृति बना 
दी है और' वेदों में विज्ञान-प्रतिपादित प्रत्येक विद्या के होने को प्रमाणित करने का 
प्रयल्त किया है। भेरी सम्मति में, आर्यसमाज सत्यार्थप्रकाश की शिक्षाओं को उत्तम- 
ताओ से उन्नत नहीं हो रहा है, अपितु उसकी उन्नति का कारण, उसके संस्थापक 
का विशुद्ध चरित्र है। आप जहाँ कहीं भी आर्यसमाजियों को पावेंगे, वहाँ जीवन और 
जागृति मिलेगी। परन्तु संकुचित विचार और लड़ाई-झगड़े को आदत से अन्य 
संप्रदाय वालों से लड़ते रहते हे और जहाँ ऐसा नहीं वहाँ स्वयं आपस में लड़ते रहते 
हूँ । स्वामी श्रद्धानन्द जी को भी, इसका अधिकांद्ा भाग मिला हुआ है, परन्तु इन सब 
त्रुटियों के होते हुए भी, में उन्हें (स्वामी श्रद्धानन्द जी को) ऐसा नही समझता जिसके 
लिए (सुधार की) प्रार्थना न की जा सके। सम्भव है कि आयेसमाज और स्वासी 
(अश्रद्धानन्द) जी इस लेख से अप्रसनन्‍्न हों परन्तु यह कहने की आवद्यकता नहीं कि 
सेरा उद्देधय किसी को अप्रसन्न करना नहीं । में आर्यसमाजियों के साथ प्रेम रखता हूँ 
क्योकि उनमे से कई भेरे सहकारी है। और मेने स्वामी (श्रद्धानन्द) जी से उस 
समय प्रेम करना सीखा था, जब में दक्षिण अफ्रोका में था। यद्यपि अब मे उन्हें भली 
भांति जानता हूँ तो भी उनसे कम प्रेम नही करता हूँ । यह भेरा प्रेम ही है, जिससे 
ये बातें मेने कही है।'' 

सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा की ओर से गाँधी जी के इस लेख के उत्तर 
में अंग्रेजो और हिन्दी में एक घोषणा-पत्र प्रकाशित किया गया, जिसमें उनके किए 
गए आक्षेपों का विस्तृत समाधान करने के अनन्तर आर्थसमाजियों से यह आज्ञा 
प्रकट की गई थी कि “जिस समय वे महात्मा गाँधो के उनके धर्म पर किए गए 
अप्रासंगिक और अनुचित प्रहारों का विरोध करे, उनके व्यक्तित्व को, जिस आदर 
के वे पात्र हे, ध्यान में रखें ।” दिल्‍ली के प्रतिष्ठित विचारक और कार्यकर्ता लाला 
ज्ञानचन्द जी ने 'सत्य-निर्णय/ नाम की एक पुस्तक लिख कर यंग इंडिया के आक्षेपो का 
बहुत युक्तियुकतत और विस्तृत उत्तर दिया। दिल्‍ली के देनिक “अर्जुन” तथा आरय- 
समाज के अन्य समाचार-पत्रो ने लेख-मालाओं द्वारा फंले हुए भ्रम का निवारण किया। 
कुछ दिनों के बाद जब महात्मा जी दिल्‍ली आए तो आपपं-विद्वानों का एक शिष्टमंडल 
उनसे मिला और अनेक प्रदत किए। कुछ समय तक प्रइनोत्तर होते के पदचात्‌ 
महात्मा जी ने कहा कि इस समय अधिक कतचोत नहीं हो सकती, जब फिर दिल्‍ली 
आऊँगा तब बातचीत होगी । 


पीछे से महात्मा जी ने श्रम के मार्जन के लिए जो टिप्पणियाँ लिखीं, उनके 
वो नमूने थे हे-- 
“महाष दयानन्द ने घर्म में जागृति पदा की, आर्य संस्कृति 


१२८ आयेसमाज का इतिहास 


का, वेदिक वाह्ममय का, संस्कृत और हिन्दी का प्रेम बढ़ाया और अस्पृश्यता 
रूपी कलक के धोने का प्रयत्न किया। ऐसे सब कार्यो के लिए महर्षि का स्मरण चिर- 
स्थायी रहेगा इसमें कोई संवेह नहीं ।” 

“स्वामी जी, स्वामी श्रद्धानन्द जो एक सुधारक भे। वे केवल दाब्दों के 
नहीं, क्रिया के वीर थे । वे विद्वास को जीवित मूर्ति थे। उन्होंने अपने विद्वास 
के लिए कष्ट पाएं। बे मानो वीरता के शरीरधारी रूप थे। खतरे से डरना उनके 
लिए अस्वाभाविक था। बे एक योद्धा थे और योद्धा युद्ध-भूमि में मरना चाहता है, 
रोग-दाय्या पर नहीं ।” 


'पाचववां ग्रध्याय 
दक्षिण में प्रचार 


अनेक कारणो से प्रारम्भ के ४० वर्षों मे भारत के दक्षिण भाग सें आयंसमाज 
का सन्देश पूरी तरह नही पहुँचाया जा सका। मुख्य कारण तो सम्भवतः यही था कि 
महूधि को पृता से आगे दक्षिण में जाने का अवसर नहीं मिला। यदि अकाल में ही उनका 
निर्वाण न हो जाता तो वह दक्षिण का दौरा लगाकर वहां भो आर्यप्तमाज का बीज बो देते । 
मह॒षि के पदचात्‌ उत्तर के प्रान्तो की सभाओं को अपने ही काम बहुत थे । संस्थाओं के 
खुल जाने से उनके हाथ भर गये थे। सार्वदेशिक सभा की स्थापना तो ही गई परन्तु वह 
अभो प्रान्‍्तों के प्रतिनिधियों के परस्पर परिचय-स्थान के अतिरिक्त और कुछ नहीं बन 
सकी भी । 

१९१७ से सार्वदेशिक सभा की अन्तरंग सभा का एक अधिवेशन हुआ, जिसमें 
दक्षिण भारत में वेदिक धर्म के प्रचार के सम्बन्ध में ब्रह्मा की आर्य प्रतिनिधि सभा के 
एक पत्र पर विचार होने के अनन्तर तिम्तलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया गया-- मद्रास 
में प्रचार के सम्बन्ध में विचार किया गया और आये प्रतिनिधि सभा ब्रह्मा का पन्न 
२३-१-१७ का पढ़ा गया । सर्वेश्रम्मति से निश्चय हुआ कि मद्रास में प्रचार के काम 
को सभा अपने हाथ में ले ले और आर्य प्रतिनिधि सभाओ तथा सर्वत्ताधारण से धन की 
अपील की जाय । १८०० रुपये के व्यय की स्वीकारी बजट में बढा देने को साधारण 
सभा से प्रार्थना की जाय । किसी योग्य व्यक्ति की तलाश का उद्योग किया जाय । 
संमाचार-पत्रों मे विज्ञापन दिया जाय ।” 


प्रस्ताव तो स्वीकार हो गया परग्हु चार वर्ष तक उस्त पर कोई अमल न हो सका। 
सभा के प्रधान को ओर से इस कार्य के लिये ५ हजार रुपये की अपील की गयी और 
प्रान्तोय सभाओं के ताप राशियां भी लगा दी गयी । परन्तु परिणाम कुछ न निकला । 
अन्त में, किसो तरह कार्य प्रारम्भ करने के लिये सभा ने अपनी अपील को केवल १५०० 
रुपयों तक परिम्ित कर दिया और प्रास्तीप सभाओं से अपना-अपना भाग भेजने की 
मांग को। परिणाम तब भी बहुत संतोषजनक न निकला । केवल एक प्रान्त से ३५० 
रपये प्राप्त हुए । उसी भरोसे पर सभा-प्रधान ने पं० सत्यक्षत सिद्धान्तालंकार फो 
वेबिक धर्म और आर्यभाषा प्रचार के लिए रवाना कर दिया। कुछ समय पीछे पण्डित 
देवेबवर सिद्धान्तालंकार भो सत्यव्रत जी की सहायता के लिए जा पहुँचे । दोनों कार्यकर्ताओं 
ने दो वर्ष तक बड़े परिश्रम से कार्य किया और कार्य को स्थिरता देने के लिये वयानन्‍्द 
अहायचय आश्रम ताम के एक दिक्षा-केल्ठ को स्थापना को । मंसूर में कार्य करने 


१३० आर्यसमाज का इतिहास 


के लिये सभा की ओर से पं० गोपालदत्त शास्त्रो ओर पं० भीमसेन विद्यालंकार 
भेजे गयें। 

मद्रास में तथा दक्षिण के अन्य भागों में प्रचार कार्य आरस्भ करने के समय से 
ही स्वामी श्रद्धातन्द जी की इच्छा थो कि बे स्वयं बहां जाकर वेदिक धर्म को ओर 
शिक्षित समाज का ओर जनता का ध्यान आक्ृष्ट करें। एक बार आप कलकत्ते तक चले 
भी गये थे परन्तु अस्वस्थ हो जाने के कारण लौठ आये । अमृतसर कांग्रेस के अवसर 
पर हिन्दू! के यशस्वी सम्पादक श्री कस्तूरी रंगा आयंगर और वयोवुद्ध राष्ट्रीय 
नेता श्री विजय राघवाचार्य आदि से परिचय होने पर उन लोगों ने स्वामी जी को 
आग्रहपूर्वक तिमंत्रित किया । अन्त में स्वामी जी की प्रचार के लिए मद्रास जाने को 
अभिलाषा सन्‌ १९२५ में पूरी हो सकी । आप दिल्‍ली से चल कर बम्बई, पुना और 
बंगलोर ठहर कर कार्यकर्ताओं से मिलते और व्याख्यान देते हुए ६ भई को मद्रास पहुचे। 
उसी अवसर पर पं० धर्मदेव जी विद्यावाचस्पति और पं० केशवदेव ज्ञानी भी आपके 
साथ गये थे, जो पर्याप्त समय तक मद्रास में ही रहे । आप मई के अन्त तक मद्रास ध्रान्त 
में श्रमण करते रहे । मद्गास को सबसे बड़ी समस्या अस्पृश्यता सम्बन्धी है। स्वामी जी 
ते अपनी प्रचार-पात्रा से उसी पर अधिक बल दिया और प्रान्त के कार्यकर्ताओं में 
दलितोद्धार के लिए अपूर्व स्फूति पेदा कर वी। मद्रास छोड़ने से पूर्व प्रान्त के निवाध्ियो 
की ओर से एक विज्ञाल सभा मे, जिसके सभापत्ति वहां के प्रसिद्ध नेता श्री मोहम्मद 
याकूब थे, एक मानपत्र स्वामी जी को समपित किया गया । १९२५ में आप फिर सद्रास 
के दोरे पर गये और प्रारम्भ किये हुए काम को अधिक दुढता प्रदान को। १९२४ के 
अक्तूबर सास में मद्रास के कुछ हिस्सों में बाढ़ आने से बहुत हानि हुई थी। सभा की ओर से 
समाचार पत्रों में अपील होने पर जो घन प्राप्त हुआ, उत्ते लेकर प० सत्यक्षत सिद्धान्ता- 
लंकार को वहां भेजा गया। गुरुपयूर के सम्रीफ च।वभाट में केद्र खोल कर हजारों बाढ- 
पीड़ित परिवारों की सहायता की गई । 


१९२१ में मलाबार में सोपलाओं हारा उत्पात किये जाने पर देश भर के 
हिन्दुओं में सतसनी फेल गई । हिन्दू पुरुषों और स्त्रियों पर जो भयंकर अत्याचार हुए, 
उनकः वृत्तान्त पहले अध्याय मे लिखा जा चुका है। सैकड़ो लोगों के जनेऊ जजरदस्तो 
उतारे गये और चोटियां कादी गयीं। इस समाचारों ने आयंसमाज के कार्यकर्ताओं के 
हृदयों में उत्कट प्रतिक्रिया पेदा कर दी थी । महात्मा हंसराज जो को जब लाहौर 
में ये समाचार मिले तो कहा जाता हैँ कि वे रात भर नहीं सो सके । करवटे छेते 
रात बिताई। दूसरे दिन प्रादेशिक सभा की बैठक हुई । उसमें सहायता भेजने का प्रस्ताव 
उपस्थित करते हुए महात्मा हंसराज जी ने कहा था, “जागृति के इस समय में भो किसी 
को बलपूर्वक मुसलमान बनाना हमारे लिए बहुत बड़ी लझ्कार हैं । इस ललकार का 
उत्तर दिया जायगा ।” प्रादेशिक सभा ने सहायता देने के प्रस्ताव को स्वीकार करके 
पं० ऋषिराम जी को वहां जाने का आदेश दिया । श्रीपुत लुशहालचन्द 'खु्सन्द! ओर पं० 
सस्तानचंद भी उनके साथ भेजे गये। पीछे से महता सावनमल और अन्य कई कापेकर्ता 


दक्षिण में प्रचार १३८ 


मलाबार पहुँच गये । कुछ महीनों के परिश्रम से इन आर्य कार्यकर्ताओं को बलात्कार 
से मुसलमान बनाये गये लगभग भढ़ाई हजार हिन्दुओं को अपने धर्म में वापिस लाने में 
सफलता प्राप्त हो गई । जो मन्दिर तोडे गये थे, उनकी मरम्मत भी करा दी गई । आर्ये- 
समाज के कार्यकर्ता मलाबार से तब पंजाब लौट कर आये जब उन्हें निश्चय हो गया कि 
अब बलपूर्वक धर्म से च्युत हुआ कोई व्यक्ति शेष नही रहा । इसमे सन्देह नहीं कि यदि 
प्रादेशिक सभा के कार्यकर्ता इतना शीघ्र मलाबार में न पहुच जाते तो उस प्रदेद्ना में शांति 
हो जाने पर भी हिन्दुओं का रहना अस्रम्भव हो जाता । 


छठ अध्याय 
श्रीमहयानन्द जन्म-शताब्दी 


कई वर्षों से आप समाज म यह चर्चा चल रही थी कि मह॒षि दयातरद का जन्म 
हुए १०० वर्ष पूरे हो जाने पर जन्म-शताब्दी उत्सव धूमधाम से मनाया जाय । १९१८ 
में उत्तर प्रदेश के प्रमुल॒ आये नेता श्री बाब्‌ मदनमोहन सेठ (सब-जंज गोरखपुर) ने 
समाचार पत्रों में यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि संबत्‌ १९८१ (सन्‌ १९२५ से) महषि 
की जन्म शताब्दी मनायी जाय। आर्य-जगत्‌ से इस प्रस्ताव का हृदय से अनुमोदन किया 
और पतार्ववेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा और परोपकारिणी सभा ने इस कार्य को अपने 
हाथ में ले लिया । १९२० ई० के सितम्बर मास में दिल्ली में आर्यसमाजों के प्रतितिधियो, 
विद्वानों और संन्यातियों की एक बहुत बड़ी सभा हुईं। उस सभा में तिइतय किया गया 
कि शओ स्वामौजी महाराज की जन्म-ाताव्दी संबत्‌ १९८१ तदनुसार सन्‌ १९२५ में दिव- 
शत्रि के अवतर पर मथुरा में मनाई जाय, इस अवसर पर एक बड़ी परिषद्‌ हो, महोत्सव 
भी किया जाय और आरयंसमाजों में जन्म-दिवस का उत्सव समारोह के साथ मनाया 
जाय । 


शताब्दो-महोत्सव को व्यवस्था क्रे लिए दूसरा निरईचय यह किया गया कि एक 
बताब्दी सभा बनाई जाय और उसका सघटन इस प्रकार रखा जाय कि उससे सावें- 
देशिक सभा और परोपकारिणी सभा के समस्त सदस्य, प्रादेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
पंजाब के सात, भारतवर्षीय आय॑कुमार परिषद्‌ के दो, सात सन्‍्यासी, सात देवियां और 
आय प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त के प्रधान निज पद के अधिकार से सम्मिलित किये 
जायं। १९२२ ई० के दिसम्बर मात में गुरुकुल वुन्दावन के महोत्सव पर विधिपूर्वक 
जन्मदाताब्दी सभा का निर्माण हो गया । सदस्यों का विवरण इस प्रकार से था :-« 


१ सावंदेशिक सभा के सदस्य २७ 
२. परोपकारिणी सभा ,, २३ 
३. प्रादेशिक सभा पंजाब ,, ७ 
हैं, संच्यासी ७ 
५. देविषां ७ 
६. प्रतिष्ठित मनोनीत संदस्य १४ 
७. सबृक्त प्रान्‍्त को सभी के प्रधान ! 


शओीमहयानन्द जन्म-शतब्दी १३२ 


इस प्रकार ८६ सदस्यों की सभा निर्मित हुई। अधिकारियों का चुनाव इस 
प्रकार हुआ :-- । 
प्रधाना : श्री स्वासो श्रद्धानन्द जो संत्याती 
उपप्रधान : १ श्री नारायण स्वामी जो महाराज 
२ श्री महात्मा हंसराज जी 
३ श्री डा० कल्याणदास जो देसाई 
४ श्री हरविलास जो शारदा 
५ श्री सेठ जयनारापण जी कलकत्ता 
मंत्री : बाबू सोताराम जी बी० ए० लखोमपुर 
उपमंत्री : श्री मदनमोहन जी सेठ एम० ए० 
कोषाध्यक्ष .... बाब श्रीराम जी आगरा 


१९२३ में श्री स्वामी श्रद्धानन्द जो के यह सूचना देने पर कि वह पुरा समय 
महोत्सव की तेयारी के लिये नहीं दे सकते, श्री नारायण स्वामी जी फो कार्यकर्ता प्रधान 
निर्वाचित किया गया । मंत्रियों के कार्य में स्वामी सच्चिदानन्द जी और बाब्‌ गजाधर- 
प्रसाद जी भो सहायता देते रहे । सभा के मन्त्री डा० केशवदेव जी शास्त्री तथा उनके अन्य 
सहायक शताब्दी सभा के अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग करते रहे । महोत्सव की 
व्यवस्था के लिये ५० हजार की अपील प्रकाशित को गई । 

दाताब्दी के उद्योग पर्व के प्रारम्भ में ही श्री _ 
नारायण स्वामी जी महाराज अन्य सब कार्यों से निवृत्ति | न मी 
पाकर मथुरा पधार गये और कार्यकर्ता प्रधान को 6] 
हेसियत से प्रबन्ध के कार्य का संचालन करने लगे। 
उस अवत्तर पर श्री नारायण स्वामी जो जंसे अनुभवी 
भोर दूरदर्शो खिवेया का ही काम था कि इतने बड़े 
उत्सव की किहती को पार लगा सके। आपने शताब्दी 
की व्यवस्थाओ के सम्बन्ध में बीस पत्रिकाएं (बुलेटिन) 
निकालीं, जिनसे यात्रियों के जानने योग्य प्रायः सभी 
बातों पर प्रकाश डाल दिया गया था। यज्ञ-विधि से 


लेकर बास-बलली की दरों तक की बातें पत्रिकाओं मे 
आ गई थी । श्री महात्मा नारायण स्वामी जी 


उत्सव के लिये मथुरा शहर और मथुरा जंकशन के बीच की डेम्पियर नगर 
नाम की विस्तृत भूमि प्राप्त कर लो गई | इस भूमि की लम्बाई लगभग डेढ मील और 
चौड़ाई एक मोल श्री । स्वामी जो की देखरेख में अनेक इंजीनियरों, ठेकेदारों और 
स्वयंसेवकों ने थोड़े ही समय में खुली और सुन्दर दयानन्द नगरी बनाकर खडी कर दी । 
१५ फरवरी को प्रारम्भिक यज्ञ होना था। तब तक दयानन्द नगरी में न्यून से न्यून दी लाख 
५० हजार नर-तारी देश के भिन्न-भिन्न भागों से स्पेशल गाड़ियों द्वारा एकत्र ही चुके थे । 


#३- 2 आर्यसमाज का इतिहास 


१५ फरवरी को निश्चित समय पर यज्ञ का आरम्भ हुआ। महोत्सव के बृहत्‌ पण्डाल के 
चारों ओर चार यज्ञ-कुण्ड निर्माण किये गये थे। इनमें चारो वेदों के मनन्‍्त्रों से आह॒तियां 
वी जातो थी । 

उत्सव में भाग लेने की 3च्छा से आते वाले यात्रिप्रों के ठहरते के लिये फूस के 
छप्पर बनाये गये थे। भोजन-भंडार का प्रबन्ध बहुत बड़े पैमाने पर किया गया था। एक 
दिन ब्रह्म-भोज हुआ । इस ब्रह्म-भोज में सभी वर्णों और सभी वर्गों के आर्य नर-नारियों 
ने भेदभाव छोड़कर भाग लिया । श्री महाराज सर नाहरासह जी शाहपुराधोश, जयपुर 
की कोंसिल के मेम्बर, ठाकुर नरेन्द्र सह आदि के साथ-साथ आयेसमाज के सब उपस्थित 
प्रमुख व्यक्ति, समाजों के सब प्रतिनिधि, सभाओं के सदस्य तथा अन्य संन्यधासो और 
उपदेशक महानुभावों ने एक स्थान पर बेठकर सहभोज किया । द्ाहपुराधोश ने सब 
उपस्थित जनों का धन्यवाद किया और अपने आचार्य भर्हाष दयानन्द के प्रति कृतज्ञता 
प्रकट को और कहा, “आज मुझे जीवन के सन्ध्याकाल में महर्षि की शिक्षा को क्रियात्मक 
रूप भें चरितार्थ देखकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई है ।” 


विराट नगर-कोतंन 


१७ फरवरी के दिन के २ बजे उत्सव-मण्डप से नगर-कोतंत का विशाल जलस 
आरम्भ हुआ । जलस का वर्णन हम सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रकाशित 
जन्म-शताव्दी वृत्तान्त से उद्धुत करते है-- 

“अनुमान २॥ बजे तक नगर-कीतंन नगरी मे जा पहुचा और सौ से अधिक 
सडलिया व्यवस्थानुसार चलने लगी । जनता के कुतृहुल और प्रसन्नता की कोई सीमा 
न रही जब उन्हें आर्य नर-नारियों के अनन्य जोद्य और उत्साह का उदबोधन हुआ। 
कम्पो की रक्षा, बालकों की निगरानी का प्रबन्ध करते हुए भी ऐसा ज्ञात होता था 
मानों सभी आये नर-नारी नगर-कीतंन से सम्मिलित हो गये हे । अनुमानतः चार सौ 
सेन्‍्याती गेरुए बस्त्रों की पताकाएं हाथ मे धारण किये वेद-मंत्रों का उच्चारण करते 
और 'दयानन्द की जय' के जयकारे बुलाते हुए आगे-आगे चल रहे थे। ग्रुकुलों के 
स्नातक और ब्रह्मचारी, कन्या महाविद्यालय की स्नातिकायें और छात्राएं, भिन्न-भिन्न 
कालिजों, स्कूलो और पाठशालाओ के विद्यार्थी, अनाथालयों के बालक और बालिकाएं, 
तिस पर एक ही सग अनुमानतः ३५,००० पंजाब की स्त्रियों का नगर-कीर्तन, जिसमे 
कई एक देण्ड और भजन मडलियां भो थीं। इन सबका नगर कीतंन, वेदिक धर्म 
सम्बन्धी मनोहर और आल्हादजनक भजनों की गज, बोच-बीच में नवयुवकों का दयानन्द 
के वीर सेनिक बनेंगे! आदि गोौतो का गाना और क्षण-क्षण से 'बैदिक धर्म की जय, दयानन्द 
को जय की ध्वनि और प्रतिध्वनियां मथुरा नगरी की नींवों को कम्पायमान करने के 
लिए पर्याप्त थों। अनुमान दो लाख आये नर-नारियो ने इस संकौतंन में भाग लिया । 
दर्शकों की संख्या एक लाख से न्यून न होगी । यहां एक ऐसा अनुपम दृश्य था जो चिरकाल 
पर्यन्त उन सज्जनों के स्मृति-पटल पर अकित रहेगा जिन्हे इस नगर-कीर्तन में सम्मिलित 
होने अथवा देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है ।” 


श्रीमहयानत्द जन्म-शताब्दी १३५ 


मथुरा सनातन धर्म का गढ़ भाना जाता है । यह अद्भुत बात थी कि उसके जिस- 
जिस बाजार में से जलस निकलता, उसमें जलस पर भरपूर पुष्पों की वुष्टि की गई। 
जब जल्स महर्षि के गुरु दण्डी विरजानन्द जी के निवास-स्थान के सामने पहुंचा तो वहां 
अपार भीड़ इकट्ठी हो गई । देर तक वेद मंत्रों, भजनों और जयकारों से आकाश गूंजता 
रहा और पुष्प-बुष्टि होती रही । 

जलूस में जितने पुरुष थे, उनसे अधिक स्त्रियों की संख्या दिखाई देतो थी । 
गुरुकुलों के स्‍्नातकों तथा जालन्धर की स्तातिकाओं के पीछे छात्रों और छात्राओं की 
लम्बी श्रेणियां समारोह कौ शोभा को बढ़ा रही थीं । नगर कीर्तन की पूरी लम्बाई २ 
मोल से कम न होगी । इतने लम्बे प्रदर्शन और इतनो भौड़ का नियंत्रण आये स्वयंसेवकों 
ने जिस सुन्दरता से किया, वह अत्यन्त प्रशंसनीय था । 


मुख्य व्याख्यात-मण्डप 

मुल्य व्यास्यान-मंडप इतना बडा बनाया गया था कि उत्तमे २५ हजार भ्रोता 
बंठ सके । प्रातःकाऊ ८ बजे से रात्रि के १२० बजे तक मंडप खद्ाखच भरा रहता था । 
व्यास्यानों ओर भजनों का तांता निरन्तर जारी रहता था। जिन विद्वानों के भाषण 
हुए, उतमें से कुछ नाम निम्नलिलित हूँ : श्रो स्वामी अच्युतानन्द जो, पं० बुद्धदेव जो 
विद्यालंकार, कुंवर चादकरण ज्ञारदा, श्री गंगागिरि जी, पं० भगवहत जो, पं० अयोध्या- 
प्रसाद जी, स्वामी मुनोश्वरानन्द जी, डा० केशवदेव जो शास्त्री, डा० बालकृष्ण जी, 
प्रिन्सिपल दीवानचरद जो, भाई प्रमानन्द जी, डा० दमयन्ती देवों जी, प॑० चमृपति 
जी, महाशय मघूसुदत जी, महाशय खुशहालचन्द जो, श्रो बेचनवेब जी (मौरीशंस), 
महाशय देवीदयाल जो (दक्षिण अफ्रीका ), श्री तोताराम जो सनाढहूप आदि । 

प्रत्येक दिन की कार्यवाही संन्‍्यात्ती सहानुभावों के उपदेश्ञीं से प्रारम्भ होती थी। 
श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी, श्री नारायण स्वामी जी, श्री स्वामी सत्यानन्द जी, श्री स्वामी 
स्वतन्त्राननद जो आदि संन्यात्तियों के उपदेशामृत पान करके जनता बहुत तृप्त हुई । 
जिन देवियो ने प्रचार मे भाग लिया, उनमे से श्रीमतों सत्यवतती जी (जालन्धर ), श्रोमतो 
दमयन्ती देवी जी, भ्ीमती चल्घावती जो (इच्ध्प्रस्थ), श्रोमती सुमित्रा देवी जो (गुजरात) 
आदि के नाम प्रमुख है । अन्तिम दिन जो भाषण हुए, वह संदेश के रूप मे थे। उनमें से 
श्री स्वासो श्रद्धानन्द जी, श्री नारायण स्वामी जो और पं० रामचन्द्र जी देहलवी के 
संदेश विशेष रूप से उत्साहवर्धक थे। जलस में गाई जाने वाली पं० प्रकाशचन्ध कविरण 
जी की कविता 'विदों का डक्ना आलम में बजवा दिया ऋषी दयानन्द ने तथा पंडाल में 


पढ़ी जाने वालो डा० सुर्धदेव एम० ए० की कविता “गुरुदेव दयानन्द” विशेष रूप से 
उल्लेखनोय थी । 


ह आद्वा अध्याय 
शताब्दी-महोत्सव के सभा-सम्मेलन 


शताब्दी-महोत्सव केवल एक मेला ही तहों था, वहु आर्यसमाज और आर्य जाति 
में उत्पत्त हुई जागृति का विराट प्रदर्शन था। मुख्य संडप में जो व्याख्यान और भजन 
हीतें थे, उनके अतिरिक्‍त मुख्य मंडप में ही प्रतिदिन कोई न कोई विशेष सम्मेलत आदि 
भी किये जाते थे। द्वितीय मंडप में तो निरत्तर विविध परिषदे होती रहती थी, जिनमे 
गम्भोर विषयों पर विचार होते थे । महोत्सव के अवसर पर जिन सभा-सम्सेलनों के 
अधिवेशन हुए, उनका संक्षिप्त विवरण पढ़कर प्रतीत हो सकेगा कि मथुरा में जिस जागृति 
का प्रदर्शन हुआ, वह कितनी विश्ञाल थी । 


धर्म-परिधद्‌ 


इस परिषद्‌ का उद्देश्य यहु था कि आर्यक्षभाज के प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा बेदिक 
धर्म के सिद्धान्तों पर निबन्ध पढ़वाकर उन सिद्धान्तों की पुष्टि के साथ-साथ जनता को 
विद्वातों का परिचय कराया जाय । इस परिषद्‌ के सभापति श्री स्वामी सत्यानन्द जी 
महाराज थे। जिन विद्वानों ने अपने निबन्ध पढे, निबन्ध के विषयों के साथ उनकी सूची 
निम्त है :-- 

१. प॑ं० धर्मदेव सिद्धान्तालंकार, विषय--ईइवबरीय ज्ञान 

२. पं» धर्मेद्रनाथ तर्कशिरोमणि, विषय--वर्णे-व्यवस्था 

३. श्रीयृत घासोराम जी एम० ए०, विषय--ईइवर, जीव और प्रकृति का 

अनादित्व । 

४. राज्यरत्न मास्टर आत्माराम जी, विधय--संस्का र-सी सांसा 

५. पं० रामसुख मिश्र, विधय--षघड दर्शनों में समन्वय 

कुछ तिबन्ध परिषद्‌ के लिये लिखे गये थे पर समयाभाव से प्रढ़े नहीं जा सके । 
दे निस्नललिखित है :-- 

१. पं० विदवबन्धु शास्त्री एम० ए०, विषय--बेद्विक संस्कार का स्वरूप । 

२. प॑ं० विश्वनाथ विद्यालंकार, विषय--ऋषि दयानन्द के भाष्य की शेली ! 

३. प० रुद्रदेव वेबशिरोमणि, विषय--वेदिक कर्मकाण्ड और पशु-वंध । 

सभी भाषण खोज से लिखे गये थे और गहरी विदा के सूचक थे। परिषद्‌ 


के अधिवेशन छोटे मण्डप में १५और १६ फरवरी को दोपहर के समय हुए। सभापति 
जी प्रत्येक बकता के नाम की सुचना के साथ उन का संक्षिप्त परिचय भी देते जाते थे। 


गताबदी-महोत्सब के सभा-सम्मेलन १३७ 


ख्रार्य-सम्मेलन 


दूसरा महत्वपूर्ण सम्मेलन तीन दिन तक मुख्य मंडप में हुआ । इसके अधिवेशन 
१५, १६ और १७ फरवरी को रात्रि कें समय किये गए। इनमें बंदिक धर्म के प्रचार को 
बढ़ाने के लिये कई प्रस्ताव स्वीकार किये गए। उनमे से सुख्य ये है :-- 

१. देश-देशान्तरो में बेदिक धर्म प्रचार के लिए एक विश्येष प्रचार निधि की 
स्थापना को जाय । 

२. आय जनता को आवश्यकताओं को पूरा करने और आर्य शिक्षणालयों के 
लिये प्रामाणिक पाठ पुस्तकें प्रकाशित करने के निमित्त एक वेदिक 
साहित्य मंडल की स्थापना को जाय । 

३. आये जनता के पारस्परिक विवादों को निबटाने के लिये प्रान्‍्तों की प्रति- 
निधि सभाओं द्वारा प्रान्तों में और सार्वदेशिक सभा द्वारा सारे देश में 
न्यायालयों को स्थापना को जाय । 

४. निशचय हुआ कि लंजिस्लेटिव असेम्बली के द्वारा आर्य मेरेज एक्ट को 
स्वीकार कराया जाय ताकि आये जनता में गुण, कर्म, स्वभाव आदि के 
अनुसार वियाह हो सकें । 

५. सावंदेशिक महा सभा के विधान में ऐसा परिवर्तन कर दिया जाय, जिससे 
उसमें तोन प्रकार के सदस्य सम्मिलित हो सकें : 

क--आर्य प्रतिनिधि सभाओ के प्रतिनिधि । 

ध्ष--भार्षत्तमाजों के प्रतिनिषि । 

ग--प्रतिष्ठित सभाप्तद्‌ । 


छः 
वक्‍ताओ में से स्वामी विश्वेश्वरानन्द जी, श्री तोताराम जी सनाढ्य से८ 
मदनमोहन जी, श्री महेशप्रसाद जो मौलवी फाजिल, लाला देशबन्धु गुप्त, डा० केदब- 
देव शास्त्री, ५० घासीराम एम० ए०, बा० व्यामसुन्दरलाल वकील, ला० ज्ञानचन्द जी 
देहली, श्री हरविलास शारदा, स्नातक देवेश्वर सिद्धान्तालकार, श्रीमती कौशल्यादंवी 
स्‍्तातिका, प० भगवद्दत जी, महात्मा हसराज जी तथा श्री नारायण स्वामी जी महाराज 
के नाम विशेष रूप से उल्लेख-योग्य हे । 


श्रार्य विद्वतू-परिषद्‌ 

महोत्सव के छोटे पंडाल से आर्य विह्॒तृ-परिषद्‌ के ६ अधिवेशन हुए । इस 
परिषद्‌ का उद्देश्य यह था कि जिन विषयों पर आर्यजगत्‌ से कोई सन्‍्देह विद्यमान है, 
उनका निवारण किया जाय । इस परिषद्‌ के सब सभासदों की संख्या २६४ थी । इनमें 
सब प्रान्तों की प्रतितिधि सभाओ के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त पजाब प्रावेशिक 
सभा, शताब्वी सभा तथा परोपकारिणी आदि सभी प्रभुख आये संस्थाओं के प्रतिनिधि 
सम्मिलित थे। सभापति का आसन बम्बई के प्रतिष्ठित विद्वान पं० बालकृष्ण जी शास्त्री 
ने ग्रहण किया। आपने अपना भाषण संस्कृत में पढा । भाषण बहुत ही विद्वतापूर्ण था । 


१३८ ग्रायंसमाज का इतिहास 


सभापति की अनुपस्थिति में पं० गगाप्रसाद जी एम० ए० उनके स्थान पर कार्य करते 
रहे। यह सूचना प्रारम्भ से ही दे दी गई थी कि इस परिषद्‌ के निश्चय अन्तिम नि३चया- 
त्मक न होकर परामर्श ही समझे जायेंगे । परिषद्‌ में जो प्रस्ताव स्वीकार किये गये, 
उनमे से कुछ ये है :-- 

१. विद्यार्य सभा, धर्मार्य सभा और राजा सभा के पृथक्‌-पृथक्‌ संगठन किये 
जायें । इस प्रस्ताव पर बहुत सा वाद-विवाद हुआ। अन्त में इन सभाओं के संगठनों पर 
विचार करने के लिये तीन उपसमितियां बनाई गईं । 

२. यह परिषद्‌ स्थिर करती है कि प्रत्येक आर्य नर-तारी अपने गुण-कर्मा- 
नुसार बर्णो का प्रयोग किया करे और गुण-कर्मानुसार ही बिना लिहाज जाति-बन्धन के 
सब आर्यों में परस्पर खानपान का व्यवहार हुआ करे। इस प्रस्ताव पर १४, १५ संशोधन 
उपस्थित हुए । सब संशोधन गिर गये और अज्गञ्त में बहुपक्ष से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । 

३ यह परिषद्‌ स्थिर करतो है कि आयेत्तमाज के प्रवेश के समय अछतों को 
गायत्री मंत्र के साथ यज्ञोपवीत दिया जा सकता हे । इस प्रस्ताव पर भो अनेक संशोधन 
उपस्थित हुए और गरमागरम बहस हुई । लगभग सर्व॑सम्भति से प्रस्ताव रवीकार किया 
गया। विरोध में केवल एक हाथ उठा । 

४ यह परिषद्‌ स्थिर करती है कि प्रत्मेक व्यक्ति की, वह चाहे हिन्दू हो या 
मुसलमान या अन्य मतावलूम्बी आर्यंसमाज में प्रवेश की पद्धति एक ही होनी चाहिए । 
इस प्रस्ताव पर निम्नलिखित संशोधन उपस्थित किया गया। 


“बेदिक धर्म में प्रवेश केवल १० नियमों पर हस्ताक्षर करने से होगा। परन्तु 
अन्य धर्म वाले जिनका नाम आरयों से भिन्न हो, उनके लिए हस्ताक्षर के अतिरिक्त स्नानादि 
से शुद्ध होकर अपना नास बदलना, शिखा धारण करना और हवन के पदचात गायत्रो 
आदि मंत्र का उपदेश लेना आवद्यक है ।” प्रस्तावक ने संशोधन स्वीकार कर लिया । उस 
के पश्चात्‌ कुछ और भी सशोधन उपस्थित किये गये । स्वीकृत प्रस्ताव का रूप यह है :- 

“यह परिषद्‌ स्थिर करती हू कि प्रत्येक व्यक्ति के चाहे वह हिन्दू हो या मुसल- 
मान, या अन्य कोई मतावलूम्बी, आर्यंसमाज मे प्रवेश को पद्धति एक ही होनी चाहिए, 
और वह यह हो-- 


जब एक या एक से अधिक ऐसे सज्जनो का, जो वैदिकधर्मो नहीं है, आयें 
समाज में प्रवेश सस्कार हो तो प्रारम्भ भे सब लोग (जिनमें प्रवेशार्थों भी सम्मिलित 
होंगे) एकत्रित होकर संस्कार विधि के सामान्य प्रकरण में विहित हवन करे । हवन में 
सबको स्नानादि से शुद्ध होकर बेठना चाहिये । हवन की विधि समाप्त होने पर आचा८ 
प्रवेशाथियों से उनकी लोक भाषा में निम्नलिखित प्रइन करे :--- 


१ क्या तुमने आर्य समाज के १० नियम्त जान लिये है ? 
२ कया तुम वंदिक धर्म के अनुकूल आचरण करने की प्रतिज्ञा करते हो ? 


प्रत्यक प्र का पृथक स्वोकारात्मक उत्तर मिलने पर आचार्य अभिलाथों से 
गायत्रो मंत्र का पाठ कराने, और उसका अर्थ बतलावें । 


शताब्दी-महोत्सव के सभा-सम्मेलन १३९ 


“अन्त में, अगते ब्रतपते” इत्यादि और “अग्ने यज्ञे तपः” इत्यादि मंत्रों से आहुति 
डालकर पूर्णाहुति दी जाय ।* 

५. राजाय सभा और बिद्यार्य सभा सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार हुआ । 
राजा सभा तथा विद्यार्य सभा का विषय सार्वदेशिक सभा में विचार और निश्वय के 
लिए भेजे गये । 

६. विधवा विवाह के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :-- 

“बतंमान सामाजिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए परिषद्‌ स्थिर करती है कि 
विधुर का विधवा के साथ ही विवाह हो। विवाह के समय विधुर की आयु ४० वर्ष से 
अधिक न होनी चाहिए ४ 


धर्म-सम्मेलन 


धर्म-सस्मे लन में विविध धर्मों के विद्वानों ने अपने सिद्धान्तो की पुष्टि मे निबन्ध 
पढ़ें । निम्नलिखित विबपों पर निबन्ध पढ़े गये :-- 

१--वैदिक धर्म--बेदिक दर्शनों मे आत्मा, परमात्मा, सृष्टि-उत्पत्ति आदि । 

२--जैन धर्म के सूल सिद्धान्त । 

३--बहाई धर्म का सन्देश । 

४--ईसाइथत के उपदेश । 

सम्मेलन का सभापतित्व धर्म का मूलख्रोत' के लेखक प० गंगाप्रसाद एम० ए० 
नें किया । 


भहषि के समकालीन पुरुषों के दर्शन 


शताब्दी का एक बड़ा सनोरंजक और महत्वपूर्ण आयोजन उन आय पुरुषों के 
दर्शन और भाषण के लिये किया गया था, जिन्होंने महर्षि के दर्शन किये थे। शाहपुराधीश 
सर नाहरासह जो ने अपने जीवन की दो-तीन घटनाओं का वर्णन किया, जो महर्षि 
से सम्बन्ध रखतो थों। आपने बतलाया कि जब महषि शाहपुरा गये तो मेने उनसे योगसूत्र 
पढ़ना आरम्भ किया और प्राणायाम सीखा । जिन अन्य आर्य पुरुषों ने अपने अनुभव 
सुनाये, उनके नाम निम्नलिखित हे :-- 

१ रावराजा तेर्नामह जी (जोधपुर ) 

२ सवा मो श्रद्वानन्द जी । 

३. स्वामी विश्वेदवरानन्द जी । 

४. स्वामी अच्पुतानन्द जी । 

५. १० आपंमुनि जो । 

६. रायसाहब हरविलास शारदा । 

७. लाला देवराज जी । 

८. लाला लक्ष्मणानन्द जी । 

९. म० अलखधारो जो (अम्बाला) | 


१४७० आर्यसमाज का इतिहास 


१०. म० गणेश प्रत्ताद जी (जलालपुर) 

११ लाला गंगाराम जी (ल्ाहीर) । 

इनके अतिरिक्त अन्य ३४ आये सहानुभावों एवं नारियों का भी दर्शन कराया 
गया जो कि स्वासी जी के समकालोन थे। 

कवि-सम्मेलन' 

श्रीमद्दयानन्द जन्म-शताब्दी-महोत्सव के अवसर पर कविराज श्री ५० नाथराम 
द्कर' शर्मा की अध्यक्षता भे एक विराद कवि-पसम्मेलन हुआ । इस सम्मेलन में लगभग 
चालीस सुप्रतिद्ध कवियों ने अपनी प्रभावज्ञालिनी कविताएं पढ़कर सुनायों । पंडित 
पद्मरसिह शर्मा, श्री बनारसीदास चतुर्वेदी, प्रोण रामदासत गौड़, न्री पं० शालग्राम 
शास्त्री साहित्याचार्थ के संक्षिप्त किन्तु सारयुक्त भाषण हुए। दूसरे दिन फिर कवि-प्रम्मेलन 
हुआ । पहले दिन की उपस्थिति पद्रह सहल्न से अधिक थी । इस सम्मेलन के संधोंजक 
श्री ५० हरिशंकर शर्मा आये भिन्न के सम्पादक थे । 


अन्य प्रवृत्तियाँ 

दाताब्दी उत्सव एक साधारण उत्सव न रहकर आर्यसमाज और आर्य जनो को 
विविध प्रवृत्तियों का संमुच्चय बन गया था। उस्त अवसर पर अन्य कई सम्मेलन हुए । 

आय स्वराज्य-सस्मेल्त का अधिरेशन श्री स्वामी श्रद्धातर्द जो के समापतित्व 
में हुआ । स्वागताध्यक्ष पंजाब के नेता डा० सत्यपाल जी थे। कई प्रस्ताव स्वीकार किये 
गये, जिनमें स्वदेशी वस्तुओं और खहर के व्यवहार को प्रेरणा की गधी, और 
साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त का विरोध किया गया था। ११ सदस्यों की एक 
समिति नियुक्त को गई, उसके सुपुर्द आयें स्व॒राज्य-सभा का स्थिर संविधान बनाने का 
काम किया गया। घोषणा की गई कि आर्य स्व॒राज्य-सभा का उद्देशय आये सम्यतानुस्तार 
स्वराज्य स्थावित करना” होगा । 

१५ फरवरी को शाहपुराधीश श्री नाहुरासह वर्मा के समापतित्व में आय कमार 
सम्मेलन का अधिवेशन हुआ । इस सम्मेलन के मुख्य प्रस्ताव में आय॑ यवकों को जात- 
पात के भेद को सिटाकर गुण कर्मानुसार वर्ण-व्यवस्था मानने और उसके अनुसार ही 
विवाहादि करने की प्रेरणा की गई थी । 

दिल्‍ली की दलितोद्धार सभा की ओर से दलितोद्धार संसमेल्षग हुआ । महात्मा 
हेसराज जी सभापति थे। अस्पृश्यता विरोध और दलितोद्धार के पक्ष से व्या्यान हुए । 
सम्मेलन का उद्घाटन स्वासी श्रद्धानन्द जी के भाषण से हुआ था । 

सन्यात्तिषों के लिपे एक पृथक तिवास स्थान था, जिसके पास ही एक सण्डप 
था। उसमें साध-महात्माओं के व्याख्यान १० फरवरी से आरम्भ हुए, और उत्सव की 
समाप्ति तक चलते रहे | साथुओं के संगठन तेयार करने के लिए एक समिति बनाथी गयी, 
और एक आश्रम खोलने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ । आर्य सदृगृहस्थो की ओर से 
संन्यासियों के लिये विशेष भोजनादि की व्यवस्था को गई, और उन्हें आसन, चादर आदि 
जीवनोपयीगी सामग्रो भो बॉटो गई । 


शताब्दी-महोत्सव के सभा-सम्मेलन १४१ 


१५ फरवरी से बड़े मण्डप मे शूद्धि कान्‍्फ्रेन्स हुई । स्वागतकारिणी सभा के 
सभापति महेवा नरेश राजा जयेन्‍्द्र बहादुर सिह और सम्मेलन के सभापति आनरेबरू 
राजा सर रामपाल सिह थे। इस कान्फ्रेंस में तिरवा, सरतों, शिवगढ़ और अमेठीराज के 
नरेशों ने भी भाग लिया । शुद्धि के समर्थन से अनेक प्रस्ताव स्वीकार किये गये तथा 
हिन्दू जाति से अनुरोध किया गया कि वह शुद्ध हुए भाइयों को समान अधिकार देकर 
अपनी जाति का मजबूत हिस्सा बनाएं । श्रो स्वामो श्रद्धानन्द जी, स्वामो चिदानन्द जो, 
महात्मा हंसराज जी, लाला देवराज जी आदि आये नेताओं के शुद्धि के समर्थन से 
ओजस्वी भाषण हुए । 

२० फरवरी के मध्याद्नोत्रः समय बम्बई के डाक्टर कल्याणदास देसाई 
के सभापतित्व में जात-पात-तोडक-मणडल का अधिवेशन हुआ । कई प्रस्ताव स्वीकार 
हुए जिनसे आर्य जाति में जाति-पाति तोड़कर विवाह सम्बन्ध करने की आवश्यकता 
वर बल दिया गया। प्रस्तावों पर श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी, बा० घासीराम एम्त० ए०, 
स्वामी मुनीहवरानन्द जो, स्वामी सत्यदेंव जो, श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति और पं० 
धर्मंदेव सिद्धान्तालंकार आदि वक्‍ताओं के भाषण हुए । 

इसी प्रकार श्रीमती ठाकुर देवी जी की अध्यक्षता में महिला-सम्मेलन बड़ी 
सफलता के साथ सम्पन्न हुआ । 

अन्य भी अनेक सस्मेलन उत्सव की नगरी से होते रहे जिनमें से आर्यो- 
बदेशक सम्मेलन, गो कानड्रेन्स, क्षत्रिय कान्क्रेन्स और बागरण कान्फेन्स आदि 
प्रमुख थे। इलमें से कई सम्मेलनों का आर्यप्तमाज से कोई विद्येष सम्बन्ध नहों था। 
कई सम्मेलनों के प्रस्ताव एक दूसरे को काठतें भी थे। परन्तु इनका अन्तिम परिणाम 
यह होता था कि आर्यसमाज के वक्‍ता सभी सम्मेलनों को अपने प्रचार का साधन 
बना लेते थे । 


अन्तिम दिन 


शताब्दी-उत्सव से सम्मिलित होने बाले सभी आये नर-नारी अनुभव कर रहे 
थे कि उत्सव की सफलता का अधिकतर श्रेय श्री नारायण स्वामी जो को हे । यदि 
स्वामी जी उत्सव से बहुत समय पूर्व अन्य सब कामों से अवकाद लेकर मथुरा में अपना 
आसन न जमा लेते और कार्यकर्ता प्रधान की हैसियत से सारी व्यवस्था का नेतृत्व 
न करतें तो इतनों भारी योजना का सफल होना कठिन हो नही, असम्भव था। २१ 
फरवरो की सम्मेलन के अन्तिम दिन अपने कृतज्ञता के भाव को प्रकट करने के लिए 
भारत और उपनिवेशों की आर्य जनता की ओर से एक मान-पत्र स्वामी जी की सेवा 
में अपित किया गया जिसे शाहपुराधीत श्री नाहर्रासहजी वर्मा ते पढ़ा । स्वासी सत्यानन्द 
जी, लाला खुशहालचन्द जी, श्रो (लराज योपाल गुप्त आदि आय॑ पुरुषों तथा श्रीमतों 
चन्द्रावती और श्रीमती सुमित्रा देवी आदि आये देवियों ते मान-पन्न के समर्थन में भाषण 
दिये। अन्त में श्री नारायण स्वामी जी महाराज ने सम्मान के छिये घन्यवाद देते हुए 
आर्य जनो को देश-देशान्तरों में प्रचार के लिए आर्थिक सहायता देने की प्रेरणा की । 


१४२ आयंसमाज का इतिहास 


सम्मिलित प्रार्थना 

उत्सव के अवसर पर सब एकत्रित आर्य नर-मारियों ने जो प्रार्थना सम्मिलित 
होकर परमात्मा से की, वह नीचे दी जाती है :-- 

“आज अर्वाचीत आर्यावतं क्रे सबसे बड़े सुधारक ऋषि दयानन्द का जन्म- 
दिवस है। प्रभो ! आप ही की प्रेरणा से देश में दयानन्द का प्रादुर्भाव हुआ था। आय 
जाति की वुरव॒स्था, अनाथों की पुकार, विधवाओं का विलाप, वेदिक धर्म की दुरशा, 
वेदिक सभ्यता का मरणोन्मुख होना, सदाचार का मुल्य घटना, देश का विदेशियों 
हारा पददलित होना आदि ऐसी बातें नहीं थी, जो दयानन्द के जन्म की प्रेरणा का 
कारण न बनती । प्रभो ! दयानन्द ने जन्म लेकर आपकी प्रेरणा का उद्देश्य समझा । 
मुनि विरजातन्द उस उद्देश्य के समझाने का निमित्त बने । दयाजन्‍्द ने इसी उद्देश्य की 
पुतिरूष यज्ञ में अपनो जीवन की आहुृति दो । यज्ञ से सुगन्धि निकली, कहीं बह अनाधा- 
लयों के रूप में दिलाई दो, कहीं स्कूल और कालेज, कहीं संस्कृत पाठशाला और गुरु- 
कुल, कही दलितोद्धार-सभा और ओर शुद्धि-सभा, कही मुफ्त चिकित्सा और दरिद्वालयों, 
कही कुरीति निवारिणी ओर स्व॒राज्य सभाओं, कही मद्य निवारिणी और व्यायाम 
प्रचारिणी सभाओं आदि के रूपों में प्रकट हुई । प्रभो ! आज जो हम यह शताब्दी जन्म- 
महोत्सव सना रहे है, यह भो उसी आहुति को एक तुच्छ सुगन्धि हे। 

/ऐसे पवित्र अवसर पर, प्रभो ! यहा एकत्रित हुए हम लक्षों नर-नारी इस 
सारे चमत्कार को आपकी अपार दया की एक विभूति समझते हुए कृतज्ञता प्रकादा 
करने के लिए श्रद्धा, भक्तित और प्रेम के साथ, आपके सम्मुख अपने सिरों को झुकाते 
हैं। (यहां सब उपस्थित नर-तारियों ने अपने सिर झुका लिये थे) और प्राणी मात्र के 
उपकार के लिये, जो आर्यसमाज का मुख्य उद्देदय है, आपके दिये हुए वेदों के द्वाब्दो 
ही में आपसे प्रार्थना करते है: -- 

“आ ब्रह्मन ब्राह्मणों ब्रह्मचचंसी जायताम्‌, आ राष्ट्र राजन्यः श्र इषव्यो3ति- 
व्याधी महारथो जायताम्‌, दोग्श्री धेनुवोढ्वाष्नडवानाशुः सप्तिः पुरन्धियोंथा, जिष्ण 
रथेष्ठा:। सभेयो युवास्य यजमानस्थ वोरों जायताम्‌ । निकामे निकामे नः पर्जन्यों वर्षतु, 
फलदत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम, योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ॥ 

/हे प्रभो ! इस बहद राष्ट्र में तेजस्वी वेदबवित्‌ ब्राह्मण उत्पन्न हो । शस्त्रास्त्र 
विद्या में निपुण, दुष्टों का दमन करने वाले, महा बलवान, निर्भप और वीर क्षत्रिय 
उत्पन्न हों, दूध देते वाली गायें, भार ले जाने वाले बेल, शीघरगामी घोड़े, व्यवहार- 
कुशल स्त्रियां, महारथी शत्रुओं के बिजेता पुरुष उत्पन्न हों। पजमान का घर वीर पुत्रों से 
भरा हो, सम्तय पर वर्षा हुप्ना करे, हमारे लिये उत्तम फलों को देने वाली औषधियां 
पर्क ओर हमारा योगक्षेम हो ।” 


न्वाँ अ्रध्याय 


टंकारा में ऋषि दयानन्द श॒ताब्दी-महोत्सव 


मथुरा में मह॒षि जन्म-शताब्दी के महोत्सव पर प्रायः यह चर्चा होती रही कि 
ऐसा एक महोत्सव महषि के जन्म-स्थान टंकारा में भी होना चाहिये। मथुरा जन्म- 
शताब्दी सभा ने निरंच॒य किया कि श्री स्वामी संत्यानन्द जी और आचार्य रामदेव जी 
काठियावाड़ जाकर मह॒षि के जन्म-स्थान तथा परिवार के सम्बन्ध में जांच-पड़ताल करके 
अपनी रिपोर्ट 4 और फिर उस रिपोर्ट के आधार पर महोत्सव फे सम्बन्ध में निर्णय 
किया जाय। आचार्य रामदेव जो मोर्वो गये ओर पर्याप्त छातबीन करके एक विस्तृत 
विवरण सभा के सामने रखा । उनके विवरण का सारांश यह था कि १० लेखराम जी ने 
इस सम्बन्ध में जो परिणाम निकाले थे उतका आधार बविद्ववास योग्य नहीं था। आपकी 
सम्मति थी कि ऋषि का जन्म-स्थान टंकारा था और उनके पिता का नाम कर्सन जो 
लाल जी त्रिवेदी था। आपने यह भी बतलाया कि मह॒ृषि का प्रारस्भिक तास 
मल जी था । यह॒विवरण प्राप्त हो जाने पर सावंदेशिक सभा ने निणय किया कि 
टंकारा में १९२६ में महोत्सव सनाया जाय । तदनुसार ७ से ११ फरवरी तक 
मौर्बी-नरेश महाराज लखधोरासह जी के सभापतित्व में महोत्सव मनाया 
गया। इस उत्सव में महाराजा साहब वीरपुर, ठाकुर साहब मोगढ़, आदि काठियावाड़ 
के अन्य प्रतिष्ठित सज्जन भो उपस्थित थे। वेश भर के आय संन्यासी, विद्वान तथा आर्य 
नर-तारी बहुत बड़ी संख्या में महर्षि के जन्म स्थान का दर्शन करने के लिए टंकारा में 
एकत्र हुए । बहुत से मौवों निवासियों को उस महोत्सव के समय पहुलो बार यह पता 
लगा कि इनके प्रदेश में एक ऐसा महापुरुष उत्पन्न हुआ था जिसके भक्त देश भर में 
फेले हुए है । 

प्रारम्भ में यज्ञादि के पशचात्‌ उत्सत के सभापति मौर्वो-नरेश ने एक संक्षिप्त 
परन्तु महत्वपूर्ण भाषण दिया जिसमें कहा कि “गत दिसम्बर सास में हमारे मित्र 
वोरपुर ठाकुर साहब ने हमे बतलाया कि आप लोग यहां इस सम्मेलन का आयोजन 
करना चाहते हे। तब उस महापुरुष को जन्म-भूमि के लिए आप सबका अगाध प्रेम 
देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई क्योंकि जिस महापुरुष की विद्ञाल बुद्धि, अटल धैय॑ 
और शुद्ध चारित्य ने समस्त भारत भूमि को जनता पर गहरी छाप डाल कर 
लोगो में स्वधर्म-प्रेम और स्वदेश-भावता के गहरे बोज़ डालकर जाग॒ति उत्पन्न 
की है, ऐसे महान्‌ पुरुष का जन्म हमारे राज्य में होने का हमें भी यथार्थ रूप में 
अभिमान है ।* 


१४४ प्रायंसमाज का इतिहास 


११ फरवरी १९२६ को सभा मण्डप में मर के कुछ जीवित निकठ सम्बन्धियों 
तथा प्रत्यक्षशियों का परिचय कराया गया । सब से पहले महूषि की सहोदरा भगिनों 
को तीसरी पीढ़ी को सन्‍्तान श्री पोषपठलाल जी स्टेज पर आये । जनता ने आपका 
करतालि हारा उत्साहपूवंक अभिनन्‍्दन किया। श्री पोपटलछाल जी के पदचात्‌ एक बहुत 
बूढ़ा कितान धीरे-धीरे लकड़ी देकता हुआ व्याख्यान बेदी पर उपस्थित हुआ। यह 
महाँष का बाल्यकाल का परिचित इंब्राहोम था। इस समय उसकी आय १०३ साहू 
की थी । श्री इज्नाहीम ने बतलाया कि “सूलशंकर और से इसी टंकारा ग्राम की भूमि 
में, इसो डेनी नदी के रेतीले मंदानों पर, इन्हीं खेतों मे, और इन्ही जंगलों में वर्षो तक 
खेलते रहे है। कई बार मेने उनके साथ कुद्ती भी कौो। मसूलशंकर मेरे से उम्त में दो 
साल छोटे थे परन्तु बचपत से ही उनमें बल बहुत था | इस कारण वह हम लोगों को 
परास्त कर देते थे ।” श्री इन्नाहीम ने यह भी कहा, “में पोपटलाल जी के बचन की 
ताईद करता हूँ । जिस सकान में इस समय महाह्य पोपटलाल जी के भाई प्राणशंकर 
रहते हे, वहों स्वामी दयातन्द जो का जन्म हुआ था और यह मन्दिर भी वही मन्दिर 
हैं जिसमे दयानन्द जी के पिता कर्सन जी लम्बी-चौड़ो उपासनाये करते थे। थे सूलजी 
को भी कभी-कभी इस मन्दिर में अपने साथ ले जाया करते थे।” 

टकारा में पांच दित तक व्यास्यानो, उपदेशों और भजनों को धूम रही । आर्य- 
जनों में बड़ा उत्साह था । एक विद्ञाल नगर-कोर्तेन भी निकाला गया। बम्बई के आर्य 
कार्यकर्ताओं के अतिरिक्‍त देश के भी बहुत से उत्साही कार्मकर्ताओ और स्वयंसेवकों 
ने महोत्सव के प्रबन्ध में हाथ बदाया। इस महोत्सव में सबसे बड़े दो काम हुए | एक तो 
मह॒षि के जन्म-स्थान ओर सम्बन्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला 
और दूसरा टंकारा में आर्थसमाज कौ स्थापना हो गई । 

इस उत्सव के अवसर पर एक बड़ी मनोरंजक घटना हुई। एक वर्धा, जो अपने 
की मूलजी को दूर की रिक्‍तेवार बतलातो थो, मह॒षि की एक तस्वीर लेकर सड़क के 
किनारे चटाई पर बेठ गई और लोगों से चढ़ावा लेने लगी। भक्‍त लोग चित्र को देखते 
और नमस्कार करके कुछ न कुछ भेंट चढ़ा देते थे । जब यह समाचार महोत्सव के उप- 
निवेश में पहुचा तो स्वामी श्रद्धानन्द जो स्वयं उस वृद्धा के पास गये और उते समझाया 
कि जिस महत्मा की मूति को रखकर तुम भेट ले रहो हो, वह मूर्ति पुजा के कट्टर विरोधी 
थे। इस प्रकार मूति-पुजा कराकर तुम्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध काम नही करना चाहिए। 
तुम्हें जितना धन चाहिए, हमसे ले लो परन्तु इस पाखड को छोड दो । बृद्धा ने बात मात 
लो और कुछ धन-राशि लेकर चित्र-पूजा का वहु अड्डा उठा लिपा। 

इस सहोत्सव से काठियावाड़ में आर्यसत्राज के प्रचार और सुधार की एक 
विशाल जागृति उत्पन्न हो गई । इस महोत्सव का सफलतापुरबंक आपोजन बस्बई के 
प॑० विजयशकर जी आदि उत्साही कार्यकर्ताओं के अनथक परिश्रम का परिणाम था। 


दशम श्रध्याथ 


स्वामी श्रद्धानन्द जी का बलिदान 


देश की साम्प्रदायिक परिस्थिति में अनेक कारणों से असाधारण खिंचाव पेदा 
हो रहा था। हम इससे पूर्ंव्तों अध्यायों में मालाबार, मुलतान आदि स्थानों के साम्प्र- 
दायिक उपद्रवों की चर्चा कर आये हैं। जेल से छूट कर जुहू में विश्राम करते हुए महात्मा 
गान्धी ने हिन्दू-मस्लिम एकता के बारे में जो लेख लिखा था और उससें सत्यार्थप्रकाश, 
आर्यसमाज और स्वामी श्रद्धानन्द जो के सम्बन्ध में जो अपरिपक्ंव विचार प्रकट किये 
थे, उनका विवरण भी पहले दिया जा चुका हैँ। महात्मा जी ने उपद्रवों के कारणों 
का जो विश्लेषण किया था वह ठीक नहीं था । इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह हैं कि उस 
लेख के पदचात देश के मुसलमानों की साम्प्रदायिक उग्रता घटने को जगह और अधिक 
बढ़ गयी । अनेक स्थानों पर दंगे-फिसाद हुए, जिनमें हिन्दुओं को विशेष हानि हुई | ऐसा 
होते हुए भी महात्मा जी के लेख के कारण सर्वसामान्य कांग्रेसियों में आयंसमाज और 
स्वामी श्रद्धानन्द जी के प्रति जो वुर्भावना उत्पन्न हो गई थी, वह दूर न हुई । उससे 
लाभ उठाकर सुसलमान प्रचारकों और समाचार-पत्रों ने आयंसमाज के विरुद्ध विषेले 
आन्दोलन को ओर भी तेज कर दिया । सबसे अधिक अनुचित बात यह थी कि बहुत से 
मुसलमान कांग्रेसी नेता उस विषेले आलोलन को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उत्साहित 
करने लगे । 

१९२४ की ईद के अवसर पर बिल्ली में एक भयंकर उपद्रब हो गया। दिल्‍ली 
के सदर बाजार में जो इलाका पहाड़ी धीरज के नाम से पुकारा जाता हू, उसमें मुख्य 
रूप से जाट और अन्य सेनिक जातियों के लोगों कौ बस्ती है। यह परम्परा चली आती 
थी कि वहां से होकर कुरबानों की गाय न निकाली जाय । उस वर्ष कुछ मुसलमानों ने 
विशेष आवेदन-पन्न देकर सरकारी अधिकारियों से यह अनुमति प्राप्त कर लो कि 
फुरबानी को गाय पहाड़ी धीरज के मुख्य रास्ते से होकर गुजारी जाय । इस समाचार से 
पहाड़ी धोरज़ के हिन्दू निवासियों में बड़ी हुलचल मच गई। चर्चा के दूर-दर तक फलने 
में देर न लगी और ईद से सप्ताह भर पहले हो आसपात्त के इलाकों के जाट और अन्य 
लड़ाक्‌ जातियों के हिन्दू बहुत बड़ी मात्रा में दिल्‍ली में एकत्र हो गये । ईव से पहले दिन तक 
उनका आगमन बराबर जारी रहा | सरकार यह सब कुछ देखती रही ओर चुप रहो। 
ऐसा प्रतीत होता था कि वह उस्त बढ़ते हुए विप्लव का सजा लेता चाहती थी । बकरा-ईद 
से पहलो रात में दोनों कम्पों में लड़ाई को तेयारियां होतो रहीं। सरकार को उनका पता 
था। दोपहर के समय लगभग दस हजार मुसलमानों की भीड़ के साथ कुरबानी के लिए 
गौओं का जलस निकाला गया। उस समय पुलिस बड़ी मात्रा में जलूस के साथ जा रही 
थी। जब जलस पहाड़ी धोरज के मध्य में पहूंचा तो कुछ हिन्दू नौजवानों ते आगे बढ़कर 


१४६ आर्यंसमाज का इतिहास 


गाय की रस्सी थास्र ली । इस पर झगड़ा शुरू हो गया । हिन्दुओं के हाथों में लाठियां 
थीं ओर मुसलमानों के पास छुरे थे। सामने के संघर्ष में लाठियों को जीत हुई और दस 
हजार मुसलमान मुख्य बाजार से रेत की तरह बिखर गये । 

मुख्य बाजार से बिखर कर वे छोग गली-कचों में घुस गये । वहां जाकर उन्होंने 
जो उत्पात किया, उसे यहा लिखने की आवद्यकता नहीं । संक्षेप सें इतना ही बतलाना 
पर्याप्त है कि उन्होंने स्त्री, पुरुष, बढ़े और बच्चे किसी का लिहाज नहीं किया । घरों 
के अन्दर घुसकर जिसे पाया उसे छरे का निद्ाना बनाया । दो-तीन घंठों तक उस इलाके 
में आततापियों का राज्य रहा। सरकार की पुलिस और सिलिटरों उस समय में कहूं 
रही, कुछ पता नहीं, क्योंकि न वह बाजार में दंगे को रोक सको और न गली-कृचों में 
छुरेबाजी फो । 


दंगे के बाद पुलिस ने बहुत से सुसलमानों को गिरफ्तार किया और उन पर 
मुकदसे चलाये। १९२४ के सितम्बर मास में महात्मा गांधी दिल्‍ली में आये और हिन्दू- 
मुस्लिम एकता की स्थापना के लिये उपवास कौ घोषणा की और उपवास आरम्भ कर 
दिया । दिल्‍ली के हिन्दुओं को आपने यह प्रेरणा की कि वे मारकाठ के अपराध में 
गिरफ्तार मुसलमसातों के विरुद्ध चलाये गये अभियोग को वापिस कराते का यत्त करें। 
महात्मा जी के उपवास के समाचार से देश में तहलका सा मच गया। समस्या को 
सुखुझाने के लिये दिल्‍ली भें एक विज्ञाल एकता-सम्मेलन किया गया । इस सम्मेलन में 
स्वामी श्रद्धानन्द जी और लाला लाजपत राय जी आर्यंसमाज के प्रतिनिधि माने 
गये। स्वासो जी ने आर्यसमाज पर किये गये आक्षेपों का उत्तर देते हुए स्पष्ठ दाब्दों सें 
यह कहा कि अपने सिद्धान्तों के प्रचार का और मत-परिवतंन का प्रत्येक व्यक्ति को 
अधिकार है, तो भी यदि मुसलमान प्रचारक यह घोषणा कर दें कि बे तबलीग बन्द कर 
देंगे तो आयंससाज भी समय और परिस्थिति को देखते हुए उतनी देर के लिए शुद्धि के 
आन्दोलन को स्थगित करने पर विचार कर सकता है । इस पर कोई भो मुसलमान प्रति- 
निधि या नेता यह कहने के लिये तेघार न हुआ कि इस समय या भविष्य में तबलीग बन्द 
कर दी जायेगी । परिणाम यह हुआ कि केवल लोपा-पोतो और शुभ-कामनाओं के साथ 
एक राष्ट्रीय पंचायत बताकर सम्मेलन समाप्त हो गया । सम्मेलन ने धार्मिक सिद्धान्तों 
को मानने, धाम्तिक विचारों को प्रकट करते और धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन 
करने, धर्म-स्थानों की पविन्नता का ध्यान रखने और गोवध और मस्जिद के आगे बाजा 
बजाने के सम्बन्ध में सबका एक समान अधिकार माना, पर साथ हो उनकी भर्यादाओं 
का भी निदेशन किया । अखबारों को चेतावनी दी कि वे साम्प्रदायिक सामलों में समझ- 
बूझ कर लिखा करें और जनता से अनुरोध किया गया कि गान्धी जी के उपवास के अन्तिस 
सप्ताह में देश भर में प्रार्थना की जाय । ८ अक्टूबर का दिन जन-सभाओं द्वारा ईइवर का 
धन्यवाद देने के लिए नियत किया गया ।* सम्मेलन की समाप्ति पर महात्मा जो ने 
अपना २१ दिन का उपवास विधिपृर्वक समाप्त कर दिया । 


* डा० पटटामि लिखित कांग्रेस का इतिहास ! ह 


स्वा० स्थतस्त्रानन्द जी 


रू ने 
४ कर 


पं० आर्यभुनि जो 


दीवान बहादुर हरविलास शारदा महाराज सयाजी राव गायकवाड़ 


स्वामी श्रद्धानन्द जी का बलिदान १४७ 


उस एकता-सम्मेलन से और कोई परिणाम निकला हो या नहीं, बिल्ली के 
साम्प्रदायिक विचार रखने वाले मुसलमानों से यह विचार फैल गया कि महात्मा जी 
और कांग्रेस के अन्य नेता आयंसमाज को और शाद्धि को एकता के भंग करने के लिए 
जिम्मेदार समझते हे । यंग इण्डिया के लेख ने सत्यार्थप्रकाश, आर्यसमाज और स्वामी 
श्रद्धानन्द जी पर जो आरोप लगाये थे, दिल्‍ली के और बाहर के भी मुसलमानों ने यह 
समझा कि एकता-सम्मेंलन ने इस पर सोहर लगा दो हूँ। 


१९२६ के जून के महीने में एक नया मामला हो गया । जिसने जलती आग 
मे घो का काम दिया । उस सामले क विवरण हम पंडित सत्यदेव विद्यालंकार की 
लिखी हुई स्वामी श्रद्धानन्द जी की जीवनी से उद्धृत करते है :-- 


“बद्धि-संगठन के आन्दोलन को लेकर आम जनता को स्वामी जी के विरुद्ध 
भड़काने वालों को कराचो की असगरी बेगम नाम की मुसलमान महिला की शुद्धि 
और मुकदमे से अच्छा अवसर हाथ आया । साम्प्रदापिक ससाचार-पत्रों में मुकदर्म को 
अतिरंजित रिपोर्ट छपने लगी । आर्यंसमाजियो पर औरतों और बच्चों को भगाने 
का दोष लगाने वालो को इससे एक ऐसा प्रमाण हाथ आ गया कि मुकदमे का फंसला 
होने तक उन्होंने भी अपने दिल का गुबार निकालने में कोई कसर बाकी न रखी । असगरी 
बेगम कराची से अपने दो बच्चो और भतौजे के साथ वेहली आर्यसमाज में आयी थी। 
वहां उसने हिन्दू धर्म स्वीकार करने को इच्छा प्रकट कौ। उसकी इच्छा के अनुसार 
उसका संस्कार किया गया और शान्ति देवी नाम स्वीकार कर उसने स्थानीय वनिता- 
आश्रम में रहते हुए हिन्दी, संस्कृत आदि पढ़ना शुरू किया । कोई तीन मास बाद उसके 
पिता मौलवी ताज मुहम्मद खा उसको खोजते हुए दिल्‍ली आये। कुछ दिन बाद उसके 
पति अब्दुल हलीम भी आ गये । उत दोनो ने शान्ति देवी से मिलकर फिर से इस्लाम 
धर्म स्वीकार कर वापिस चलने के लिये आग्रह किया । पर उसते ऐसा करना स्वीकार 
न किया । इस प्रकार रुष्ट हो स्थानीय इस्लामी अंजुमनों से भड़काये जाकर उसके पति 
ने शान्ति दे वी, स्वामी जी, डा० सुखदेव, प्रो० इन्द्र, श्री देशबन्धु गुप्त, लाला गनपतराय 
और कराची आपयंसमाज के मनन्‍्त्री पर मुकदमा दायर कर दिया । शान्ति देवी पर बच्चों 
को भगाने और शेष पर उसको सहायता करने का आरोप लगाया गया था। मुकदमा 
खब चला। जालन्धर तथा लाहौर से बेरिस्टर बुलाये गये । स्थानीय अंजुमनों ने उसको 
अपनी प्रतिष्ठा का प्रइदत बना लिया । जून से दिसम्बर तक मुकदमा चलता रहा। 
अन्त में ४ दिसम्बर १९२६ को सब अभियुक्त बरी कर दिये गये । जाहिल्‍ल 
मुसलसानो को स्वामी जी के प्रति इतना अधिक भड़का दिया गया था कि उनके 
इस प्रकार बेदाग छूट जाने पर सुलगी हुई आग और जोरों से भड़क उठी । स्वामी जी 
को खून करने को धसकियों के ओर भो गुमनाम पत्र आने लगे। हापुड़, मेरठ, देहली 
आदि में इस सम्बन्ध में कुछ पेम्फलेट भी निकाले गये। ख्वाजा हसन निजामी ने 
अपने पत्र 'दरवेद्' में भी इसी प्रकार के कुछ इशारे किये थे और कुछ नजमे भी शाया 
को थीं। स्वामी जो उन सबको अपने स्वभावानुसार उपेक्षा की दृष्टि से देखते रहै ।” 


१४८ आयेसमाज का इतिहास 


अभियोग के दिनों में स्वामी जो के पास कई गुमनाम पत्र ऐसे आये, जिनमें सारने 
की धमकी दी गई थी। न तो स्वामी जी ने थे पन्न कभी पुलिस के पास भेजकर अपनी 
रक्षा की प्रार्थना की और न हो अपने आदप्तियों को पहरे आदि का विशेष प्रबन्ध करने 
दिया। जब कभी स्वामी जी के निवास-स्थान पर स्वयंसेवकों का पहरा लगाया जाता 
था तब स्वामी जी अपनी आज्ञा से उन्हें हटा देते थे। धमकी से डरना स्वामी जो के 
स्वभाव में नहीं था। डराने का प्रयत्न उन्हें अपने निश्चय में और भी दृढ़ कर देता था! 
उस चर्ष देश मे कौसिलों के चुनाव की ध्मधाम थी। पं० मदनमोहन मालवीय 
और लाला लाजपतराय जो ने काग्रेस से अहूण एक नेशनलिस्ट पार्टो का संगठन किया 
था। कई हल्को से नेशनलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार खड़े किये गये थे । बनारस के हलके 
से काग्रेस ने बाबू श्रीप्रकाश जी को अपना उम्मीदवार निर्वाचित किया था। नेशनलिस्ट 
पार्टी ने उनके विरोध में सेठ घनदयामदास बिडला को खड़ा किया था। संघर्ष बहुत कड़ा 
था। बिड़ला जी ने बार-आर स्वासी जी से अपने चुनाव में सहायता करने को 
प्रार्थना की । स्वामी जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था और उन्हें कौसिलो के 
चुनाथ जैसे काम में अभिरुचि भी नहीं थो । तो भी जब बिडला जी ने बहुत अधिक 
आग्रह किया और सालबीय जी और लाला जी ने भी जोर दिया तो स्वामी जी चुनाव 
में सहायता देने के लिए गोरखपुर चले गये । सर्दो का मौसम था। चुनाव की थकान 
लेकर स्वामी जी जब दिल्‍ली वापिस आये तो रोगी होने की पूरी तैयारियां हो चुकी थीं । 
दिसम्बर के दूसरे सप्ताह में स्वामी जी को शिथिल दारीर पर ब्रान्कोनिमोनिया का 
आक्रमण हुआ, जिसने उन्हें चारपाई पर डाल दिया। डाक्टर अंसारी स्वामी जी के निकट 
मित्रों में से थे। उनके इलाज पर स्वामी जी को बहुत आस्था थी । उनके प्रयत्न से धीरे- 
धीरे स्वामी जी की अवस्था सुधर रही थी कि एक ऐसी घटना हो गई जिसने देश भर में 
तहलका सा मचा दिया । इस घटना ने इस सचाई को प्रमाणित कर दिया कि प्रत्येक 
मनुष्य को वह मृत्यु मिलती है, जिसके कि वह योग्य होता है ।' 

उस महत्वपूर्ण घटना का वर्णत हम पं० सत्यदेव विद्यालंकार द्वारा लिखित 
स्वामी श्रद्धानन्द जी के जीवन-चरित्र से उद्धृत करते हे :-- 

“प्रो० इन्द्र जी प्रतिदिन की भांति तारीख २३ दिसम्बर सन १९२६ 
की दोपहर को स्वासी जी के दर्शनों के लिए गये । कमरे सब खुले पड़े 
थे और भीतर सब गाढ़ी नींद सोये हुए थे। कई दिन-रात की सेवा से थर्के हुए स्वामी जी 
के भन्‍्त्रो श्री धमंपाल जी विद्यालंकार पास के कमरे से और सेवक धर्मसह स्वामी जी की 
चारपाई क पाप्त दरी पर सोये हुए थे। सोते से किसी को जगाना उचित न समझ दास 
को दर्शन करने की इच्छा से आप लौट आये | ईसाई से आर्यसमाजी बने हुए एक लड़के 
को ऊपर भेज दिया, जिससे स्थान अरक्षित न रहे । लगभग ढाई बजे कुछ सज्जन आ 
बेठे, जिनसे डाक्टर सुखदेव जी, कन्या गुरुकुल को आच्ार्या विद्यावतो जी, भक्त जमना- 
दास जो इत्यादि भी थे । पौने चार बजे स्वासी जी ने सबको विदा किया। सेवक 
धर्मेतिहू ने कम्रोड छा दिया और स्वामी जो नित्य कर्मो से निवृत्त हो मसनद के सहारे 
सावधान होकर ऐसे बे5 गये, मानों अमृत पीने के लिए तेयार होकर ही बेठे थे । 


स्वामी श्रद्धानन्द जी का बलिदान १४६ 


“कम्रोड उठाकर बाहर रखा ही था कि सीढ़ियों में एक व्यक्ति दिखाई दिया । 
डाक्टर का आदेद्ा था कि अधिक लोग स्वामी जी के पास न आवें। आपको पुरा आराम 
करने दिया जाय । सेवक के रोकने पर भी उसने वर्शन करने का आग्रह किया । स्वासी 
जो ने आवाज सुनी और कहा-- कौन है, अन्दर आने दो ।” अन्तिम दिन का सन्हदेद्ा 
लेकर जिसके आने की इतने दिसों से प्रतोक्षा कर रहे थे, उसको सीढ़ियों के ऊपर, घर के 
द्वार तक, आ जाने के बाद खाली कंसे छौटाया जा सकता था ? अन्दर आकर उसने 
स्वामी जो से कहा, “स्वामी जी में आपसे इस्लाम के मुंतल्लिक कुछ गुफ्तग्‌ करना चाहता 
हैँ ।/ स्वामी जी ने उत्तर दिया, “भाई मे बीमार हूं, तुम्हारी दुआ से राजी हो जाऊंगा 
तो बातचीत करूंगा ।” पानी मांगने पर स्वामी जी के आदेदा से सेवक ते उसको पानी 
पिला दिया । 

“पानी पीकर भीतर आते ही उस हत्यारे ने मसनद के सहारे बंठे हुए स्वामी जी 
पर पिस्तोौल दाग दी। आंख की एक झपक में दो फायर हो गये । रपक कर सेवक ने 
हत्यारे को पीछे से पकड़ा, इतने में उसने तीसरा फायर भो कर दिया। धर्मासह ने अपनी 
जान को ममता छोड, सामने होकर उसका सामतां किया, तो उस पर भी गोली दाग 
दी गयी। रान पर गोली खाकर बेचारा धर्मंसह जमीन पर लोट गया । हत्यारा भागने 
की चेष्टा में ही था कि धर्मपाल विद्यालंकार ने आकर उसको दबा लिया । एक हाथ 
रिवाल्वर वाले हाथ पर और बूसरा उस पर रखे हुए उसको आध घंटा दबाये रखा । 

“लुढ़कते-पुढकते धर्मसिह ने मकान के छज्जे पर पहुंच कर शोर किया तो लोग 
दौड़ हुएं चले आये । बिजली को तरह शहर में बात फेल गयी ! चारों ओर मातम छा 
गया । जिसने सुना वही सन्न रह गया । अच्छा होने का समाचार सुनते-सुनते सहसा 
चैसे अवसान का समाचार सुनने के लिये कोई तेयार न था। फिर देहली को हिन्दू आबादी 
के ठीक बोच नया बाजार में दिन के समय बसी दुर्घटना का घटना विश्वास से कुछ 
परे की चीज थी। लोग दोड़े चले आये। अन्तिम दर्शनों की लालसा ने लोगों को विज्नल 
कर दिया । नये बाजार में जनता की बाढ़ आ गई। बड़ी रात तक वहा वसा ही दृष्प 
बना रहा । देहली की सड़कों, बाजारों, गलियों, मुहल्लो, दुकानों और घरो में--सब 
जगह सबक मुँह पर एक हो चर्चा थी | वह दुघंटना कया थो, देहली पर कल्पनातीत 
भयंकर _ वज्पात था । यह ( २३ दिसम्बर सन्‌ १९२६ गुरुवार ) बह दिन 
था, जिस दिन सुर्य-भगवान्‌ ने दक्षिण दिशा की ओर से उत्तर की ओर प्रस्थान 
किया था और कोई पाच हजार वर्ष पहले महाभारत के भीष्म पितामह ने शर-दण्या 
पर पडे हुए स्वेच्छा से प्राणों का विसर्जन किया था और अब देहली के भीष्म पितामह, 
जनता के हृदय-सम्माट्‌, स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने भारत की प्राचीन आय संस्कृति 
के कुरुक्षेत्र में छाती पर गोली खाकर अपने प्राणो का विसर्जन किया था । 

/“डा० चिम्सनलाल, डा० अन्सारी और डा० अब्दुरंहमान आदि ने परीक्षा की 
और शरीर के बिलकुल ठंडा होने को सूचना दे दो। रोगी देह तो पहले ही ठंडा हो चका 
था, गरम दवाइयों की गरमी से उसको जबरन गरम रखकर, यमराज के साथ लड़ाई 
लड़ते हुए, प्रकृति को अवश्यम्भावी घटना को टालने की व्यर्थ फोशिश की जा रही 


१५० आयंसमाज का इतिहास 


थी। वह हल कंसे सकती थी ? पर उस कर्मशील जीवन को उस बढ़ापे में भी अन्तिम 
दिन अन्तिस सास बीमारी के बिस्तर पर ही सिसकते हुए नहीं लेनी थी | अपितु जीवन 
की अवश्यम्भावी उस अन्तिम घटना को जीवन से भी अधिक स्फूतिदायक बना जाना 
था और इस संसार से जातें-जाते भी कुछ करते हुए ही जाना था। मुँहमांगी मुराद की 
तेरह आपको वोरगति प्राप्त हुईं । उकसाये हुए मतान्ध बेचारे अब्दुल रह्ीद को क्‍या 
मालूम था कि जो कुछ वह करने आया था, उससे ठीक विपरीत ही होगा । वह नहीं 
जानता था कि वह अपने उस अधम कृत्य द्वारा इस्लाम की चादर पर कभो न धलने 
वाला एक काला दाग लगा जाबगा और जिसको वह इस संसार से मिटाने आया था, 
उसको सदा के लिए अमर बना जायगा । निश्चय ही स्वामी जी को वह अमर पद प्राप्त 
हुआ, जिसको खोज मे दुनिया पत्थर, पहाड़, कन्दरा, मन्दिर, मस्जिद, गिरजा और मथुरा, 
काशी, काबा आदि में भटकतों फिरती हूं । 


"गोली चलने के आध घंटा बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचो। उसके थोड़ी 
देर बाद सीनियर सुपरिन्‍्टेडेड पुलिस मार्गन और शेख नजरुल हक आये । हत्यारे को 
सिपाहियो के सुपुर्द कर जांच शुरू की गई। कुछ दिन मुकदमा चलने के बाद हत्यारे को 
फांसी को सजा हुई। प्रीदो कौसिल तक मुकदमा लड़ा गया, पर वहां से भी फासी को 
संज्ञा बहाल रहो । इसलाम को तापाक करते वाले मुसलमानों ने तो हत्यारे को गाजी 
के पद से सुशोभित किया और प्रीवी कौंसिल मे की गई अपील के रह हो जाने पर भी 
स्वामो जी के औरस पुत्र के नाते प्रो० इन्द्र जी ने उसको फासी न देकर इस्लाम के हाथों में 
उसकी किस्मत का फंसला छोड़ देने की सम्मृति प्रगट की । 


“स्वामी जो के शव का देहलो में 'न भूतो, त भावो' सम्मान हुआ। सुदूर प्रदेशों 
से आकर लोग उसमें शामिल हुए । जिसके लिये भो देहली पहुंचना सम्भव था, वह 
सिर पर पर रख आंखों के बल दौड़ा चला आया। हरिद्वार से गरकुल कागड़ी के प्रायः 
सभी ब्रह्मचारों और कमंचारी कुल-पिता के अन्तिम दर्शन करने देहली आ पहुंचे थे । 
गुरुफुल इन्द्रप्रस्थ भी उठकर देहली चला आया था । बलिदान के तीसरे दिन शनिवार 
को अ्थों का जो विराट जलूस निकला, वह सम्माटों को भी रिश्ाने वाला था। जन- 
समूह का उस दिन देहली में समाना कठिन था। दो ढाई मोल तक नरमुण्ड हो नरभुण्ड 
दिखाई पड़ते थे। अर्थीं इतर-फुलेल और फूलों को वर्षा से इतनी भारो हो रही थी कि 
उसको संभालना कठिन हो रहा था। शहर के मुख्य-मुख्य भागों में घूमता हुआ जलस 
सबेरे का चला हुआ दोपहर बाद जमुता के किलारे पहुंचा । अपने हृदय-सम्राट के नश्बर 
शरोर को अस्तिदेव की भेंट कर देहली के निवासो अपने घरों को ऐसे खालो हाथ लोटे 
जेसे उनका सर्वस्व ही लूट गया था, मानों अबोध बालक मां-बाप की असाप्यिक 
मृत्यु से बिल्कुल अनाथ हो गया था और जेसे लख्॒पति बनने की आशा में बैठे हुए साहू- 
कार फा दिवाल़ा ही पिद गया था ।” 


चतुर्थ-खण्ड 


धर्म-पुद्ध की अबतरणिका 


प्रथम अध्याय 


बल्लिदान की प्रतिक्रिया 


९. राष्ट्रीय तेताश्नों पर 


जिस समय दिल्‍ली सें स्वामी जो के बलिदान का महायज्ञ हो रहां था उस समय 
गोहादी में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के वाधिक अधिवेशन का शानदार आय्रोजन लगभग 
पूरा हो चुका था। प्रतिनिधिगण देश के भिन्न-भिन्न प्रान्तों से चलकर या तो गोहाटी 
पहुंच चुके थे, या रास्ते में थे। एक धर्मान्ध मुसलमान को गोली से स्वामी जी को हत्या 
के समाचार ने देश भर में सनसनी सी पेदा कर दी। देश सें फंले हुए सास्प्रदायिक विद्ेष 
को उत्पन्न करने में आयंसमाज और स्वामी श्री श्रद्धानन्द जी का कितता भाग है, इस 
विकथट प्रइन का उत्तर उन लोगों को भी मिल गया जो तब तक सत्देह को अवस्था में थे । 
वे अनुभव करने लगे कि साम्प्रदायिक उपद्रवों के लिए आयेसमाज को उत्तरदाता ठहराने 
में कुछ भूल हुई है । उतका यह अनुभव और भो दृढ़ हो गया, जब गोहाठी को कांग्रेस- 
अधिवेशन में स्वामी जी का वह सन्देश सुनाया गया जो उन्होंने बलिदान से एक दिन 
पहले दिल्‍ली से भेजा था। सन्देश यह था -- 
“ता ग्रा।00-0४॥एफ एच 88 हा ॥096 0 ध्एशा0॥ 0 ]08 ? 
“भारत के मोक्ष फी आशा हिन्दू-मुस्लिम एकता पर आश्रित है ।” 


कांग्रेस में स्वामी जो के बलिदान के विषय में एक प्रस्ताव भी स्वीकार फिया 
गया, जिसमें आततायी के कार्य की निन्‍दा की गई | ७ जनवरी १९२७ के 'यंग इण्डिया 
में महात्मा गान्धी जी ने लिखा था-- 


“[6 ॥6 85806 पाए 'शी।आशशना 7008 8 6 ५8३ 00 [९ ० 
880॥8॥5,” 


“में अपने मुसलमान मित्रों को विश्वास दिलाता हूँ कि थे मुसलमानों से घृणा 
नहीं करते थे ।” 


पं० जवाहरलाल नेहरू ने अपने आत्मचरित में स्वामी जो के सम्बन्ध में लिखा था- 


४8५5 ॥ ॥896 उताताट0 ९९ 0090] रिया ह 7 8 8000 ८क॥१5८, 
हा प्रा0 0680, 'श08४ 0 8, 4 शाएए086, 807रा6 ॥. $फ्रध्वाएं 
3ग्न0त47॥॥0 ॥80. 7 शावयाह भा0व7 00 798 िक्षा]859)९58, 8 
(8 870 88९४ ग806, ३080 ॥0 8 ७87988'8 006, एशह्ला५9 शह्त 
[780(6 0 ॥॥86 8(एश॥050 एटव8, 8५९३ ग80॥8, $000॥॥068 8 88009 
् वंधा्राणा ता शाहुष ६ 06 फश्श॑ंता०४४ 0" 0०३ 08897 0५६ [8 


१५४ भ्रायंसमाज का इतिहास 


+906--॥0ए9 ॥ ॥ाशाएलः ति्ध शत जञणजपता6 द0 00ए 0तीशा ॥ ॥98 ७०१6 
88८८ 0 6 !! 

में सदा शारीरिक निर्भगता, अच्छे लक्ष्य के लिये शारीरिक (मृत्यु तक के) 
कष्टों को सहने के योग्य साहस का आदर करता रहा हूं । हममें से अधिकतम लोग ब्याहस 
के पुजारी है। स्वामी श्रद्धानव्द की निर्भवता आश्चर्यजनक थी । उनका संन्यासी के वेश 
में ऊंचा और शाही शरीर जो कि बड़ी आयु हो जाने पर भो बिलकुल झ्षुका नहीं था, 
उनकी चमकती हुई आंखें, दूसरों की निरबंहलाओं पर कभी-कभी खिजलाहट और समन्यु 
को छाया से युक्त उनका चेहरा--यह स्पष्ट चित्र रह-रह-कर मुझे याद आता है।” 


महात्मा जी ने तथा देझ्न के अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने स्वामी जी के बलिदान 
पर जो टिप्पणियां कीं, उनसे स्पष्ट प्रतीत होता था कि उनका वह भानन्‍्त विचार जाता 
रहा है कि हिन्दू और मुसलमानों के संघर्ष की उत्तरदाधिता आर्यस्रपाज या स्वामी 
जो पर है। भहात्मा जी ने 'यंग इण्डिया' में कई लेख लिखे, जिनमें आयंसमाज के समाज- 
सुधार तथा शिक्षा-सम्बन्धी कार्यो की मुक्त कंठ से प्रशंसा की । 


२. हिन्दू जाति पर 


स्वामी जी के बलिदान ने हिन्दू जाति को मानो आमलचूल हिला दिया । 
हिन्दुओं पर जो पहली प्रतिक्रिया हुई वह थी विक्षोभ और क्रोध की । अपने एक चोटी के 
नेता के रोगी दशा से हत्यारे के हाथ से सारे जाने पर हिन्दू जनता का हृदय एक बार 
तो प्रज्वलित हो उठा, परन्तु शीघ्र ही जाति की स्वाभाविक शान्ति ने उस आकस्मिक 
आग को दबा दिया । पं० मदनसोहन सालवीय और लाला रूजपतराय आदि हिन्दू 
जाति क॑ प्रमुख नेताओं ने जाति को आत्म-सुधार और प्रचार के रचनात्मक कार्य की 
ओर प्रेरित कर दिया। आर्यत्तमाज के क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य जिन कार्यों की ओर 
स्वामी जी का प्रयत्न जारी था, उन्हें तोन शीरषकों फे नीचे लाया जा सकता हे । वे 
शीर्षक हैं :-+- 

१ गद्धि। 

२. दलितोत्ार । 

३ अन्य सम्राज-सुधार सम्बन्धी कार्य । 


इन कार्यो को सफलतापूर्वक चलाने में स्वामी जी को जिस उदारचेता, धर्म- 
प्रेमी, अर्थपति की सहायता मुख्य रूप से मिलती थी वे सेठ जुगलकिशोर बिडला थे । 
सेठ जुगलकिशोर बिडला जी प्रसिद्ध राजा स्वर्गोय बलदेवदास बिडला के सबसे बड़े पुत्र 
है | हिन्दू धर्म और हिन्दू जाति के प्रति सेठ जो की आस्था असाधारण है। वे कई वर्षों 
तक स्वामी श्रद्धानन्द जी, पं० मदनमोहन मालवीय जी तथा लाला लाजपतराय जी 
आदि हिल्यू जाति के नेताओं को सार्वजनिक कार्य के लिए प्रति मास पुष्कल राशि 
सहायता रूप में देते रहे! बलिदात के पश्चात्‌ उन्होंने अपने दान की सात्रा को और भी 
अधिक बढ़ा दिया । हिन्दू जाति के अन्य धर्मपरायण दातियों ने भी मुक्त ह॒स्त से 


बलिदान की प्रतिक्रिया (<॥ 


किक 


सहायता दी । बलिदान के पदचात्‌ कुछ वर्षों तक हिन्दूं शुद्धि सभा, दलितोद्वार 
सभा, हिन्दू महासभा आदि संस्थाओं के कार्य की गति तीत्र हो गई। स्वामी जी के 
भक्तों ने इस कार्य के लिए श्रद्धानन्द ट्रस्ट नाम की एक 
नई संस्था स्थापित की, जो उन सभी दिशाओ मे थोड़ा 
बहुत कार्य करती रही, जिनमें स्वामी जी की अभिरुचि 
थी । इसमें सन्देह नहीं कि देश के हिन्दू कार्यकर्ताओं ने 
स्वामी जी के बलिदान से उत्पन्न हुई जागृति को 
रचनात्मक रूप देने में बहुत प्रहंंसनोय कार्य किया । 
भोड़ी बहुत मानसिक कलुषता का उत्पन्न होना तो 
स्वाभाविक ही था । कुछ लेखको तथा वकक्‍ताओं की 
वाणी में चिरकल तक चह प्रकट होती रहो परन्तु 
सामान्य रूप से बलिदान की घटता को हिन्दुओं ने अपने । 
लिए एक चेतावनों और प्रेरणा समझा । सेठ जुगलकिशोर बिडला 
कई मुसलमान राष्ट्रीय कहलाने वाले नेताओ ने 
हत्यारे अब्दुल रशणोद को अपने पाप-कार्य के फल से बचाने के लिये मुकदसे में जो 
अनथक परिश्रम किया, उसका राष्ट्रीय विचार के हिन्दुओं पर भो बहुत ब्रा असर 
पड़ा। यह एक खुला रहस्य हुँ कि अब्दुल रश्ीद को बचाने का प्रयत्न करने वालों मे 
सौ० शौकतअली, सौ० मुहम्मदअछी और दिल्‍ली के मौ० अब्दुल्ला चूड़ीवाला थे । 
उन्हीं दिनों अब्दुल रशीद के सकात के पास की गली में पड़ा हुआ कागज़ों का 
एक बण्डल मिला था जो संभवतः तलाशी का खतरा होने पर अब्दुल रज्ीद के सम्बन्धियों 
ने खिड़को से बाहर फेक दिया था। उस बडल मे बड़े-बडे प्रसिद्ध मुसलमान मौलबियो के 
इस आशय के ख़त भी थे कि स्वामी श्रद्धानन्द काफिर है और घुसलमानों को मुरतिद 
बनाता है, इस कारण उसे मारना मुसलमान का फर्ज हैं। वह बडल एक सी० आई० 
डी० के आदमी ने लाकर श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति और लाला देशबन्धु गुप्त को दिया । 
उन दोनों ने वह बंडल ला० लाजपत राय जो के हाथो में दे दिया। लाला जी ने उसे स्वयं 
उस समय के होम मेम्बर मि० विन्सण्ट स्मिथ के पास पहुचा दिया। विन्सन स्मिथ" 
ने वह बंडल यह कहकर ले लिया कि हम इसकी तहकीकात करायेगे । बस, वहा जाकर 
खतो का वह पुलिन्दा ऐसा गुप्त हुआ कि फिर न निकला । लाला जी के पुछतने पर होम 
मेम्बर ने यह उत्तर दिया कि अभी देश के वातावरण में गरमी है। जब कुछ शान्ति हो 
जायगी तब कुछ तहकीकात की जायगी। बात वही खतम हो गई । ऐसी घटनाओं 
से जानकार हिन्दुओं के सन पर यह प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था कि अग्रेजी सरकार 


अब भी मुसलमानों को बढ़ावा देने पर तुलो हुई है । 
३. आध्ंसमाज पर 


स्वामी जी ने अनेक क्षेत्रो में कार्य किया । वे कांग्रेस में, हिन्दू महासभा में तथा 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन आदि अन्य अनेक सस्थाओ मे प्रमुख स्थान पर कार्य करते रहे । 


5५ के हु 


१५६ ग्रार्यसमाज का इतिहास 


परन्तु यह बात निविवाद हूँ कि वे सब जगह और हर समय आयंसमाज के नेता ही समझे 
जाते थे। अन्य संस्थाओं में भी वें आर्यसमाज का प्रतिनिधित्व करते थे। इस कारण 
उनके बलिदात का सबसे गहरा प्रभाव आयंसमाज पर पड़ा । ऐंसी शानदार मृत्यु पर 
अभिमान, क्षोभ आदि जो भाव हृदय में उत्पन्न हो सकते थे, बे संसार भर के आय॑- 
समाजियों के हृदयों में लहरा उठे। आयंसमांज जन्म-काल से हो शारीरिक आक्रमणों 
को सहता रहा है । उसने कभी प्रत्याक्रमण तहीं किया। यह उसे नेद्रिक धर्म और महर्षि 
दयानन्द को देन है । पुरानी पद्धति के अनुसार आर्यसमाज का क्षोभ शोध ही शान्त हो 
गया परन्तु उसके कारण जो चेतना उत्पन्न हुई थी, वह चिरस्थायिनों हुई | बलिदान के 
कारण जो स्फर्ति उत्पन्न हुई, वह मुख्य रूप से तीन रूपों में प्रकट हुई : 


१ बलिदान का आर्यसमाजियों पर जो प्रभाव तत्काल हुआ वह यह था कि 
उनके आन्तरिक मतभेद, जो कुछ वर्ष पूर्व से शिथिल हो रहे थे, व्यवहार में समाप्त से 
हो गये । पंजाब के दोनो दलों के बहुत से मुखिया कई वर्षो से यह यत्त कर रहे थे 
कि जहां तक सम्भव हो, परस्पर भेंदों को सिटाकर मिलकर कार्य करने की प्रजत्ति उत्पन्न 
की जाय । इस विचार-परम्परा के उद्भावक गुरुकुल दल की ओर से स्वामी श्रद्धानन्द 
जी और कालिज दल की ओर से लाला छाजपतराय जी थे। स्वामी जी के बलिदान ने 
उस विचार को पुष्टि दी। बोर की अर्थों के साथ जो अपार भोड़ थी, उप्तमे सभो 
प्रान्‍्तों और सभी दलों के आर्यसमाजी एकमन होकर सम्मिलित हुए थे । सब की भाव- 
नायें एक सी थी और संकल्प भी एक से ही थे। उसका स्वाभाविक परिणास यह हुआ कि 
उस समय से आयंसमाज के आन्तरिक दलो की सीमाये नष्टप्राय हो गई है। जो थोड़ी 
बहुत भेद-रेखां दिखाई भी देती है, वह कई वर्षो के पुराने सस्कारों का बचा हुआ अवदोष 


हैं और शायद यह कहना भी अशुद्ध न होगा कि विद्यमान भेदभाव व्यक्तियों तक ही 
परिभित है । 


२. स्वामी जी के बलिदान का दूसरा असर यह हुआ कि मलकानों और 
मूलों को ओर आयंसमाज का ध्यान पहले से अधिक बल के साथ आकर्षित हो गया। 
कुछ वर्षो तक आयंसमाज के समाचार-पत्रो मे और व्याख्यान-मंचों पर से विशेष रूप 


से शुद्धि की ही चर्चा होती रही और जो संस्थाएं शुद्धि का कार्य कर रही थीं, उनको 
अधिक पोषण समिलने लगा। 


३. बलिदान ने आर्य-जगत्‌ में आत्मरक्षा के लिए संगठन की भावना को 

जागृत कर दिया | जब उन्होंने देखा कि उनके नेता, उनके धर्म-सन्दिर और उनकी 

महिलाए तक आतताथियों के आकस्मिक आक्रमणों के शिकार बन सकती है, तो उनके 

मन में स्वभावतः यह विचार उत्पन्न हुआ कि हमे अपनी रक्षा के लिए विधिपूर्वक कोई 

न कोई रक्षा-संगठन बनाना चाहिए। १९२७ ई० के जुलाई मास में दिल्‍ली में जो साव॑- 
देशिक आय॑ महा सम्मेलन हुआ, वहू इन पुर्वोक्‍्त प्रतिक्रियाओं का स्थूल परिणाम था। 


दूसरा अध्याय 
सावदेशिक आय महा-सम्मेलन 


सत्‌ १९२७ के मुहर॑म के अवसर पर बरेली में एक उपद्रव हुआ, जिसमें जहां एक 
ओर मुहरंभ॒ के जलूस मे एकन्न हुए मुसलमानों ने हिन्दुओं और विशेषकर आर्यत्तमाजियों 
प्र आक्रमण किये वहां स्थानीय पुलिस से उपद्रवियों को रोकने या गिरफ्तार करने के 
स्थान पर आयंसमाज पर ही हमला बोल दिया। वे लोग आयंसमाज़ के साप्ताहिक 
सत्संग में घुस गयें, जूते पहने हुए वेदी पर चढ़ गये और आरयो को ही गिरफ्तार कर लिया। 
आयपे-जनता में बलिदान की घटनाओं से जो विक्षोभ उत्पन्न हुआ था, वह अपने उग्रतम रूप 
में था। जब बरेली के समाचार प्रकाशित हुए, तो उन्होंने आयंसमाज को मानों झटका देकर 
प्रेरणा को कि वह आत्मरक्षा और धर्मरक्षा के उपायो पर गंभीरता से विचार करे। बरेली 
की घटना पर विचार करने के लिये सार्ववशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का २४ जुलाई, 
१९२७ को एक अधिवेशन हुआ, जिसमें मिम्न लिखित प्रस्ताव स्वीकार किये गये .-- 


(१) बरेली की दुर्घटना के समाचार पढ़े कर इस सभा को महान्‌ दुःख हुआ। 
सभा की संम्मति में शहर कीतवाल और तहसीलदार का जूते पहन कर बेदी पर चढ़ 
जाता, साप्ताहिक अधिवेशन में विध्न डालना, फिर निरपराध आय॑ पुरुषों को गिरफ्तार 
करना, बारह॒दरी के पुलिस इन्सपेक्टर का आर्य पुरुषों के जनेऊ उतरवाना, अन्याययुक्त 
बलात्कारपूर्ण कार्य भा और धामिक कार्य मे हस्तक्षेप और धर्म का अपमान था। 
इससे आर्य-जगत्‌ में गहरा असन्तोष फंला हुआ है । अतः यह सभा गवनंमेट से आद्ा करती 
है कि वह इन सब अन्यायपूर्ण कार्यो के उत्तरदाता अधिकारियों तथा अन्य अपराधियों को 
उचित दंड देकर आय पुरुषों के घायल हृदयों को आश्वासन देगी और भविष्य के लिये 
ऐसे आदेवा देगी कि ऐसे अनियमित कार्य असभव हो जावे। 


(२) सब नगरों और प्रामो में ७ अगस्त १९२७ रविवार को सार्वजनिक सभाये 
को जावे, जिनमें हिन्दू, सिक्‍्ख, जेनी, पारसी आदि समस्त आर्य लोग निमंत्रित किये 
जावे, सभाओं में बरेली संबंधी प्रस्ताव स्वीकार करके भारत सरकार, प्रान्तीय सरकार 
तथा पत्रों को भेजे जावें। 


(३) आयंसमभाज की वतंमान परिस्थिति पर विचार करने और आर्य जनता 
को सम्मति को प्रकाशित करने के लिये सितम्बर या अक्तूबर मे आर्य पुरुषों की एक 
कास्फ़न्स को जावे, जिसके प्रबन्ध के लिये एक स्वागतकारिणी सभा संगठित की जावे। 


स्वागतकारिणों के संगठन के लिये एक उपसभिति निम्न महान॒भावों को बनायी 
जावे :-- 


१५८ भ्रायंसमाज का इतिहास 


१ स्वामी रासानन्द, 
२ प्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पति । 


इस निश्चय के अनुसार सम्मेलम की योजना तेयार हुई और सा्वदेशिक की अन्त- 
रभ सभा से स्वीकृत हो गपी । शीघ्र ही स्वागतकारिणी सभा का निर्माण हो गया, जिसके 
प्रधात पं० रामचन्द्र जी देहलवी और प्रधानमन्त्री पं० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति चुने 
गये। अधिवेशन के अध्यक्ष महात्मा हंसराज जी निर्बाचित हुए । सम्मेछन में असाधारण 
उत्साह था। एकत्रित प्रतिनिधियों पर स्वामी जी के बलिदान का असर तो था ही, सम्से- 
लत के मंच पर सब वलों के प्रमुख आर्य तेताओं को एक स्थान पर बंठा देख कर तो मानो 
भार्य-जनता के हृदयों में जोश की बाढ आ गई। सम्मेलन में सब मिलाकर १८ प्रस्ताव 
स्वीकार किये गये जिन पर बोलने वालों में भाई परमानन्‍्द जी, महाशय कृष्ण जी, प्‌० 
नेकीराम जी शर्मा, पं० धासीराम जो, पं ० विजपशंकर जी (बम्बई ), चो० मुख्ताररासहजी 
(मेरठ ), छाला देदबन्धु जो गुप्त, लाला रामप्रसाद जी, श्री इन्द्र जिद्यावाचस्पति, प्रो० 
दीवानचन्र एम० ए०, लाला खुशहालचन्द 'खुर्सरद', श्री एम०जो० दार्मा आदि महानुभाव 
थे। सब से पहला प्रस्ताव बलिदान के सम्बन्ध में था। प्रस्ताव निम्न लिखित था :-- 

“यह सम्मेलन हिन्दू जाति और आर्यसमाज के सर्वेमान्य नेता श्री स्वामी श्रद्धा- 
ननन्‍्द जी के निर्दंयतापूर्ण वध को, जो एक दीबाने मुसलमान द्वारा किया गया था, अत्यन्त 
घ॒णा की दृष्टि से देखता हे । 


यह सम्मेलन मुसलमानों के उन प्रयत्नो को घृणा और क्रोध की दृष्टि से देखता हे 
जो उन्होंने प्रसिद्ध कार्यकर्ताओं के कायरतापूर्ण बधों के हारा सामान्यतया हिन्दू जाति को 
और मुख्यतया आर्यसमाज को भयभीत करने के लिये किये है । 

यह सम्मेलन ला० बद्रीशाह, म० भेरोसिह, रायबहादुर बहादुर्रासह, स० सानक- 
चन्द, म० बनवारीलाल, तथा अन्य शहीदों के कुटुंबियो के प्रति समवेदना प्रकट करता है 
और उन्हें इन अमर हशाहीदो की पुण्यस्मृति के द्वारा श्रेय स्थान प्राप्त कर लेने पर बधाई 
देता है । 

इस सम्मेलन का यह दुढ़ निशचय है कि अमर शहोद पूज्य श्रो स्वामी अद्धानन्द 
जी के पवित्र पद-चिन्हों का अनुसरण करने एवं बंदिक धर्म की पवित्र बेदी पर प्राण देने 
के लिये हजारों वीर सन्‍्नद्ध रहेंगे।” 

यह पहला प्रस्ताव सम्मेलन के आयोजन के कारण और उसके मुख्य विषय का 
सूचक हैं। इस कारण हम ने पुरा-पुरा दिया है। सम्मेलन में प्रतिनिधियो और दर्शकों 
को मिलाकर उपस्थिति २० और ४० हजार के बोच मे रहती थी। जनता का जोश 


निरन्तर जंगल की आग की तरह प्रज्वलित दिखाई देता था । इसका मूल कारण था 
बलिदान की प्रतिक्रिया । 


सम्मेलन के अध्यक्ष महात्मा हूसराज जो का विल्ली के स्टेशन पर बहुत शानदार 
स्वागत हुआ। उनका भाषण गंभोर, ओजस्वी और पथ्-द्दांक था। सहर्षि दयानन्द 
के सन्देश के बारे में आपने कहा-- 


सा्वदेशिक भार्य महा-प्रम्मेलन १५६ 


2  क स्वामी दयानन्द ने अपना सन्देश एक वर्ग तक ही सीमित नहीं 
रखा। वें विव्वधर्म का प्रचार करने आये थे। इसलिये आवश्यक था कि बे न केवल 
हिन्दू धर्म में बढते बहमो से निबढे, बल्कि अन्य धर्मो में भो ऐसी बुराइयो का विरोध करें 
2 और इस तरह सब को एक झडें--वैदिक धर्म--के नीचे इकट्ठा करना चाहते 
थे । इस महान्‌ कार्य के लिये उन्होने यत्न किया और शायद कोई ही ऐसी कठिनाई होगी, 
जिसका उन्होंने सामना न किया हो ।” इस प्रकार मह॒षि दयानन्द के मिशन की चर्चा करते 
हुए आपने शुद्धि कार्य का प्रकरण छेड़ा और कहा, “शुद्धि कार्य में हमारी अपूबे सफलता 
से कुछ मुसलमान भन्‍ना गये और उन्होंने हिन्दुओं को आतंकित करता शुरू कर दिया, 
जो कि किसी भी धर्म के अनुयायियों को शोभा नहीं देता । उनमें से कुछ ने इस कार्य में 
लगे लोगों पर घातक प्रहार भी किये। ऐसी घटनाओ से कुछ हिन्दू भयभीत हो जाते हे। 
हत्यायें, धात और धमकिया देखकर वह चिल्ला उठते हे कि अब कया होगा। लेकिन 
इस बूढ़ी अवस्था से भी सुझे कोई भी चीज़ नही डरा सकती और न निराश कर सकती 
है। मेरा विश्वास है कि जब शहीदों का खून बहेगा तो धर्म के अच्छे दिन आयेंगे। विभिन्न 
धर्मों के इतिहास में भगवान्‌ का ऐसा ही नियम देखने में आता है ।* 


सम्सेलन में भाग लेने वालों में लाला लाजपतराय जी, पंडित मदनमोहन माल- 
बोय, भाई परमानन्द आदि महानुभावों के नाम उल्लेख-योग्य हे। सम्मेलन में स्वीकृत 
हुए प्रस्तावों में से अधिक महत्वपुर्ण प्रस्ताव नीचे दिये जाते हे। इन प्रस्तावों को पूर्ण रूप 
से देने का उद्देश्य यह है कि उस समय आयं-जगत्‌ के मन मे जो भाव थे, वे सबंदा हमारे 
सामने रहें। वे अपने समय की मनोवृत्ति के सूचक थे और भविष्य की मनोदृत्ति के 
निर्माता थे । 


सरकारी ग्रधिकारियों के पक्षपात पर रोष 


यह सम्मेलन म० राजपाल, श्री स्वामी सत्यानन्द जी और हिन्दू सगठन के आन्दो- 
लन के साथ सम्बन्धित कार्यकर्ताओं के ऊपर किये गये घातक आक्रमणो का घोर प्रतिवाद 
करता है। सम्मेलन का दृढ़ निश्चय हैँ कि ये वध और घातक आक्रमण उस उत्तेजना के 
परिणाम हे, जो प्रकट रूप से जिम्मेदार और गेर-जिम्मेदार मुस्लिम आन्दोलतकारियों 
द्वारा प्रेत और प्लेटफार्मों से दी जा रही हूँ। यह सम्मेलन राजकर्मचारियों की उस 
अकमंण्यता पर अत्यन्त रोष प्रकट करता हुआ, जो उन्होने नीच गुंडों के दल को 
विद्यमानता में, क्रकर्मा घातकों के कार्यो को निर्लज्जतापूर्ण प्रशंसा करने और धर्म के 
पवित्र त्ताम पर कत्ल और कानून को हाथ में लेने का निरन्तर उपदेश जारी रहने कौ 
मौजूदगी में दिखलाई हैँ । यह सम्मेलन आय (हिन्दू) कार्यकर्ताओं की रक्षा करने के 
क्रियात्मक निषेध किये जाने पर, जो इनका ब्िटिश नागरिकों को ओर से वेध अधिकार है, 
हिन्दू जनता का रोष प्रकट करता हैं। इस सम्मेलन की सम्मति में अधिकारियों ने उस 
गवर्नेमेन्ट के प्रति घृणा उत्पन्न कर दी है, जो इस देश में कानून के आधार पर स्थापित 
की हुई मानो जाती है । इस कतंव्यहीनता के लिए स्वय गवर्नमेन्ट भो उत्तरदाता है। 

प्रस्तावक--श्री रामप्रसाद जी मन्त्री, अछूतोद्धार सभा, दिल्‍ली । 


१६० आयंसमाज का इतिहास 


अनुमोदक--चौ ० सुख्तार्रासह जी (मेरठ) 
समर्थेक--पत्तालाल जी व्यास आदि । 


मुसलमानों द्वारा श्राततायियों का समर्थन 
इस सम्सेलत की सम्स्ते हैं कि मुसलसानों का अब्दुलरक्षीद की रक्षा के लिए 

पब्लिक चंदा जमा करना और बड़ी तादाद में उप्तके छुटकारे तथा झूठी गवाही देने के 
लिए लोगो को प्रस्तुत करता, मुसलमानी अखबारों का खुदाबझा और अब्दुलअजीज 
के पक्ष को पुष्टि करना, मुसलमानी प्रेस का खुले आम धमकियां देना और एक ही ताम पर 
प्रसिद्ध हिुओ को कत्ल की धमकी के पत्नों का लिखा जाना ये सब इस विश्वास की पुष्टि 
करते हूँ कि कत्ल और हमले बड्यन्त्र के फल हे, जिसके पीछे दूसरे लोगों के दिमाग और 
धन-दोलत काम कर रहे हैे। यह सम्मेलन प्रान्तीय और बड़ी व्यवस्थापिका सभाओ के 
हिन्दू सदस्यों से प्रेरणा करता हे कि दे लोग इस मामले में पुरी तहकीकात करने के लिये 
निष्पक्ष कमीशन बिठलाने पर बल देवें। 

प्रस्तावक--म० कृष्ण जो (लाहौर ) 

अनुमोदक--श्री देशबन्धु जी (देहली) 

समर्थक--श्रीमती चन्द्रावतो जो आदि। 

आये-जनों से अनुरोध 
जहां यह सम्सेलन इस बात पर संतोष प्रकट करता हैँ कि आये जाति ने 

विध्तियों के लिये वैदिक धर्स का द्वार खोलना अंगीकार कर लिया हे और गत चार वर्षों 
में शुद्धि का कार्ये बहुत हुआ है, वहां यह कहने को बाधित हैं कि कुछ प्राचीन कुसंस्कारों 
और कुछ अपनी नासमझ्षी के कारण अभी तक नव आये भाइयों के साथ समान सामाजिक 
व्यवहारों के आरम्भ करने में बहुत सी कठिनाइयां दिखायी देती हे । यह सम्मेलन अत्यन्त 
आग्रहपूबंक आर्य-मात्र से अनुरोध करता है कि वे नवागत भाइयों को समान व्यवहार द्वारा 
अपनावें। यह सम्मेलन आर्यसमाजों का ध्यात इस ओर खींचना चाहता हे कि वे नव 


आर्य भाइयों के शिक्षण और अन्य सहायता प्रदान करने के लिये स्थायी प्रबन्ध शीक्ष और 
अवध्य करे। 


श्रार्य-शिक्षणालयों को प्रेरणा 

यह सम्मेलन आय॑ शिक्षणालयों के संघालकों से बलपुर्वक अनुरोध करता हे कि . 

वे अपने शिक्षणालयों मे छात्रों को निःशुल्क प्रविष्ठ करते में शुद्ध हुए निर्धन भाइयों के 
बालको को पहला स्थान दें। 

(सभापति हारा) 
दलितों के प्रति कर्तव्य 

इस सम्मेलन को यह्‌ देख कर सन्तोष होता है कि जन्म से अस्पृदयता का भाव, 

जो हिन्दू जाति पर एक कलंक था, दितों दिन कम होता चला जा रहा हे । परन्तु इसकी 

प्रगति मे अधिक वृद्धि की आवश्यकता हे। चूँकि दलित अथवा अछूत कहलाने वाले भाई 


या 


सावंदेशिक आये महा-सम्मेछन १६१ 


जाति का एक बड़ा भाग है, इसलिये उनको जाति में पृर्णरूप से सम्मिलित कर लेना और 
उनको जाति के संगठन में यथोचित भाग देना प्रत्येक आय (हिन्दू) का धर्म होना चाहिये । 
यह सम्सेलन सत्र सामान्य हिन्दू जनता से साधारण रूप से और आर्यसमाजियों से विदोष 
रूप से अनुरोध करता हे कि वे-- 
१ अछूत कहलाने वाले भाइयों के साथ अत्पृश्यता के भाव को बिल्कुल सिठा 
दें और उन्हें समान सामाजिक अधिकार दें। 
२ उनकी आशिक दशा के सुधार को दृष्टि मे रखते हुए जहां तक हो सके, 
पहले उनको काम देने का यत्न करें, और 
३. उनमें आर्य संस्कृति का संचार करने के लिये विशेष रूप से धर्म तथा 
विद्या के प्रचार का यत्न किया जाए। 


साम्प्रदायिक एकता के प्रयत्न 


भारतवर्ष सें निवास करते वाली विविध जातियों में दान्ति और एकता स्थापित 
करने के लिए जो प्रयत्त सच्चे हृदय से किये गये है, उनका यह सम्मेलन स्वागत करता हे । 
परन्तु कलकत्ता के सम्मेलन में जो प्रस्ताव स्वीकार किये गये है, और अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी ने जिनका समर्थतर किया हे, उनके विषय में इस सार्वदेशिक आये सम्मेलन 
को सस्मति इस प्रकार हे :-- 

१० मत परिवर्तेत के सम्बन्ध मे जो प्रस्ताव स्वीकार किया गया है, वह बहुत 
न्यायपूर्ण शौर उचित है। यदि धामिक प्रचारकों ने उनका पूर्णतया सच्चे 
हृदय से अनुसरण किया तो वतंमान शोचनीय जातिगत झगड़ों को दूर 
करने में बहुत सहायता मिलेगी । 

२- गोहत्या और मस्जिदों के सम्मुख बाजों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव स्वीकार 
किया गया है, उसका यह सम्मेलन घोर विरोध करता है । उसके द्वारा 
हिडुओं के साथ सर्वथा अन्याय किया गया है, क्योंकि-- 

क. इस प्रस्ताव द्वारा हिन्दुओं के अत्यन्त प्राचीन धा्िक प्रशन गो-ह॒त्या 


ग्‌, 


और मुसलमानों के मस्जिद के सम्मुख बाजे के नवीन प्रदेन को एक 
समान महत्व दिया गया है। 


' इस प्रस्ताव द्वारा यह निरंचय किया गया है कि मस्जिदोंके सम्मुख 


किसो भी समय ठहर कर बाजे न बजाये जावें। इस प्रकार यह प्रस्ताव 
मुसलमानों को इस मांग से भी कि नमाज के अवसर पर, कुछ 
निश्चित समयो पर बाजें न बजाये जायें, आगे बढ़ गया है । इस 
प्रस्ताव पर अम्ल करने से कई दहरों में लंबे जलस बिल्कुल बन्द 
हो जावेंगे, बिशेषतया जब कि नई मस्जिवों के बननेमें कोई रुकावट 
नहीं है । 

इस प्रस्ताव में हिन्दुओं को मस्जिद के सम्मुख बाजा बजाने और 
भजन गाने की जो स्वतंत्रता दी गई है, उसे मुसलमान यह कह कर 


१६२ 


ग्रायंसमाज का इतिहास 


कि हमें इससे तकलीफ पहुंचती है, सर्वथा निर्थंक कर सकते हें। 


. इस प्रस्ताव हारा हिन्दुओं के पबित्रतम स्थानों, तीर्थु-स्थानो और 


उन स्थानों पर जहां अब तक कभी भी गोहत्या व किसी प्रकार को 
प्राणि-हत्या नहीं होती हे व कानून हवारा वर्जित हैँ, वहां पर भी 
गोह॒त्या करने की अनुमति दी गई हैँ, यह अनुमति आर्य ओर हिन्दू- 
मात्र के लिये असह्य है । 


डढ इस प्रस्ताव में म्युनिसिपैलिटियों द्वारा व अन्य स्वास्थ्यविषयक 


दृष्टियों से प्राणि-हत्या के सम्बन्ध में जो भो बाधाएं विद्यमान हैं, 
उनको एक दम दूर कर दिया गया है क्योंकि इस प्रस्ताव के अनुसार 
प्रत्येक मुसलमान अपने घर में जो कि किसी मंदिर के समीप न हो, 
न केवल बकरा-ईद के अवस पर परन्तु अन्य समयों पर भी गो-हत्या 
कर सकता है । 


३- यह सम्मेलन देश के नेताओं को यह सूचित कर देना आवदयक समझता 


है कि उन सब निर्णयों को, जिनमें हिन्दुओं और आयंसभाजियों के 
धामिक व सामाजिक अधिकारों का प्रइन उपस्थित हो और जिनका निरुचय 
हिल्यू और आर्य-नेताओं की स्वीकृति के बिना किया गया हो, मानने के 
लिए आयय॑ हिन्दू जाति बाध्य तही है और न इस प्रकार के निर्णय हिन्दू 
और आरय-नेताओं की स्वीकृति के बिना किसी को करने का अधिकार 


। 

प्रस्तावक--श्री राधाकृष्ण जी (लाहौर ) 
अनुमोदक--श्री भाई परमानन्द जो 
समर्थक--श्री रामप्रसाद जी (बिल्ली) । 


ग्रायं-रक्षा समिति तथा झ्ार्य बोर दल की स्थापना 

वर्तमान संकट और सामाजिक सेवाओं के महत्त्व को दृष्टि में रखता हुआ 
यह सम्मेलन आय॑ जाति के धारमिक तथा सामाजिक अधिकारों को रक्षा के लिए निम्न 
लिखित सज्जनों की आर्य रक्षा समिति बनाता है, जो सा्वदेशिक सभा के अधीन होगी । 
यह समिति देश भर में ्रमण करके निम्नलिखित कार्यो का सपादन करे :-- 

१- दस हजार ऐसे स्वयंसेवकों की भर्ती करे, जो धर्मरक्षा के लिए प्राण तक 


र्‌- 


रे रन 


अपंण करने के लिए स्वेदा उद्यत रहें । 

रक्षा-निधि के लिए ५० हजार रुपया एकत्र करें। इस निधि का धन 
सार्वदेशिक सभा के अधीन होगा । 

स्थान और अनुकलता देख कर शीघ्य से ज्ञीघ उस स्थान की प्रान्तीय 
आर्यप्रतिनिधि की सलाह से और सार्वदेशिक सभा को अनुमति से सब 
आवद्यक उपायों का, जिसमे सत्याग्रह भी शामिल है, अवलम्बन करे। 
घह समिति अपने कार्य के लिये नियम बनाये और सम्मेलन के समाप्त 
होते ही उपयु क्त कार्य आरम्भ कर दे । 


सार्वदेशिक आये महा-सम्मेलन १६३ 


समिति के सदस्य 


१. श्री महात्मा नारायण स्वामी जी, देहली । 
२. श्री भाई परसानन्द जी, लाहोर । 
३. श्री प्रो० रामदेव जो, गुरुकुल कागड़ी । 
४. स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी, लाहोर । 
५. म० कृष्ण जी, लाहोर । 
६, बा० सीताराम जी वकील, खीरी । 
७, कुं० चादकरण जो शारदा, अजमेर । 
८. बा० रामप्रसाद जी, कोठी नं० ७, दिल्‍ली । 
९, श्री रामचर्द्र जी देहलवी । 
१०, श्री आनन्दप्रिय जी बड़ौदा । 
११. श्री श्रोराम जी, वन्दावन । 
१२. श्रो स्वामी रामानन्द जो, दिल्‍ली । 
१३. श्री विजयशंकर जी, बस्बई । 
१४. श्री देवेबवर जी, रावलपिडी । 
१५. श्री लाला देशबन्धु जी, दिल्‍ली । 
१६. श्री पं० इन्द्र जी दिललो। 
प्रस्तावक --भ्री नारायण स्तामी जो । 
अनुमोदक--श्रो पं० इन्द्र जी । 
समर्थक --श्री स्व्रामी रामानत्द जी । । 
विरोधी --श्री नानकचन्द जी छाहोर और प्रिन्सिपल दीवानचन्द जी 
कानपुर । 


श्रद्धानन्द चतुर्थी 


स्वर्गोय श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज की देश तथा धर्म के प्रति सेवाओं, 
कुर्बानियों और सबसे बढ़कर अन्तिम बलिदान को दृष्टि में रखते हुए यह सम्मेलन 
आवद्यक समझता है कि ४ बदो सार्गशीर्ष को श्रद्धानत्द-चतुर्थों दिवस के रूप में सताया 
जाय । 

(सभापति द्वारा) 
जात-पात का उन्मूलन 

यह साव॑देशिक आय सम्मेलल निश्चय करता हूँ कि आर्यसमाज का साे- 
भौभिक सुधार-सम्बन्धी कोई भी आन्दोलन अर्थात्‌ शुद्धि, व्लितोद्धार, अछुतोद्घार 
आदि तब तक सफलता प्राप्त नही कर सकता जब तक बंदिक वर्ण-व्यवस्था को दृष्टि में 
रखकर भेदसूऊक जन्म की जाति-पाति के बन्धनों को सर्वथा तोड़कर समानता के 
नाते से सारी आर्य जाति का एक जअ्ातृ-संघ म बनाया जाय । इसलिए यह 


१६४ ग्रायंस माज का इतिहास 


सम्मेलन सब आर्यसभाजियों को इन बातों को अपने आचरण में लाने का आदेश 
करता है कि-- 


१. वेदिक शिक्षाओं के अनुसार जात-पात को वर-वधू के चुनाव का निर्णायक 
न मानकर योग्यता और गुणों को दृष्ठि से रखकर ही विवाह-सम्बन्ध 
करना चाहिए। 


बरतंमात जात-पात को परवाह न करके विवाहो को यथासम्भव सुगम बनाने 

के लिए जो भी कानून पेश किये जाबे, उनका समर्थन करना चाहिए। 

३. यह सम्मेलन आयंसाज्र को प्रेरणा करता हूँ कि बह जात और उपजातों की 
पृथक्‌ सभाओं में भाग न लिया करें। 

प्रत्तावक--प्रो ० रामदेव जी । 

अनुमोदक--पं० भगवद्धत्त जी । 

संमर्थक--भाई परसानन्द जी । 


तोटः--यह प्रस्ताव भाई परमानन्द जी के संशोधन सहित जिस रूप में सम्से- 
लन में पास हुआ था, उसी रूप में यहां दिया गया है। 


का 


, इन मुख्य प्रस्तावों के अतिरिक्त अन्य अनेफ प्रस्ताव थे, जिनमे हिन्दुओं को 
प्रेरणा की गयी थी कि बे केवल व्यापार मे ही संतुष्ठ न होकर कारीगरी के कामों को 
भी अपनायें तथा आय॑ प्रतिनिधि सभाओं को निर्देदा दिया कि वे अच्छे साहित्य के निर्माण 
के लिये व्यवस्था करें । 


स्थायी कार्य को पुष्टि देने वाले प्रस्तावों में से सबसे अधिक्त महत्वपूर्ण प्रस्ताव 
आय॑ रक्षा समिति सम्बन्धी था । आर्य सम्मेलन के १०वे प्रस्ताव में आये रक्षा समिति की 
स्थापना का निरत्तय किया गया था। सम्मेलन के समाप्त होते ही समिति के प्रधान श्री 
नारायण स्वामी जी ते समस्त आयों और आपंसमाजों से अपील की कि वे यथासम्भव 
शीध्य दस हजार स्वयंसेकक और ५० हजार रुपये एकत्र करे । प्रतिज्ञा-पत्र छापकर 
समाजो सें भेज दिये गये । इसी बीच में समिति के मंत्री श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति को 
भारतोय दण्ड-विधान की धारा १०५३ के अनुसार लंबी कंद हो गई | सरकार ने समझा 
था कि सम्भवतः मंत्री को जेल भेज देने से भरती का काम शिथिल हो जायगा। परन्तु 
वेसा त हुआ और १९२८ का साल समाप्त होने से पूर्व आर्यवीरों की संस्या ११,५०० 
(साढ़े ग्यारह हजार) हो गई। धन-संग्रह का काप्त धीरे-धोरे हुआ । परन्तु अन्त में बह 
भी निश्चित राशि से आगे बढ़ गया । आगे आने वाले संकट के समयों में आये रक्षा 
समिति ने आयंसमाज को अच्छी सेवा की । 


आयंसमाज के कार्यक्रम को समयातुकूल बनाने और सजीव करने में आय॑- 
सम्मेलन को बहुत सफलता मिली | सबसे बड़ी बात यह हुई कि स्वामी जी के बलिदान 
से आयेजगों के हृदयों मे जो भयंकर विक्षोस उत्पन्न हुआ था वह कियात्मक रूप में 
परिणत होकर भविष्य के लिए कल्याणकारी बन गया । 


तीसरा ग्रध्याय 


. महाशय राजपाल जी का बलिदान 


एक दृष्टि से महाशय राजपाल जी का बलिदान पं० लेखराम जी और स्वामो 
अ्रद्धातन्द जो के बलिदानों से भिन्न था । पंडित जी और स्वामी जी धर्मयुद्ध के प्रस्यात 
सेनानी थे। उनका सारा सार्वजनिक जीवन धर्म के रणक्षेत्र भे व्यतीत हुआ था। उन पर 
किसी धर्मान्ध व्यक्ति का आक्रमण अत्यन्त निन्दा के योग्य होकर भी समझ में 
आ सकता था, परल्तु महाशय राजपाल का बलिदान तो ऐसा प्रतीत होता हे कि जैसे 
किसी बाप से नाराज होकर कोई आततायी उसके मासूम बच्चे के पेट में छरी भोंक दे । 
महाद्य राजपाल एक अत्यन्त सौम्य और शात्त प्रकृति के धामिक व्यक्ति थे। सबसे 
हसकर बात करते थे और सच्चे व्यापारियों की तरह किसी को दुश्मन नहीं बनाना 
चाहते थे। वे किस प्रकार घटनाचक्र के और एक हत्यारे की छरी के शिकार हुए इसकी 
कहानी बहुत दःखजनक है । 

राजपाल जी का जन्म अमृतसर के एक साधारण परिवार में हुआ था। आपके 
पिता अर्जीनवीस थे। राजपाल जी अभो बहुत छोटे थे कि उनके पिता बच्चों और उनकौ 
माता को निराभ्रय छोड़कर कहीं चले गये और फिर लौटकर न आये। राजपाल जी उस्त 
समय स्कूल में पढ़ते थे। कत्तंव्यपरायण और परिश्षमी तो आप थे ही, उस अवस्था में 
भी घबराये नही और भमिडिल पास करके उर्दू की किताबत के काम में हूग गये। उर्द 
की छपाई, टाइप से नहीं हाथ से लिखी हुई कापियों से होती हे । शुद्ध और सुन्दर कापी 
लिखने वाले व्यक्ति कातिब कहलाते है। आप कातिब के पेद्े से जो कुछ कमाते थे बह 
अपनो माता और छोटे भाई सन्तराम के पालन-पोषण में लगा देते थे । 


कुछ समय के पश्चात्‌ आप एक हकीस के यहा लेखक का काम करने लगे। 
प्रारम्भ से हो आपको प्रवृत्ति लिखने-पढ़ने की ओर थी और आर्यसमाज का प्रेम रग- 
रग में व्याप्त था। १९०६ में आप महात्मा मुन्शीराम जी द्वारा संपादित सद्धर्म प्रधारक 
(उर्दू ) के कार्यालय में क्लक॑ के काम प₹ नियुक्त हो गये । वहां महात्मा जी के संसर्ग 
से आप के स्वाभाविक गुणों का खुला विकास हुआ । उनके स्वभाव और जोबनचर्या 
के सम्बन्ध में 'आर्यसमाज के महाघन' के लेखक स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी ने लिखा है-- 
आपका रसूल और मेल-जोल बहुत अच्छा था। आपने हसमुख और मजाकिया तबियत 
पाई थो। सदा प्रसन्न बदन और पुलकित-शरीर रहा करते थे.. | उन दिनों आप बहुत 
सादा रहते थे और समय मिलने पर थोड़ा बहुत किताबत का काम भी करते थे । अपनी 
इस छोटी सी आयु में वे कुछ गुजारे के लिये अपने पास रखकर शेष छोटे भाई और माता 


१६६ ग्रार्यंसमाज का इतिहास 


के निर्वाह के लिये अमृतसर' भेज बेते थे । अपनी मासी जी की भी आप ही सदद 
करते थे ।” 

जब 'सद्धमं प्रचारक उर्दू से हिन्दी में परिवर्तित होकर हरिहार चला गया 
तब राजपाल जी लाहौर चले गये और भहाशय कृष्ण जी के उर्दू साप्ताहिक प्रकाश 
के सनेजर हो गये । यद्यपि आपको महाशय जी ने शुरू भे केवल २०) मासिक पर पत्र 
का मनेजर नियुक्त किया था परन्तु अपनी सचाई, मेहनत और सौम्यता के कारण 
थोड़े ही वर्षों में आप महाश॒य जी के छोटे भाई और 'प्रकाश' के सर्वेसर्वा हो गये। मैनेजर 
तो थे ही, मुख्य रिपोर्टर भो थे और समय पड़ने पर संपादन का काम भी कर लेते थे । 
कई वर्षो तक पंजाब की आये जनता में प्रकाश और राजपाल अभिन्न वस्तु समझे 
जाते थे । 

प्रकाश के प्रबन्ध-कार्य के साथ-साथ राजपाल जी पुस्तक-प्रकाशन का काम भी 
करने लगे थे। धीरे-धीरे प्रकाशन ने एक पुस्तक भण्डार का रूप धारण कर लिया, जिसका 
नाम सरस्वती आश्रम! और “आर्य पुस्तकालय' रखा गया। आप प्रायः धामिक पुस्तकें प्रका- 
शित करते थे। आप परिश्रमो और मिलनसार तो थे हो, कुछ ही दिनों में आपका पुस्त- 
कालय पंजाब भर में मशहूर हो गया। आप क्षार्यसमाज के विद्वानों से लिखाकर मौलिक 
पुस्तक प्रकाशित करते थे और व्याख्यानों के संग्रह आदि भी छापते थे। भमहाद्याय राजपाछ 
जी द्वारा 'रंगोला रसूल नाम की पुस्तक के प्रकाशन और उसके परिणाम का बृत्तान्त 
हम स्वासी स्वतन्त्रानन्द जी के आयंसभोज के महाधन' से उद्धत करते है । स्वासी जो 
इसमें वरणित घटनाओं में से कई के प्रत्यक्षदर्शी थे । 

४--उन्नीसवीं सदी का महर्षि' नामक पुस्तक प्रकाशित हुई । उसमे ऋषि 
वयानन्द के जीवन पर अनुचित आक्षेप किये गये थे । इसके पदचात्‌ मई १९२४ में सहाशय 
राजपाल जी के सरस्वतो पुस्तकालय की ओर से उक्त पुस्तक के जवाब में---रंगीलू 
रसूल' नाम की पुस्तक प्रकादित हुई। पहले 'रंगीला रसुल' पर गवर्नमेंट ने कोई रिपोर्ट 
नहीं लो थी, न उसे बुरा समक्ना था। किसी मुसलमान ने वह पुस्तक महात्मा गान्धी के 
पास भेज दी । उन्होंने सर्वप्रथम उसके विरुद्ध लिखा | इसके बाद मुसलमानों ने भी 
उसफा विरोध करना आरम्भ किया और सभायें करके 'रंगीला रसूल' के विरुद्ध प्रस्ताव 
पास किया । इस पर पंजाब सरकार ने आप (म० राजपाल) पर इस पुस्तक को छापने 
के अपराध में मुकदमा चलाया और पुस्तक जब्त कर दी। यह मुकदमा पंजाब के अदालती 
इतिहास में विशेष महत्व रखता है । मंकदसा लम्बा खिंचता गया और इनके हजारों 
रुपये इसमें ूग गये परन्तु इन्होंते किसी भी सभा या समाज से एक पाई भी लेना 
स्वोकार न किया । मुकदसें की यह विशेषता थी कि जहां मुसलमानों की ओर से सेकड़ों 
मुसलमान और मौलवी इकट॒ठे हो जाते थे वहां आरपंसभाज की ओर से अकेले राजपाल 
जी अन्त तक निर्भयता से डटे रहे । इन्हे जहां एक ओर मुकदमे की तैयारी में न दिन को 
चेन था न रात को आराम, वहां दूसरी ओर मुसलभान अखबारों और मौलबियों ने 
इनके विरुद्ध बड़े जोरों का प्रचार किया और कुफ़ का फतवा देकर कत्ल करने की धमकी 
दी महाशय जी अभियोग मे पहले तो कंद हुए परत्तु हाईकोर्ड से साफ बरी हो गये। 


८ /च 
(४) 
(८ 
(५ ४४ 


(24 । 


ध। | 


] 


पं० तुलसोराम जी शहीद 


दा 


प्र 
>+2५ ८: 
& । 


प्रिन्सिपल देवीचन्द जी 


या. तसत्भपाल 


ला० नारायणदत्त जी 


महाद्ाय राजपाल जी का बलिदान १६७ 


कानून भी सत्य का गला नहीं दबा सका और मान लिया कि “रंगीला रसूल में दूध 
का दूध तथा पानी का गासी किया गया हैं । 

“राजपाल जी एक शान्तिप्रिय पुरुष थे यदि वे चाहते तो उसके कई संस्करण 
निकाल लेते परन्तु ज्योही उन्हें यह मालूम हुआ कि मुसलमान इस पुस्तक के प्रकाशन से 
रुष्ट हे, उन्होंने दूसरा संस्करण निकालने का विचार छोड़ दिया और घोषणा कर दो कि 
वे मुसलमानों कौ भावनाओं का आदर करते हुए उक्त पुस्तक को दूसरी बार नहीं 
छपवायेंगे । 

“मुसलाएनों ने उरफी इस सहृदयता का क्या बदला चुकाया, यह भी देख लीजिये । 
२६ सितग्बर १९२७ के ग्रशतःकाल में (स्वतन्त्रानन्‍्द) और श्री स्वामी वेदानन्द जी तीर्थ 
महाद्य जी की दुकान पर खड़े बातचीत कर रहे थे। इतने में एक खुदाबल्द नाम का 
व्यक्ति आया और उसने झट' महाद्य जो पर प्रहार किया । उनके हाथ, बाहु तथा जंघा 
पर घाव लगे ! उसको यहीं पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया गया । महाशय जी फो 
महीना भर मेयो अस्पताल में पड़ा रहना पड़ा । 

“इसके पश्चात फिर ९ अफ्तुबर १९२७ को आक्रमण हुआ । महाशय जो फी 
वूफान पर श्री स्वामी संत्यानन्द जी महाराज किसी कार्यवद्ता बेठे थे। अब्दुलूअजीज ने 
उन्हीं को राजपाल समझकर पीछे से छुरी घोंप दी । वे अभो एक दो वर्ष के एकान्तवास 
से छोटे थे। रदामी जी पर्याप्त समय हस्पताल में रहे। तब जाकर धीरे-धीरे स्वस्थ हुए । 
आक्रमणकारी को सजा मिली । 

“इसी बीच महाशय जी को धमकियां मिलतो रहीं कि मुसलमान हो जाओ अन्यथा 
कत्ल हो ध्वओरे। अन्त को ६ अप्रेल १९२९ को जब उसी दूकान पर बेठे महाद्यय जी 
हिसाब मिला रहे थे तब इल्मुद्दीत नामक एक युवक आया। वह झट सहाद्यय जी पर 
झपटा और तुरन्त छरी के घाट उतार गया। 

“इल्मुद्दीन पर मुकदमा चला और इसे मियांवाली जेल में फांसी मिली । उसकी 
लावा खोद कर लाहोर लायी गयी और उसका शानदार जलूस निकाला गया । कोई 
बड़े से बड़ा मुसलमान न होगा जो इस अर्थी के साथ न गया हो । कावियानी 
पन्न लाइट ने लिखा-- प्रत्येक हिन्दू राजपाल है, इसलिए प्रत्येक मुसलमात्त को 
उल्मुद्रीन बन जाना चाहिए ।” 

इस प्रसंग में यह लिखना उचित प्रतीत होता है कि 'रंगीला रसूल' के लेखबः 
पं० चमूपतिं एम० ए० थे। उनका नाम पुस्तक पर प्रकाशित नहीं हुआ था। अभियोग 
चलने पर भी राजपाल जी ने लेखक का नाम प्रकाशित नहीं किया । 

इस प्रसंग में दूसरो उल्लेंख योग्य बात यह है कि महात्मा गांधी ने 'यंग इंड्िंय्प 
में रंगील्ा रसूल के सम्बन्ध सें एक कठोर टिप्पणी लिखी थी । आर्य लोगों को प्रन्‍्युत 
टिप्पणी के सम्बन्ध मे यह शिकायत थी कि उसमें उन्नीसवीं सदो का महर्षि को रूभथग 
बेलाग छोड़कर सारा रोष रंगीला रसूल पर ही प्रकट किया गया था। राजपाल जी फे 
विरुद्ध मजहबी जोश उत्पन्न होने में 'यंग इण्डिया के' नोढ से पर्याप्त सहायता पिली, 
इसमें सन्‍्देहु नहों । 


चोथा ग्रध्याय 


हक पे (" 
बरलो में दूसरा आये महासम्मेलन 
१९२७ में दिल्‍ली भे पहला आय महासम्मेलन हुआ था। उस्तर्क पश्चात्‌ आवब- 
श्यकता होने पर बीच-बीच मे आर्य महासम्मेलन के अधिवेशन भिन्न-भिन्न स्थानों पर 
होते रहे हे । उन महासम्सेलनों को हम आर्यसमाज के जीवन मे आने वाली महत्वपूर्ण 
घटनाओ के प्रतीक अथवा पवव॑ कह सकते है । उनके प्रस्ताव उस समय की देश की परि- 
स्थिति और आर्यसमाज की मनोवृत्ति की सूचना देते है । दूसरा आये महासम्मेलन 
१९३१ के फरवरी मास में बरेली में हुआ । इससे पूर्व कि हम बरेलो के आर्य सम्मेलत 
का वृत्तान्त लिखें, पह्‌ आवश्यक हैँ कि १९२८-१९३१ के मध्य की विशेष घटनाओं 
का दिग्दगत करा दिया जाये ताकि बरेली सम्मेह्न की पृष्ठ-भूमि स्पष्ट हो जाय । 
इन वर्षों में आर्यसंमान के तगर-कीतत अथवा प्रचार पर सरकार की ओर से 
प्रतिबन्ध लगाने की कई घटनाये हुईं । पहली घटना मुरादाबाद में हुई। मुरादाबाद में 
पहुले आयंक्तमाज की त्थापना १८९२ में हुई थी। तब से वाषिकोत्सव के अवसर पर 
सदा नगर-कोर्तत का जल्स निकाला जाता था। कभो कोई दंगा या फिसाद नहीं हुआ । 
सन्‌ १९२६ में जिले के अधिकारियों ने बिता कोई कारण दिये वगर-कीततन पर लाइसेंस 
को पाबन्दो लगा दी । जब लाइसेंस के लिये अर्जी दी गग्मी तो पुलिस ने यह नई क्र्स 
जोड़ दो कि जलस में दो सौ से अधिक आदमी और ५ से अधिक भजन-मंडलियां न हों । 
अगले साल एक और हर्त बढ़ा दी गई कि जल्स में बाजा न बजाया जायगा | इस पर 
प्रतिवाद के रूप में मुरादाबाद के आयंसमाज ने नगर-कोर्तेन बन्द कर दिया । 
संयुक्त प्रान्त की प्रतितिधि सभा की अंतरंग सभा की १९ मई १९२९ की बेठक 
में तगर-कीर्तन को समस्या पर विचार हुआ। प्रस्ताव उपस्थित किया गया कि सरकार के 
अन्यायपूर्ण आदेश के विरुद्ध सत्याग्रह किया जाय । परन्तु सभा ने एकदम सत्याप्रह 
आरम्भ करने से पहल प्रान्त को सरकार से बातचीत करना आवश्यक समझा । सरकार 
से ब्रातत्तोत हुई। उसका परिणाम यह निकला कि सभी सम्प्रदायों के धाभिक जलसों के 
लिये कुछ नियम बना दिये गये । उनमें से आर्वक्तमाज के नगर-कीर्तन से सम्बन्ध रखने 
वाले नियम निम्नलिखित थे :-- 
१. ईद और मुहरंभ के जमाने में यह जलूस न निकाला जायगा। 
२ यह जलूस मसजिदों के सामने बिना ठहरें गजर जायगा। 
३. कम से कप्त एक मास्त पहले इस जलूस की सूचता पुलिस सुपरित्टेंडेंट को 
दी जायगी और जलूस को तिथि से कमर से कम एक सप्ताह पहले उसका 
प्रोग्राम जिलाधीश की सेवा में भेज दिया जायगा । 


बरेली में दूसरा भ्रार्य महासम्मेलन १६६ 


आयंसभाज मुरादाघाद का उत्सव दीवाली पर और आयंसमाज गज का 
उत्सव रामतंवसी के आसपास हुआ करता हैं। इस कारण जलस सम्बन्धी नये नियमों 
से आर्यसमाजण के तगर-कौर्तनों पर कोई विद्यष प्रभाव नहीं पड़ता था । 


सरकार से आायंसमाज के संघर्ष को दूसरी घटना १९३० ईस्वी के नवम्बर 
मास में हुई । आर्वसभाज बहादुराबाद सहारनपुर के जिले में हु । २२ नवस्बर १९३० 
को कप्तान गफ नाम के एक अंग्रेज अफसर की कसान मेँ कुछ सिपाहियों ने आर्यसमाज 
सल्दिर सें घसकर ओदइस्‌ की ध्वजा को फाइकर फेंक दिया । समाज के सहायक मंत्री 
पं० रामलाल जी को सारा-पीठा और समाज के बहुत से आवदयक कागज जला विये । 
इस आततायीपन के समाचार ने आर्यजगत्‌ में बड़ा विक्षोभ उत्पन्न कर दिया। सावे- 
देशिफ सभा में इस दुर्घटना के विरुद्ध असन्तोष प्रकट करने वाले प्रस्तावों में यह माग की 
गई थी कि फौज फी इस अनधिकार चेष्ठा के विरुद्ध सत्याग्रह का मीर्चा लूगा दिया 
जाय । सावंदेशिक सभा के प्रधान श्री नारायण स्वामी जो महाराज नें जहां एक ओर 
आय जनों को शान्त रहने का परामर्श देते हुए यह आइवबासन दिया कि अन्याय का पूरा 
प्रतिकार किया जायगा वहां साथ ही सरकार को कड़ी चेतावनी दी कि यदि उसने अन्याय 
का उचित प्रतिकार न किया तो विरोधी आल्दोलन को काब्‌ रखना कठिन हो 
जायगा। 


समाचार-पत्रों में इस विषय की काफी चर्चा हुईं। असेम्बली में श्रीयुत हरिरान 
स्वरूप एम० एल० ए० तथा ठा० मशार्लासह एम० एल० ए० ने सरकार से प्रइन किये 
तो पहले तो सेवा-सचिव ने एकदस जवाब दे दिया कि इस घटना के सम्बन्ध मे आर्यसमाज ने 
जो आरोप लगाये है, वे सच्चे नहीं हें। न आर्यसमाज-सन्दिर भ्रष्ठ किया गया, न॑ रिकाई 
जलाया गया और न उनका झण्डा हो फाड़ा गया । परन्तु जब सभा-प्रधान श्री नारायण 
स्वामी जी महाराज ने एक वक्तव्य द्वारा उत्तर दिया तो सरकार की आंखें खुली । 
सयुकत प्रान्त को सरकार के निमन्‍त्रण पर श्री महात्सा नारायण स्वासोी जी, पं० रास 
विहारो तिवारी, 'रायसाहुब मंगाराम तथा पं॑० रामलाल बातचोत के लिये नेनीताल 
गये। बातचोल के समय प्र कंप्टिन गफ भी उपस्थित था। बातचीत के पदचात 
फंप्देन गफ ने निम्नलिखित दाब्दों में क्षमा मागी : 


“२४ नवम्बर १९३० को मेने जो कुछ बहादुराबाद में किया था, उसके लिये 

मुझे खेद है और में हृदय से क्षमा चाहता हूं ।” 
पानीपत में भी एक इसी प्रकार का मामला चलां । वहां ऋषि-बोधोत्सव के अवसर 
पर प्रति वर्ष तगर-कौर्तत निकला करता था। सन्‌ १९२६ में पुलिस ने यह मांग पेश की 
कि संको्तन के लिये लाइसेंस लिया जाय। बहुत सी बातचीत के बाद निश्चय हुआ फि 
लाइसेंस तो लिया जाय परन्तु उसमें कोई दार्त न हो । तीन साल तक तो यह व्यवस्था 
ठीक प्रकार से चलती रही परन्तु १९३० में मुसलमानों ने एक अड़चन लगा दी । उरहोंभे 
कहा फि यह महीता रसजात फा है । इसमें कीेत निकालने से हमारी सुबह की कुरान- 
वरोफ की तलाबवत में घिघ्न पहुता है। करनाल के डिप्टो कमिद्तर ने मुसलमानों के 


१७० ग्रायंसमांज का इतिद्वास 


एतराज़ को स्वीकार करते हुए आज्ञा दे दी कि जलूस उच्ची हालत में निकाला जा सकता 
है यदि उसमे बाजा न बजाया जाय, उसका समय जुम्मे को नमाज से पहले ही समाप्त हो 
जामा चाहिए और जलूस किसी मसजिद के पास से न गुजरने पायेगा । आर्यसमाज ने इन 
शर्तों को अन्याययुक्त समझा और संकीर्तन बन्द कर दिया । इस पर डिप्टी कमिद्नर ने 
फिर सार्वदेशिक सभा के कार्यकर्ताओं से बातचोत की परन्तु उससे भी कोई सन्‍्तोषजनक 
परिणाम न निफला क्‍योंकि जो शर्तें लगाई गयी थी वे पंजाब की प्राल्तोप सरकार 
की ओर से थीं, पानीपत के अधिकारियों की ओर से नहीं । इस पर आर्थ रक्षा समिति की 
एक विशेष बेठक की गई, जिससे पानीपत सें सरकार की आज्ञा के विरुद्ध सत्याग्रह 
करने का निश्चय किया गया । उस निश्चय को सूचना देश भर के आर्यसमाजों को और 
आर्य बोरों, आर्य वीर दलों को देकर, सत्याग्रह युद्ध के लिये तेयार रहो' की सार्वजनिक 
घोषणा कर दी गई । 
जब बात यहां तक पहुंचे गई तब पंजाब की सरकार ने अपनी आज्ञायें वापिस ले 
लीं । परिणाम यह हुआ कि सकोतंन बिना किसी रोकटोफ के बड़ी धूमधाम से निकला। 
परन्तु अगले बर्ष फिर किसी अज्ञात कारण से जिले के अधिकारियों ने इस संकीतंन में 
फुछ प्रतिबन्ध लगाये जिनके कारण यह संकोलन प्रतिवाद के तौर पर बन्द कर दिये गये । 


नगर-कीतंनों पर प्रतिबन्ध के अतिरिक्‍त जेल में हवन पर प्रतिबन्ध लगाने के 
भी कई मामले हुए। देहली षड़यन्त्र केस के विचाराधीन कैदी भास्टर हरकेश जी 
बिल्ली जेल में कद थे। जेल के अधिकारियों ने उनके हवन पर प्रतिबन्ध लगा दिया। 
इस पर भास्टर जी नें भूख हड़ताल कर दी । सा्वदेशिक सभा का पत्न-व्यवहार और 
आयंससाजों के पत्न-व्यवहार व्यर्थ गये । सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही । यह घटना 
सन्‌ १९३२ की हू। अन्त में आये रक्षा सम्त्ति ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया 
और मास्टर जो से भूल हडताल' त्ोड़ते का अनरोध किया, जिसे सास्टर जी ने स्वीकार 
कर लिया । 


इसी प्रकार फरुंखाबाद जेल में श्रीमती सावित्री देवी को भी हवन पर प्रतिबन्ध 
लगन के कारण भूख हडताल करनी पड़ो । वह ६ दिन की भूख हड़ताल से बहुत निबंल 
हो गयीं तब सस्कार ने अपना हुठ छोड़ा और हवन करने को इजाजत दे दी । 


सहारनपुर जेल से श्रीमती चमेली देवी जो को भो हवन करने से रोक दिया 
गया । इस पर उन्होंने भी भूख हड़ताल कर दो । आर्यंसमाज में इस समाचार से बहुत 
विक्षोभ पंदा हो गया और प्रढ्ठिवाद के प्रस्ताव सरकार के पास भेजे जाने लगे। पहले 
तो सरकार अपनो पुरानी प्रथा के अनुसार जिद पर अड्डी रहो, परन्तु जब श्रीमती 
जी को सेहत बहुत बिंगड़ते लगो तब सरकार ने अपनी म्‌छ ऊंची रखने का यह तरीका 
निकाला कि स्य से पहले चमेली देवी जी को रिहा कर दिया। जेल से छटकर उन्होंने 
पहले हवन किया लब भोज़न ग्रहूण किया । 


१९३४ में सप्रास सं आयसमाण को एक सार्वजनिक सभा हो रही थी। मुसल- 
सानों की एक कड़ी भोड़ ने सभा में घसकर मारपीट जरू कर दो । मारपीट में प्द्रह- 


प्‌ 


बरेली में दूसरा आर्य महासम्मेलन १७१ 


ब्रीस आदसी घायल हुए और एक व्यक्ति मर गया। इस पर आठ-दस आये सभासद्‌ 
गिरफ्तार कर लिये गये, जिनमे से एक को छोड़कर शेष सब पर्याप्त प्रमाण न मिलते पर 
छोड़ दिये गये । एक सदस्य पर मुसलमान की हत्या का अभियोग चलाया गया परन्तु 
अन्त में वह भो बेलाग छूट गया। 

इन्हीं वर्षों में आयंसमाज के दो कार्यकर्ताओं की ह॒त्याएं ऐसे ढंग से हुईं कि जिससे 
यह सन्‍्वेह उत्पन्न होता स्वाभाविक था कि आययंसमाजियों को मारने के लिये कोई 
विस्तृत षड्यन्त्र तेयार किया गया है। श्रो बद्रीशाह जी बहराइच के प्रसिद्ध आयंसमाज के 
कार्यकर्ता थे। आप शुद्धि आदि के कामों में आगे रहते थे । १९३४ के सितम्बर मास में 
उन्हें जंगल के रास्ते आते हुए कुछ लोगों ने मार डाला । इसके बाद दूसरी घटना कराची 
में हुई। कराची के कार्यकर्ता ५० नाथूराम जी को एक धर्मान्ध मुसलमान ने मार डाला । 
इस घटना से आयंसमाज में बेचैनी बहुत बढ गई। घातक कोर्ट में हो पकड़ लिया 
गया और अभियोग सिद्ध हो जाने पर उसे मृत्यु-दण्ड सिला। 


इस प्रकार की सनसनीपुर्ण घटनायें प्रति वर्ष हो रही थीं, जिनके कारण सावें- 
देशिक आय प्रतिनिधि सभा ने यह आवहयक समझा कि बरेली में आये महासम्मेलन 
का दूसरा अधिवेशन करने की अनुमति दे दी जाय । बरेली के आर्य महासम्मेलन का 
प्रबन्ध वहां के आर्यसमाज ने ही किया था। स्वागतकारिणी सभा के अध्यक्ष रायसाहब 
डा० ध्यामस्वरूप सत्यत्रत थे। डा० इयामस्वरूप जी आर्यसमाज के उन पुराने स्वयंसेवकों 
में से थे, जिन्हें महषि दयानन्द के सस्ताने भक्त कहा जा सकता है। वह गुरु के एक- 
एक वाक्य पर अटूठ शद्धा रखते थें। नित्य कर्मो के ऐसे पक्के थे कि उनका घर लगभग 
५० साल तक आर्य गृह का आदर्श नमृता समझा जाता था। बडे यशस्वी और पोयूप-पाणि 
चिकित्सक थे। किसो को राख की चुटकी उठाकर दे देते थे तो वह भी रामबाण का 
काम देती थी । जितना कसाया उतना ही समाज के काम में खर्च कर दिया। बरेली में 
आये महासम्भेलन का अधिवेशन करना उन्हीं के बल-बूते का काम था। 


सम्मेलन का सभापतित्व क्री नारायण स्वामी जो महाराज ने किया । सम्से- 
लत के साथ एक प्रदर्शिनी भी की गईं। प्रामाणिक विवरण से मालूम होता है कि सम्मेलन 
में प्रतिनिधियों की संख्या तीन सो और दर्शकों की संख्या २ हजार थी । 


सम्मेलन में आये नेताओं के अनेक भाषण हुए । स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या 
बीस थी । समय को विशेष परिस्थिति से सम्बन्ध रखने वाले निम्नलिखित तीन 
प्रस्ताव थे -- 


जेल के नियमों में परिवतंन 


यह सम्मेलन सरकार का ध्यात इस ओर आकर्षित करता है कि जेल के नियमों 
में इस प्रकार के आवद्ययक परिवर्तन कर दिये जायें जिससे आर्य कंदियों के अपने धार्मिक 
कार्यो के अनुष्ठान अर्थात्‌ सन्ध्या, हवन, यज्ञोपवीत, साधुओं के गेरुवे भेष धारण करने 
आदि में कोई कठिनाई न हो । 


१७२ भ्रायंसमाज का इतिहास 


मुसलमानी रियासतो के सम्बन्ध से 
इस सम्मेलन को यह जानकर दुःख हें कि हंदराबाद, भूपाल, बहावलरूपुर और 
रामपुर आदि मुसलमानी रियासतों में रहने वाले आर्यंसमाजी आर्य-साहित्य को जब्तों, 
जलूसों की बन्दिद्त तथा धर्म-परिवर्तन सम्बन्धी अनेक धा्िक बाधाओं से पीड़ित हो 
रहे है और उन्हें राज्य-कर्सचारियों द्वारा अपमानित होना पड़ता है । यह सम्सेंलल 


सावदेशिक सभा से प्रार्थना करता हैँ कि इन शिकायतों को दूर करने के लिये उचित 
कार्यवाही करे । 


श्रार्य वीर दलों को प्रोत्साहन 
यह सम्मेलन समस्त आयंसमाजों को प्रेरणा करता है कि वे अपने यहाँ आये 
बौर दलों की स्थापता करने की ओर विद्योष ध्यान दें और आर्य वीरों के कायो में हर 
प्रकार से उचित सहपोग, सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करने का यत्त करें। इन आये- 
वीर दलों का मुख्य काम आय संस्कृति की रक्षा, पीडितों की सहायता तथा सेवा होगा । 


०.५ 


'इस सम्मेलन में समाज से सम्बन्ध रखते वाले अन्य विषयों पर भी 
प्रस्ताव स्वीकार किये गये थे । सबसे पहले प्रस्ताव में आर्थसमाज के शिक्षा-सम्बन्धी 
आदर्शों के प्रचार के लिए एक उप-सम्तिति बनाने का सुझाव विया गया था। चौथा 
प्रस्ताव भी शिक्षा सम्बन्धी था। उसमें विद्वविद्यालयों में धर्म-प्रचार के लिये दयानन्द 
लेक्चरशिप स्थापित कराने का अनुरोध साबवंदेशिक सभा से किया गया । समाज-सुधार 
सम्बन्धी प्रस्तावों में अस्पुबयता-निवारण को पहला स्थान दिया गया था। उसमें दलितों 
को पृथक्‌ प्रतिनिधित्व देकर हिन्दुओं से पृथक्‌ करने का विरोध किया गया था। कुछ 
प्रस्ताव आर्यसमाज् के आन्तरिक सुधार के सम्बन्ध में थे। उनमे आय लोगो का ध्यान 
सदाचार, नियन्त्रण और शारोरिक व्यायाम आदि की ओर खीचा गया था। बीसवें 
प्रस्ताव में आर्य्माज फी प्रचार-प्रणाली में परिवर्तत करते की आवश्यकता बतलाकर 
प्रान्तीय सभाओं को प्रेरणा की गयी थी कि वे प्रचार और उत्सवों की प्रणाली में सुधार 
करने के सम्बन्ध में उपसमितियों द्वारा विचार करें और तबनुसार कार्य-प्रणाली को 
सुधारें। कुछ प्रस्ताव राजनीतिक विषयों पर भी थे। छठे प्रस्ताव में मुसलमानों के उस 
आन्दोलन का विरोध किया गया था जो उस समय जम्मू-कह्मोर को हिन्दू जनता के 
विरुद्ध किया जा रहा था। एक प्रस्ताव में आय जनों से स्वदेशी वस्त्रों के धारण और 
स्वदेशों वस्तुओं के उपयोग का प्रण लेने का अनुरोध किया गया था। राजार्य-सभा को 
स्थापता के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुआ-- 


राजाये-सभा 
आर्य संस्कृति की रक्षा और स्थिरता, आर्यसम्ाजियों की आये दिन बढ़ती हुई 
राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा अन्य सम्प्रदायों की राजनीतिक प्रगतियों पर 
दृष्टि रखने तथा आवश्यकता और औचित्य के अनुसार उन्हें सहयोग देने के अभिप्राय 
से यह सम्मेलन निश्चय करता है कि एक राजार्य-सभा की स्थापना की जाये तथा सादवे- 


बरेली में दूसरा भ्राय महासम्मेलन १७३ 


देशिक सभा से प्रार्थना की जाने कि वह इस सभा फो संगढ़ित कर दे । 

विचार के बाद लिशचय हुआ कि निम्न सज्जतों को उपसभिति बनायी जाघे 
जो कि वे अपनी स्कोस बनाकर पेश करें :-- 

१. श्री महात्मा नारागण स्वासी जी । 

२. श्री बा० पूर्णचन्द जी । 

३. श्री आ० श्यामसुन्दर लाल जी । 

४. श्री म० क्लष्ण जी । 

५, श्री देवशर्मा जी (संयोजक ) 

६. श्री प्रो० ताराचन्द जी गाजरा । 


पांचवा श्रध्याय 


अजमेर में दयानन्द निर्वाण अध-शताब्दी 


बरेली के आय॑ महासम्भेलत के पश्चात्‌ जिस आयोजन को हम आर्यसमाज के 
जीवन में प्रगति का एक पर्व कह सफते है, वह अजमेर में १९३३ में मनाया गया दयानन्द 
निर्वाण अर शताब्दी का महोत्सव था । इस उत्सव का विचार कंसे उत्पन्न हुआ और 
फंसे घिफास हुआ, इसके सम्बन्ध मे सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के २७ वर्षीय कार्य- 
विषरण में इस प्रकार उल्लेख हे-- 


“जैसा कि आप पूर्व पढ़ चुके हे कि सन्‌ १९२५ में ऋषि दयाननन्‍्द जन्म-शताब्दी 
सथुरा में बड़े आनन्द और उत्साह के साथ सतायी गयी थी । वहां पहुंची हुई जनता ने उस 
उत्सव के वायु-मंडल की देख कर सतयुग और त्रेता काल का अनुभव किया था। कितने 
ही भद्र पुरुष उस उत्सव की कृतकार्यता से इतने प्रभावित हुए थे कि उनकी प्रबल इच्छा 
थी कि इस प्रकार के आयंसमाज़ के उत्सव समय-समय पर हुआ करें। आये राजा 
भ्रोमान्‌ सर नाहरासह जी शाहपुराधीशञ भो इसी प्रकार के इच्छुक सत्पुरुषों में से थे। 
आपने ऋषि दयानत्द जी महाराज से गुरु-दीक्षा ली थी । उनके सत्संग से बहुत लाभ 
उठाया था, इसलिए आपकी गरुस॒क्त प्रेरणा कर रही थी कि ऐसा उत्सव एक बार 
राजपुताना की बोर भूमि मुख्यतः अजमेर में जहा पर ऋषि ने निर्वाण प्राप्त किया था, 
पताया जाते । आपने अपना यह सुन्दर विचार परोपकारिणों सभा के अन्य अधिकारी 
भी राव साहब बाबू रामविलास जी शारदा तथा श्री दीवान बहादुर बा० हरविलास 
जी शारदा इत्यादि के सम्भुख रखा । सबने हो श्री राजाधिराज के प्रस्ताव को अत्यन्त 
प्रसन्नता के साथ स्वोकार किया । परोपकारिणी सभा ने भी इंस उत्सव का सनाया 
जाना स्वीकार किया। कुछ वर्षों के पद्चात्‌ सर नाहरसह जो महाराज का स्वर्गंवास 
हो गया और उनकी अभिराषा की पूर्ति उनके सुपुत्र श्री राजाधिराज उस्मेर्दातह जो 
शाहपुराधीश को करनी पड़ी । 


इस महोत्सव को सार्वदेशिक आये महोत्सव के रूप में मनाने के लिये इस सभा 
ने अपनी तारीख २८ जनवरी १९३३ को अन्तरंग सभा में अर्थ शताब्दी मताने का 
प्रस्ताव स्वीकार किया तथा अपना पूरा सहयोग देता भी स्वीकार किया । 


अद्-जतादवदी प्रबन्धक कप्तेढी 


सार्ववेशिक सभा के तमाम सदस्य, परोपकारिणी सभा के तमाम सदस्य, तथा 
प्रादेशिक सभा फे सात सदस्यों फो मिलछाकर अद्धं शताब्दी की प्रबन्धक्त समिति बनायी 


अजपर मे द्यानरद तिवाण 7६ “ताब्दी १७५ 
गयी । इस समिति के सभापति श्री राजाधिराज उस्भेदसह जी शाहपुराधीश, कार्प- 
कर्ता प्रधान भी महात्मा नतारामण स्वामी जी महाराज और भसब्त्री, दीवान बहादुर 
हरविक्ास शारदा थे । 

स्वागतकारिणी सभा के प्रयत्न से अद्ध ग़ताब्दी में सम्मिलित होने वाले सरकारी 
नोकरों को यह सुविधा दे दी गयी थी कि जो आर्यसमाजी सरकारी वौकर उत्सव में 
सम्मिलित होने के लिये छुद॒टी का प्रार्थना पत्र दें उन्हें छटटो दे दी जाय । उत्सव १४ 
अक्तूबर से आरम्भ होने बाला था। देश और विदेश से आने वाले आयंजनों की भोड़ 
१ अक्तूबर से ही जमा होनी आरसघ्भ हो गई थी। सात अक्तूबर को तो आर्य नगर में पुरी 
चहल-पहुल दिखाई देने लगी थी। आर्य नगर अजमेर शहर से १ मोल के फासले पर 
१०० एकड़ जप्तीन में बसाया गया था। स्विस कोटेज, बड़ी और छोटी छोलदारियां 
और छोटे इकपरते डेरों की बहुत बड़े पेमाने पर व्यवस्था को गई थी। एक ऊंचे स्थान 
पर २५ हजार श्रोताओं के बंठने योग्य मुख्य पंडाल नगर की शोभा को बढ़ा रहा था। 
प्रारम्भ सें ब्रह्म-पारायण यज्ञ हुआ। यज्ञ के संयोजक श्री कन्हेयाल्लाल जी बी० ए०, एल० टी० 
थे। आप आयंसमाज के बहुत पुराने और श्रद्धालु कार्यकर्ता थे। इस यज्ञ में चारों बेदों 
के मन्‍त्रों के साथ आहुति दो जाने पर २० अक्तूबर को पूर्णाहुति दी गयी । ब्रह्मा के 
स्थान पर भमहामहोपाध्याय पष्डित आरयंसुनि जी आदि ५ विद्वान कऋमशः 
विद्यमान हुए । 

१६ अक्तूबर को नगर-कौतन का विशाल जलस निकाला गया, जो अजमेर के 
इतिहास में अपूर्व था। इसमें उत्तर भारत के प्रान्तों के अतिरिक्त अफ्रीका, बर्भा, नेरोबी, 
फिजी, हुदशाबाद दक्षिण, मद्रास, आसाम आदि प्रान्तों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे। 
आगे व बीच में सब सिलाकर १ दर्जन बेण्ड थे और सौ कीतंन-भण्डलियां थीं। जलस के 
आरगे-आगे एक हाथी जा रहा था, जिस पर स्वामी सनीइवरानन्द जी विराजमान थे। जलूस 
का नेतृत्व शाहपुराधीद्य श्री उम्मेदसिह्‌ जी स्वयं पेदल कर रहे थे। संनन्‍्यासी, गुरुकुलों 
के स्‍्तातक, गुरुकुलों के छात्र और छात्राएं, आयंसमाज के कालिजों और स्कूलों के 
विद्यार्थोगण पृथक्‌-पृथक्‌ सण्डलियां बनाकर नगर-कीतंन की शोभा को बढ़ा रहे थे । महि 
लाओं की एक अलग मंडली थी, जिसमें सहस्नों महिलाएं सम्मिलित थों। सब मिलाकर 
जलरूस में ६०-७० हजार से अधिक व्यक्ति ही होंगे। नगरवासियों की ओर से स्थान- 
स्थान पर जलूस का हादिक स्वागत-सत्कार किया गया । 

महोत्सव में कई सम्मेलन हुए, जिलमे से सुख्य था आयं-सम्मेलन । 


ग्राय-सम्मेलन 
सम्मेक्नन के प्रधान श्री आचार्य रामदेव जी थे। आर्य-सम्भेलन में सब मिलाकर 
९ प्रस्ताव स्वीकार किये गये । पहले प्रस्ताव में आर्य नर-नारियों को अपने जीवनों के 
सुधार और संगठन को वृढ़ बनाने की _प्रेरणा को गई थी । दूसरे प्रस्ताव में आर्यससाज़ों 
का निम्नलिखित कार्यों की ओर विद्योष रूप से ध्यान आकृष्ट किया गया था। 
१. ग्रामों में वेद के स्वाध्याय और वेद के मंत्रों के व्याख्यात । 


१७६ अयेसमाज का इतिहास 


दलितों में वैदिक धर्म-प्रचार और उनकी आथिक व सामाजिक अवस्था 
की उन्नति । 

शुद्धि । 

प्रचलित जातपात पर ध्यात्त न देकर गुण-कर्मानुसार विषाह । 
दलितोद्भधार । 

. मादक द्रव्य-निवारण । 


तीसरे प्रस्ताव में आर्यत्तमाजों को यह निर्देश दिया गया कि कोई नवीन संस्था 
बिना प्रान्तीय प्रतिनिधि सभा फो स्वीकृति के न खोली जाय और जो संस्थाएं चल 
रही है, उनके संचालन फे लिए रजिस्टर्ड दृस्ट बनाये जाएं। चौथे प्रस्ताव में सार्वदेशिक 
सभा को प्रेरणा की गयी कि वह न्यायायें सभा का संगठन करे । पांचवे प्रस्ताव में 
सार्वदेशिक सभा से यह अनुरोध किया गया था कि वहूँ भारतवर्षीय आर्य कुमार-परिषद्‌ 
को अपने में प्रविष्ट कर ले और उस पर अपने एक विभाग की भांति दृष्टि रखें। छठे 
प्रस्ताव में सा्वदेशिक सभा का ध्यान बेदिक अन्वेषण के कार्य को आरम्भ करने की 
ओर खींचा गया था। इसी प्रकार अन्य प्रस्तावों मे शिक्षासम्बन्धी तथा समाज-सुधार 
से सम्बन्ध रखने वाले प्रइनों पर आर्यसमाज का मार्ग-प्रदरशशत किया गया था। 


महषि-परिचय-सम्मेलन 


कु 


कब ० ०० 


१९ अक्तूबर को एक विशेष सहृत्वपूर्ण सम्मेलब किया गया, जिसमें उन 
सहानुभावों ने अपने अनुभव बतलाये जिन्होंने महर्षि के दर्शन किये थे। सबसे पहले करी 
हरविलास जी शारदा ने महर्षि के अन्तिम समय के दृश्य का आंख देखा वर्णन सुदाया । 
उनके पछ्चात्‌ शाहपुराधीता श्री उम्मेदर्सिह जो से अपने बाल्यावस्था की स्मृति की ताऊ। 
करके बतलाया फि ज्ब स्वामी जी भेरे पिता जी के साथ शाहपुरा आये तो में “५४० 
वर्शव किया करता था। पं ० आर्यशुनि जी, श्री नारायण स्वामी जी और श्री नाथमलू 4 
ने भो महषि के दर्शनों का संक्षिप्त विवरण सुनाया। महात्मा हंसराज जी ने बतलाया लि 
जब स्वामो जो महाराज लाहौर आये थे तो मेने अपने पिता जी से सुना था कि यहा 
एक साधु महात्मा आये थे, जो सबका खंडन किया करते थे और जब देवियां उनसे 
उपदेश सुनने जाती थीं, तो दें उन से कहते थे कि तुम मेरे पास न आया करो, प्रत्युत 
अपने पतियों को भेजा करो । श्नी विनायकराद जी नागपुर, श्री सुजातासह जी कोठारी, 
श्री ज्वालाप्रसाद जी बरेली आदि आर्यजनों ने भी अपने-अपने अनुभव सुताये । 


ग्रायं महिला-सम्सेलन 
निर्वाण अद्धं शताब्दी के महोत्सव में जो महत्वपूर्ण सल्मेलन हुए, उनमें एक आये महिला 
सम्मेलन भी था। स्वागत समिति की प्रधाना राजस्थान की प्रसिद्ध सार्वजनिक कार्यकर्ञी 
श्रीमती गुलाब देंवों जी थी। स्वागत का सब प्रबन्ध आय महिलाओं ने ही किया था। 


सभानेत्री कन्या महाविद्यालय की आचार्या श्रीमती दाज्नो देवी जी निर्वाचित की गई । 
स्वागताध्यक्षा और सभानेत्री दोनों के हो भाषण स्त्री जाति को जागृत करने वाले थे । 


ग्जमेर में दयानन्द श्रद्ध शताब्दी १७७ 


जलस और उत्सव फी सफलता में कन्या गुरुकुल देहरादून, कन्या महाविद्यालय जालन्धर, 


कन्या ग॒रुकुल अलीगढ़, और कन्या मह।विद्यालय बड़ोदा की कन्याओं ने विशेष भाग 
जिया । 


सम्मेलन में १३ प्रस्ताव स्वीकार किये गये । प्रस्तावों में कुछ अत्यन्त महत्व- 
पूर्ण विषयों पर सुझाव दिये गये थे। एक प्रस्ताव नायक जाति के सम्बन्ध में था। उस 
प्रस्ताव में कहा गया था कि समस्त भारतवर्ष को कलकित करने वाली नायक जाति के, 
जो अपने आपको क्षत्रिय कहते हुए वेश्यावत्ति करके अपना उदरपोषण करती है, 
सुधार के वास्‍्ते आये बहनों तथा बंधुओं को तन, मन, धन से सहायता करनी चाहिए! 
एक अन्य प्रस्ताव में सम्मति दी गई थी कि स्त्रियों की समस्त संस्थाओं का प्रबन्ध ऋषि 
दयानन्द के सिद्धान्तानुसार स्त्रियों द्वारा ही होगा चाहिये। एक अन्य प्रस्ताव में तलाक प्रथा 
का विरोध फरते हुए पश्चिम फी बहनों से प्रार्थना कौ गयी थी कि ये भी इस प्रथा का 
परित्याग कर दें । पत्नी का परित्याग करने वाले पतियों के बारे में यह सम्प्रति दी गई 
थी कि पहले तो अन्यायी पति को समझाने का यत्व किया जाय परन्तु यदि वह न माने तो 
उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाय तथा उस सन्नी के लिए उसकी संपत्ति में आधा 
भाग दिलाया जाय । एक अच्य प्रस्ताव में सब आये बहनों के लिए स्वदेशी और विद्येषत्पा 
शुद्ध खहर का पहतना आवद्यक बतलाया गया था। अन्तिम प्रस्ताव में परोपकारिणी 
सभा तथा अजमेर की प्रतिनिधि सभा से निवेदन किया गया था कि वह आतासागर 
के क्षितारे वाले ऋषि दयाततन्द के बाग सें नारी-सदत बनाने के लिए स्थान प्रदान करे। 


सम्मेलन में जिन देवियों ने भाग लिया, उनके नाम निम्नलिखित हे :-- 


१ श्री शारदा देवी जी, २ श्री अम्याबाई जी, ३ श्री सुभद्राकुमारी जी, 
४, श्री सरस्वतों देवी जी, ५ श्री प्रेमकली देवी जी, ६ श्री लक्ष्मी देवी जी, ७ श्री 
चन्दन देवी जी, ८ श्री विद्यावती देवी जी, ९ श्री सुशीला देवी जो, १०, भ्री अक्षय- 


कुमारी जी, ११ भरी विष्णुदेवी जो, १२ श्रो डा० शक्ुन्तला देवी जी, १३. श्री देवषफी 
देवी जी, १४. श्री सत्यवतो देवी जी । 


शारीरिक व्यायाम तथा बलप्रदर्शन 


शारीरिक व्यायाम प्रदर्शनों के प्रबन्ध के लिए जो बड़ी समिति बनायी गयी थी, 
उसके प्रधान श्री कुंवर रणंजय सिह जी, उपग्रधान बड़ोदा के प्रसिद्ध व्यायाम शिक्षक 
प्रो० मागिकराव, और सन्त्री तथा संयोजक प्रो० रमेशचन्द्र जो शास्त्री थे। हाकी, 
फुटबाल, वोलीबाल, कबड्डी, खो खो, और रस्साकशी में आये सस्थाओं के दलों में 
साम्मुख्य हुए । शारोरिक बल-प्रदर्शनो में गुरुकुल कांगड़ी, गुरुकुल सुपा, गुरकुल 
घिकन्दराबाद के छात्रों तथा कन्या महाविद्यालय बड़ोदा की छात्राओं ने भाग लिया । 
सफल दलों तया छात्रों को पारितोषिक बितीर्ण किये गये । पारितोषिक प्रो० भाणिक- 
राव जी के कर-कमलों से वितीर्ण कराये गये । सब पारितोषिक संख्या में ३१ थे। 
इनमें शोल्ड, कप और मंडल तीनों प्रकार के पारितोबिक थे । 


१७८ आयेसमाज का इतिहास 


मुख्य पण्डाल की कार्यवाही 


सख्य पंडाल सें श्रीमहयानन्‍्द निर्वाण अर्द्ध-शताब्दी का महोत्सव १४ से २० 
अक्तुबर तक बहुत उत्साहपूर्वक्क मनाया गया। विशेष व्याझ्यानों के अवसरों पर 
मख्य पण्डालीं में १९-२० हजार तक की हाजरी हो जाती थी। १३ अक्तूबर के साथ- 
काल अजमेर के चीफ कमिउ्नर कर्नल ओग्लिव ने अखिल भारतवर्षोय स्वदेशी ओद्योगिक 
प्रदर्शनी का उद्घाटन करके एक प्रकार से महोत्सव के प्रारम्भ की घोषणा कर दो भी । 
प्रतिदिन कार्यवाही प्रातःकाल ८ बजे आरम्भ होती थी । दूसरी बेठक भध्याह्नीत्तर 
२-३ बजें और फिर रात्रि के समय भजन, व्यास्थान आवि होतें थे। पहले दिन प्रारम्भ 
में देश के कुछ नेताओं के संदेश सुनाये गये । 

महात्मा गांधो जी ने वर्धा से लिखा था--- ऋषि दयानन्द हिन्दू सभ्यता के 
बड़े सुधारकों में से एक थे। उन्होंने बेदिक सुधार के लिये अन्यान्य कुरीतियों के साथ 
अछुतपन का भाव भी दूर किया 

कवि-सम्ाट डा० रवीन्द्रनाथ टेगोर ने सन्देश भेजा था कि 'में इस महान्‌ 
व्यक्ति के स्मरण में अपनी श्रद्धांजलि उपस्थित करता हूं, जिसने अपने देश के लिए एक 
ऐसे उच्च जीवन का आदर देशवासिधरो के सामने रखा है, जो मृत्यु की सोमा से बाहर 
है 

साननीय १० मदनसोहन सालवीय जी का निम्नलिखित संदेश सुनाया गया-- 

आपके तिमस्त्रण के लिए धन्यवाद करता हुआ लिखता हूं कि यदि मेरा स्वास्थ्य मुझे 
उत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य देंता तो में बडा प्रसन्न होता । यद्यपि मुझे कई 
सिद्धान्तों मे महरषि के सिद्धान्त, से मतभेद है तो भो परमात्मा की एकता की उच्च भावता 
बाले शानदार 2 बार्य के तौर पर मेरा मस्तक उनके १रणों में झुक जाता हे । वे हमारी 
प्राचीन सभ्यत' के अनन्य प्रेभी थे । 


“आपंससाजी और राजातनधर्मी, जेसा कि हमें कहा जाता हे, पारस्परिक गहरे 
सम्ण्म्ध में बंधे हुए है। से उन्हे केवल एक परिवार का सभासद्‌ ही नहीं समझता किन्तु 
भाई-भाई समझता हूं । यर्थाप कई जगह हममें मतभेद है, किन्तु हमारे प्राचीन धर्म और 
सभ्यता में बहुत एकता पाई जाती है । 


“मुझे प्रयाग मे श्री स्वामी जी का व्याख्यान सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हैं । 
उस समय से इन ५० बर्षों में, आय समाजों और सनातन धर्मियों के आपस के सम्बन्धों में, 
बहुत अधिक अच्छा परिवतंन आ गया है। मेरा विचार है कि हर एक दूसरे के दृष्टिकोण 
व भावों का सम्मान करता है और हम आज पहुले की अपेक्षा एक दूसरे के अधिक पास हें। 
हमारे सामने अब मुख्य काम यह है कि जहां हमें अपनी आत्मसिक उन्नति के लिये असत्य 
को छोड़ने और सत्य को ग्रहण करने के लिये हर समय तेयार रहना चाहिये, वहां हमें 
अपने आपको एक पलठन के दो दस्तो की तरह मिलकर काम करना चाहिए। मेरी परमात्मा 
से प्राथना है कि यह उत्सव आर्य समाज की बढ़ती हुई शक्तियों को जागृत कर हमारे 


अजमेर मे दयाननदइ श्रद्धे शताब्दी १७९ 


पारस्परिक सम्बन्धों को बृढ़ करने में सहायक हो, और बेदिक (हिन्दू) धर्म कौ शानदार 
शिक्षा को फैलावे 

प्रातः:काल के समय श्री स्वामी सर्वदानन्द जी महाराज का उपदेश हुआ । 
मध्याह्वोत्र की दूसरी बैठक में शताब्दी-महोत्सव के प्रधान शाहपुराधीश श्री उस्मेदसिह 
जी का प्रारम्भिक भाषण हुआ जिसमें आपने आर्यसभाज के तब तक के कार्य की सक्षिप्त 
चर्चा करते हुए अन्त सें निम्नलिश्षित प्रार्यता की-- में परम प्रभु परमात्मा से प्रार्थना 
करता हु कि आयंजन ग्रेमपुर्वेक आपप्त में मिलते हुए ऋषि दयानन्द जी द्वारा प्रदर्शित वेव- 
मार्ग कर स्वयं अनुसरण करते तथा इस प्रकार संसार के सामने उच्च आदर्श रखकर 
वैदिक धर्म का प्रचार करते हुए अपना जीवन सफल बनाने में समर्थ हों ।' 

तत्पश्चात्‌ पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय का और रात्रि के सभय पं० बुद्धदेव 
विद्यालंकार का व्याख्यान हुआ । 

दूसरे दिन स्वा० स्वतन्त्रानन्द जी, श्री क्षिवदत्त जी ज्ञानी तथा महता जैमिनि 
के व्याख्यान हुए । तीसरें दिन की कार्यवाही पं० आयेमुनि जी के बेदोपदेद से आरस्भ 
हुई | उस दिन की बेठकों में पं० प्रियक्गत विद्याबाचस्पति तथा पं० जगन्माथ निरुक्‍्तरत्न 
के महत्वपूर्ण व्याख्यान हुए । चौथे दिन जिन विद्वानों के भाषण हुए, उन्तके नाम निम्न- 
लिखित हे :-- 

१ श्रो स्वामी गंगागिरि जी । 

२ श्रो पं० ठाकुरदत्त जी । 

३ श्री प० दीनबन्धु जो । 

४. श्री डा० सुथंदेव जो एम० ए०। 

पांचवें दिन श्री स्वासी वेंदानन्द जी, लाला देवोचन्द जी एम० ए० तथा प्रो० 
रामदेव जी ने अपने व्याण्यानों द्वारा श्रोताओं को वेदिक धर्म का सन्देश सुनाया । 

छठा दिन दीवाली का था । उस दित आर्य नगर में असाधारण भीड़ थी । उस 
विन को महोत्सव मे विद्ेष महत्व दिया गया था। प्रात'काल पं० लोकनाथ जी उपदेशक, 
कुंवर चांदकरण जी शारदा और ५० बुद्धदेव जी के भाषण हुए | मध्याद्वोत्तर के समय 
का कार्यक्रम सबसे अधिक रोचक और और गौरवपुर्ण था। प्रारम्भ में ओंकार की ध्वजा 
का आरोपण हुआ । फिर सब उपस्थित नर-नारियों ने अपने जीबनों को धर्मानुसार 
बनाने और वेदिक धर्म के प्रचार के लिए सदा उद्यत रहने का ब्रत मत ही मन में ग्रहण 
किया। जिसके पश्चात्‌ सबने मिलकर एक सम्मिलित प्रार्थना की । वह प्रार्थना इससे 
पूर्व ही बाहर के सब समाजों में भी जा चुकी थी । जिस समय वह प्रार्थना अरद्ध शताब्दी के 
भण्डप में की जा रही थी, उसी समय वह पृथ्वी के अन्य सब आयंसमाजों में भी सम्मि- 
लित रूप से को गयी । 

उस दिन रात्रि के समय शारी रिक व्यायाम क॑ अदर्शन हुए। सातमें दिन श्री ताराचन्द्र 
जी गाजरा, महता जमिनि, तथा प॑० आत्मार।म अमृतसरी आदि कई विद्वानों के भाषण 
हुए। यह अन्तिम दिन था । संसाप्ति पर श्री नारायण स्वानी जी महाराज ने उपस्थित 
आर्येजनों को सूचना दी कि शिकागों मे जो सर्वध्म सम्मेलन हो रहा है, सार्वदेशिक 


१८० ग्रायंसमाज का इतिहा प 


आय प्रतिनिधि सभा ने उसमें सम्मिलित होने के लिए प्रिन्सिपल बालक्ृष्ण जी, आचाप॑ 
रामदेव जी और १० अपोध्याप्रसाद जी को अपना प्रतिनिधि चुना है। पंडित अयोध्या * 
प्रसाद जी सम्मेलन में व्याल्यान दे चुके है। उनके व्याख्यान फो अमेरिकावासियों ने बहुत 


पसन्द किया हैं और उन्हें विश्वविद्यालयों मे व्याख्यान देने के लिये निमंत्रित किया 
गया हे । 


महोत्सव में अन्य भी कई सम्मेलन हुए । महात्मा हसराज जी के सभापतित्व में 
श॒द्धि सम्मेलन हुआ, जिसमें भाई परमानरद जी के तथा अन्य विद्वानों के व्याख्यान हुए। 
वग-व्यवस्था सम्मेलन ठिहरी के चौफ जज १० गंगराप्रसाद जी एम० ए० की प्रधानता 
में हुआ इस सम्मेलन में आर्य जनों से अनुरोध किया गया कि वे जात-पांत को सर्वथा 
त्याग कर गुण-कर्मानुसार विवाह आदि सम्बन्ध किया करें। आय सिद्धान्त रक्षा सम्मेलन 
में आय॑ नर-तारियों को धाभिक ग्रन्थों का स्वाध्याय करने की प्रेरणा को गयी । 
१७ अक्तूबर को आर्य वीर दल सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ, जिसमें 
सावंदेशिक सभा से प्रार्थना की गई कि वह आये वीर दल के संगठन पर विद्येष ध्यान दे । 
अन्य भी कई सम्मेलन हुए। उनमें से आये कमार सम्मेलन, आय भाषा सम्मेलन, 
संस्कृत भाषा सम्मेन, कि सम्मेलन, संम्यासी सम्मेलन, ग्रवात्ती सम्मेलन 
असश्यता-निवारण मम्मे लग तथा विषवा विवाह सम्मेलन आदि मुख्य थे। 


इस प्रकार राजस्थान के आप पुरुषों के पुरुषार्थ और आये जनता के उत्साह 
से यह महान्‌ यज्ञ बहुत सफलतापूवेक सम्पन्न हुआ। इस सफलता में दो महानुभावों का 
विदेष भाग था। श्रों पूज्य तारायग स्वासों जो महाराज के अनुभवपुर्ण नेतृत्व ने इतने 
विशाल आयोजन को निर्विष्त पूर्णता प्रदान की और शाहपुराधीद श्री उम्मेदर्सिह जो 
महाराज को प्रधानता के कारण उसको लोकप्रियता में चार चांद लग गये। महोत्सव के 
प्रबन्ध का अधिकतर श्रेय आर्य स्वयंत्तेवकों को था। आर्यसमाज के गरुकुलों तथा अन्य 
शिक्षणालयों के छात्रो और छात्राओं के मन्त्रोच्चारण, संगीत, बैण्ड आदि वाद्य तथा 
संस्कृत भाषणों से सभा-सम्मेलनों की शोभा द्विगुणित हो जातो थी। इसमें सन्देंह नहीं 
कि यह महोत्सव सारे देश के लिये समान रूप से और राजस्थान के लिए विशेष रूप 
से उत्साहवद्धंक सिद्ध हुआ । 


बम्बई के प्रसिद्ध आर्य सेठ श्रजी बल्लभदास की योग्य पुत्री कुमारी लक्ष्मों 
बाई के धाराप्रवाही संस्कृत भाषण को इस महोत्सव को एक विशेष घटता माना 
गया । 


छठा अध्याय 


साववदेशिक सभा के काय का विस्तार 


इन वर्षों में सा्देशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का कार्य अधिक संगठित और 
विस्तृत होता रहा । उसके रेखा चित्र में रंग भर गये, और अधिकारों की सीमाओं का 
विस्तार हुआ। कई प्रदेशों में नई प्रतिनिधि सभाएं स्थापित हुई, कई सावदेशिक सम्मे- 
लन हुए और बहुत से नये विभाग खोले गये। आये सार्वदेशिक सभा आर्य मात्र के 
पथ-प्रदर्शन के कार्य में अग्रसर होती रहो । 


तथी प्रतिनिधि सभाग्रों की स्थापता 


सिन्ध में आर्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना १९१९ में हुई थो। यह वह वर्ष 
था जब भारत भर में रोलट एक्ट के सम्बन्ध में जोरदार आन्दोलन जारी हुआ भथा। 
इस सभा का मुख्य कार्यालय कराची में था। इसमे सम्बद्ध आर्यसमाजों की संख्या 
५० थी । 


बंगाल तथा आसाम की प्रतिनिधि सभा की पृथक स्थापना १५ मार्च १९३० 
के दिन हुई। इससे पहले बंगाल और बिहार का सम्मिलित प्रान्त था। १९३० में बंगाल 
और आसाम की पृथक्‌ सभा बन गयी और बिहार के साथ उड़ीसा मिला दिया 
गया । 


हैदराबाद दक्षिण में आर्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना १९३१ में हुई | इत्तपे 
प्॒वं इस प्रदेश में सावदेशिक सभा प्रचार की सीधी व्यवस्था करतो थी। १९३१ में, 
बेरिस्टर विनायक राव विद्यालंकार की अध्यक्षता में इस प्रवेश का अलग संगठन बन 
गया। उस संगठन के नेतृत्व में हैदराबाद ने आर्यस्तमाज के इतिहास का एक अत्यन्त 
उज्ज्वल परिच्छेद लिखने में सफलता प्राप्त की । 


१९२६ में मारीशस में आयें प्रतिनिधि सभा को स्थापना हुई। उसका मुछ्य 
कार्यालय पोर्ट लईस जरब स्ट्रीट नं० २ में था। इसमें समिलित समाजों की संख्या 
३० थी। 

पूर्वों अफ्रीका में आये प्रतिनिधि सभा की स्थापना १९२० में हुई, इसका 
रजिस्टर्ड कार्यालय नेरोबी में था । 


सभी प्रतिनिधि सभायें अपने जन्म काछ से ही सावेदेषिक आ। प्रतिति७ि सभा 
से सम्बद्ध हो गई, जिससे सभा का व्यापक रूप सार्थक और संम्पुष्ट होता गया । 


श्षर ग्रायंसमाज का इतिहास 


२. श्रखिल भारतीय सम्मेलन तथा समारोह 


हम इससे पूर्व मथुरा तथा टंकारा की जन्म-शताब्दियो का, दिल्‍ली और बरेली 
के आर्य सम्मेलनो का और अजमेर की निर्वाण अर्द्ध शताब्दी का वर्णन कर आये है । 
बे सब आयोजन या तो सार्वदेशिक सभा की प्रेरणा और देखरेख में हुए, अथव। 
सर्वथा उसी की व्यवस्था में हुए । वे सभी आयोजन आर्यप्तमाज के सा्वदेशिक रूप को 
सम्पुष्ट करने वाले थे। वे आर्यसमाज में संघ शक्ति की वृद्धि के फल भी थे, और 
कारण भी । 


सार्वदेशिक सभा हारा आयोजित इस सम्मेलसों की कार्यवाहियों और उनसे 
स्वीकृत हुए प्रस्तावों की गम्भीर और विस्तृत आलोचना करनें से जो एक न्यूनता 
प्रतीत होती है, उसकी ओर निर्देश करना भी इतिहास-लेखक के नाते हम अपना 
कर्तव्य समझते हे। हमें उन विविध सम्मेलनों में स्पृष्ठ सार्ग-प्रदशन का अभाव 
दिखाई देता हे । मथुरा, दिल्‍ली, बरेली तथा अजमेर के प्रस्तावों को साथ-साथ रख कर 
पढ़ें तो अनुभव होने लगता हैँ कि सभा ने सम्मेलन बुलाकर अपना कर्सव्य पुरा कर दिया 
है, वहा जो कुछ होता है, उसमें पूर्वापर सम्बन्ध है या नही, उसका आरयेससाज के कार्य- 
क्रम के साथ कोई वास्ता भी है या नहीं, इस पर दृष्टिपात्त नहीं किया । केवल एक दिल्‍ली के 
आये सम्मेलन के प्रस्तावों का एक लक्ष्य सालम होता हैं, इस कारण कुछ परिणाम भी 
हुआ । आर्य रक्षा समिति तथा आर्य बीर दल की स्थापना हो गई, और आर्य जनों की 
कार्य-शक्ति को उपयोग में आने का एक रास्ता मिल गया । अन्यथा प्रायः सस्मेलनों में 
या तो वही पुरानी बाते दृहराई गयी, अथवा उपस्थित प्रतिनिधियों के सम्मुख जो 
चालू प्रइत आया, उस पर सम्मति दे डाली । आर्यसप्ताज के कार्यो पर उसके प्रभाव, 
अथवा उनके साथ सम्बन्ध का भी विश्येष ध्यान नहीं रखा गया । इससे यहँ अनुभव होता 
है कि सावदेशिक सभा जब यह अनुभव करती थी कि आर्थ जनता किन्‍्ही विषयो पर 
भार्ग-प्रदर्शन चाहती हैं तो सम्मेलन करने की अनुमति दे देती थी, और फिर वह नाव को 
पाती में छोड़ देती थी। इसका कारण शायद यह हो कि वह स्व॒य मार्ग की तलाश में थी । 
अथवा सम्भव है कि हमारा जनतनन्‍्त्रता का बहुत बढ़ा हुआ भाव मार्ग-प्रदर्शन को 
दोष मानता हो । इसका एक कारण यह भी सम्भव हैं कि जिस प्रकार विचार मस्तिष्क 
से उठते हे और द्वारीर के सब अंगो में फेल जाते हू उसी प्रकार जो विचार केन्द्रीय स्थान 
पर पूर्ण विवेक के साथ उठते है और पीछे से जनता में फेलते है वे अधिक सफल होते हे । 
जो आयोजन साधारण जनता से आरम्भ होकर केन्द्र तक पहुंचते है उनसे जोश ती अधिक 
होता है परन्तु बीज शक्ति कम होती है । अधिकतर प्रस्ताव सम्मेलन में शरीक होते 
वाली जनता से शुरू हुए ओर केच्ध पर उनको लाद दिया गया। बडी सभाए आन्दोलन 
का विस्तार कर सकती हें, अधिक सोच नही सकती । जोझ् से अनेक व्यावहारिक परि- 
स्थितियां आंज से ओझल हो जातो है। कारण कुछ भी हो, यह अवदय अनुभव होता है 
कि उन लगभग सात-आठ वर्षो सें आर्य सम्मेलन तो कई हुए परम्तु उनसे. आर्ंसमाज का 
मार्ग-प्रदशेत नहीं हो सका। सभा को जागृत करने के लिए जितनी बड़ी ठोकर की 


सावदेशिक सभा के कार्य का विस्तार श्८३ 


आवश्यकता थी, वह या तो १९२६ में स्वामी अद्धाननग्द जी वो बलिदान के समय लगी 
थी, और या फिर हे दराबाद रियासत में आये समाज के प्रचार कार्य पर प्रतिबन्ध 
लगने पर लगी । इस बीच, जिसे संकल्पपुर्वक सार्ग-प्रदर्शन कहा जाता है, उसका अभाव 
सा रहा। यों, एकता और संगठन को भावनाओं को पुष्टि सिलती रही, जिसका सुपरि- 
णाम यह हुआ कि जब हे दराबाद की राज-शक्ति ने आर्यसमाज को चुनौती दी, तो 
आयंसमाज एक-दिल होकर अधिकार-रक्षा के लिए खड़ा हो गया । 


चोमुखी प्रगति 


सामान्य रूप से अपने प्रारम्भिक २७ वर्षो में सार्वदेशिक सभा की चौमुखी 
प्रगति जारी रही । उस प्रगति और सन्‌ १९३७ में सभा के कार्य की जो दवा थी, उस्तका 
विस्तृत विवरण हमे सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के सत्ताईस वर्षोय कार्य-विवरण 
से ज्ञात होता है। यह विवरण उस समय के सभा के प्रधान श्री नारायण स्वामी जी 
महाराज की देखरेख मे, सभा-क्रार्यालय से प्रकाशित हुआ था। यहां कुछ मुख्य और 
आवद्यक बाते दी जातो हे । आर्य समाज के इतिहास का मौलिक अध्ययन करने वालों 
को उस विवरण का साद्यन्त अध्ययन करना चाहिए। 


सभासद्‌ 

सार्वदेशिक सभा की स्थापना का निइ्चय २५ सितम्बर १९०८ को हुआ था, 
परन्तु वस्तुतः उसकी स्थापना ३१ अगस्त १९०९ के दिन हुईं। उस समय सभा में ६ 
आब्त सम्मिलित हुए थे। धीरे-धीरे अन्य प्रान्तीय सभाएं भी सम्मिलित होती गयीं । 
१९२३७ में निम्नलिखित १३ प्रान्तों की सभायें सार्वदेशिक सभा में सम्मिलित थीं । 
. पंजाब 
२ सयुक्‍त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) 
३ राजस्थान 
४ बंगाल 
५. मध्य प्रदेश तथा विदर्भ 
| 
७ 
८ 


न 


बम्बई 
« सिन्ध] 
 ब्रिट्शि ईस्ट अफ्रीका 
९ नेटाल--दक्षिण अफ्रीका 
१०, फिज्नी 
११, मारिद्वप्त 
१२. बिहार 
१३ दक्षिण हेदराबाद । 
इन सभाओ के प्रतिनिधि तो सभा के सभासद्‌ थे ही, सशोधित नियमों की 
धारा ५(२) के अनुसार जिन आयंसमाजों के ५० या इससे अधिक सभासद हो, वे 
भी अपनी आय का दक्ञांवा देकर सभा से सम्मिलित हो सकते थे, अतः ११ आर्यसम्ताजों 


१८४ आयेसमाज का इतिहास 


के प्रतिनिधि सीधे सभा के सदस्य बने हुए थे । उसो धारा के अनुसार ५००) या इससे 
अधिक दान देने बाले महानुभाव भी सभा के आजीवन सदस्य बन सकते थे । ऐसे ९, 
दानी सभा के आजीवन सदस्य बन चुके थे। सभा वार्षिक अधिवेशन में विशेष योग्यताओं 
के कारण कुछ प्रतिष्ठित सभासद भी चुनती है । नियम यह है कि प्रतिष्ठित सभासदों की 
संख्या अन्य सभासदों की संख्या के अष्टसांहा से अधिक नहीं हो सकती । ऐसी रीति चल 
गई है कि प्रति वर्ष ५ प्रतिष्ठित सदस्य चुनें जाते है । इस प्रकार १९३७ में, सभासदों 
की निम्नलिखित श्रेणियों में, सभासद थे ;-- 

१. प्रतिनिधि सभाओं के प्रतिनिधि 

२, समाजों के प्रतिनिधि 

रे. ५००) के दानी--आजीवन सदस्य 

४. प्रतिष्ठित सदस्य । 


ग्रधिकारी 

प्रारम्भ में एक वर्ष तक अजमेर के पं० वंशीधर शर्मा एम० ए०, एल-एल० बी० 
सभा के प्रधान रहे, उनके पश्चात्‌ सात वर्ष महात्मा समुन्शीराम जी ने प्रधान चुने जाकर 
सभा के कार्य का संचालन किया, कुंवर हुर्क्मासह जी दो वर्ष तक प्रधान पद पर आरूढ़ 
रहे । उसके पद्चात्‌ स्वामो श्रद्धानन्द जी (महात्मा मुन्शीराम जी) फिर प्रधान निर्वा- 
चित हुए । सथुरा में सी श्रीमद्दय।नन्‍्द जल्म-शताब्दी महोत्सव उनकी प्रधानता में ही 
हुआ। इन्हों वर्षों में महात्मा नारायण स्वरामी जी कई वर्षों तक मंत्री की हेसियत से 
सभा के कार्य को सुचार रूप से संभाल चुके थे। मथुरा के शताब्दी उत्सव में कार्यकर्ता 
प्रधान की हैसियत से आपने जो अद्भुत कार्य किया, उससे आपमे आर्य जनता की 
आस्था बहुत बढ़ गई थो । फलत: स्वामी श्रद्धानन्द जी के प्रधान पद छोड़ने पर महात्मा 
नारायण स्वामी जी सर्वंसम्मति से प्रधान निर्वाचित हुए, और जीवन की समाप्ति तक 
थोड़े बहुत व्यवधानों के साथ प्रधान पद से सभा के कार्य का संचालन करते रहे । सम्मा- 
नित स्वामी जी का जीवन उन वर्षो के आर्यसमाज के जीवन में पूरी तरह ओतप्रोत 
होने के कारण इतना महत्वपूर्ण है कि हम एक पूरा अध्याय उसके अर्पण करेगे । 

इस ख़ण्ड में हम जिन वर्षों (१९२६-१९३७) का इतिहास लिख रहे है 
उसके अन्त से नारायण स्वामी जी ही सभा के प्रधान थे । 

बीच भे छः-छः मास के लिए पं० घासीराम जो (मेरठ) और लाला 
रामकृष्ण जी (जालून्धर) प्रधान चुने गये । 

उपग्रधानों में बा० गुलराज गोपाल गुप्त, बा० बालकृष्ण सहाय, पं० गंगा- 
प्रसाद एम० ए०, आचार्य रामदेव जी, स्वामी स्वतम्त्रानन्द जी, बा०श्री राम जी, और 
बा० घनश्याम सिह जो गुप्त के नाम उल्लेख योग्य हें । 

प्रारम्भ में एक वर्ष तक पं० भगवानदीन जी मन्‍्त्री रहें । उनके पद्चातु्‌ ८ वर्ष 
तक म० नारायणप्रसाद जी ने मन्‍्त्री का कार्य किया और उनके पद्चचात्‌ क्रम से ला० 
नारायण दत्त जी, कुंवर ह॒र्क्सासह जी, डा० केशवदेव शास्त्री, श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति, 


सार्वदेशिक सभा के कार्य का विस्तार श्घ५ 


स्वा० आनन्द भिक्षु, प्रो० सुधाकर एम० ए० और ला० देशबन्धु सन्‍्त्री-पद 
पर निर्वाचित हुए। इतमें से सबसे अधिक वर्षों तक पं० केशवदेव दास्त्रो मन्‍त्री रहे । 
आपने निरन्तर छ. वर्ष तक यह कार्य किया । शास्त्री जी की चर्चा इसके पहले के अध्यायों 
में हो चुकी है। वे असरोका से बिजली हारा इलाज की शिक्षा प्राप्त करके आये थे, 
और दिल्‍ली में अपनी असरीकन पत्नी के साथ चिकित्सा करते थे। आप अत्यन्त सौस्य 
सुशिक्षित और उत्साही कार्यकर्त्ता थे। आपके आकर्षक व्यक्तित्व के कारण सभा के 
कार्य को पर्याप्त पुष्टि मिली । प्रो० सुधाकर जी का मन्त्रित्व-काल बहुत महत्वपूर्ण रहा । 
आप भी अपनी योग्यता और मधुर प्रकृति के कारण आर्यजनों के प्रेम तथा आदर के 
पात्र बन गये थे । 

सभा के अन्य अधिकारियों तथा अन्तरंग सदस्यों की सूची में आर्य-जगत्‌ के 
प्रायः सभी प्रतिष्ठित कार्यकर्ताओं, विद्वानों और संन्‍्यासियों के नाम आते हे । 


भवत तथा कार्यालय 

प्रारम्भ मे सभा का कार्यालय उस मकान से था जो अब सा्वदेशिक भवन के 
नाम से प्रसिद्ध हैं। उस समय वह “ज्योति पाठशाला” इस नाम से असिद्ध था । यह मकान - 
लाल किले के सामने, एस्प्लेनेड रोड पर सिविल अस्पताल के समीप होने के कारण तगर 
के केन्द्र स्थान सें बना हुआ था| दिल्‍ली के एक सम्भान्त व्यापारी लाला ज्वाला- 
प्रसाद ने मरने के समय जो वसीयत को थी, उस द्वारा उस मकान पर पूरा अधिकार 
अपनी धमंपत्नी श्रीमती जानकी देवी जो को दे दिया था। श्रीमती जानकी देवी जो ने 
हिब्शेलाम द्वारा वह मकान सार्वदेशिक सभा को दान कर विया । कई वर्षों तक इसमें 
कार्यालय के अतिरिक्त ज्योति पाठशाला के नाम से एक संस्कृत पाठशाला भी रहो, 
जिसे छात्रों की न्यूनता के कारण बन्द कर देना पडा । 

जब श्रो स्वामी श्रद्धानन्द जी के बलिदान के पदचात्‌ उस सारी इमारत को 
जिसमे स्वामी जी का बलिदान हुआ था, सभा ने सेठ रघ्मल ट्रस्ट से ले लिया तो सभा 
का कार्याछूय उसी में चला गधा। उस इमारत का एक-चौथाई भाग स्वामी जी के परम 
श्रद्धालु सेठ रघूमल जी ने पहले से स्वासी जी के निवास और सार्वजनिक कार्यों के लिये 
दे रखा था। बलिदान के पदचात्‌ शेष ३ भाग भी सभा नें खरोद लिये। सारी इमारत 
का नाम 'अ्रद्धानन्द बलिदान भवन” रखा गया। सभा का कार्यालय तबसे वहीं है । 


दंश-देशान्तर प्रचार 

सावदेशिक सभा की ओर से मद्रास प्रचार की जो योजना प्रारम्भ की गयी थो, 
उसकी चर्चा हम इससे पहले कर आये हैं । १९३७ के अन्त में दक्षिण के चार प्रदेशों में 
प्रचार का कायम चल रहा था। तामिल भाषी प्रदेश और आस्ध में पंडित केशवदेव जी 
ज्ञानी और मालाबार और कर्नाटक सें पंडित धर्मदेव जो विद्यावाचस्पति आर्य प्तमाजों 
की स्थापना तथा प्रचार के कार्य में लगे हुए थे। ज्ञानी जो के प्रयत्न से १५ और विद्या- 
वाचस्पति जी के प्रयत्न से १४ आर्य समाजें स्थापित हो चुकी थीं। दक्षिण वर्तमान समय 
को भांति उस समय भी पौराणिक हिन्दू धर्म का गढ़ था। वहां के ब्राह्म गों मे विशेष बात 


हैं हि 
१८६ प्राथंसमाज का इतिहास 


यह थी कि दक्षिण में संस्कृत का प्रचार बहुत अधिक था । आज भी दक्षिण के पढ़े लिखें 
लोगों में संस्कृत का गहरा ज्ञान उत्तरीय भारत की अपेक्षा बहुत बड़ी मात्रा में पाया 
जाता हैं। फलतः रूढ़ि के गढ़ को तोड़ने के लिए संस्कृत की उद्भट योग्यता आवश्यक 
श्रो । पण्डित धर्मदेव विद्यावाचस्पति सम कक्‍ल संस्कृत के प्रोढ़ विद्वान और वक्‍ता थे, 
अंग्रेजी पर भी उनका पर्याप्त प्रभुत्व था। दक्षिण में रहते हुए उन्होंने वहां की कई प्रदेशीय 
भाषाओं का अध्ययन भी कर लिया था। कई ऐसे अवसर आये जब उन्हें सस्कृत के प्रसिद्ध 
पंडितों से धामिक विषयों पर शञास्त्रार्थ करना पड़ा। संस्कृत और दक्षिण की भाषाओं के 
पाण्डित्य ने ऐसे अवसरों पर उनकी बहुत सहायता की । प्रदेशीय भाषाओं में आर्य सिद्धान्तों 
के सम्बन्ध से पुस्तकें और पुस्तिकायें भी प्रकाशित की गयीं । 


विदेश प्रचार 


दिल्‍ली में प्रथम आय महासम्मेलन का जो अधिवेशन हुआ था, उसमे देश- 
देशान्तर और द्वीप-द्वीपान्तर' में प्रचार के लिए धन की अपील की गयी थी । उस पर 
- पचास हज़ार के छग्सग रुपया एकत्र हुआ धा। सभा नें उस राशि को प्रचार-निधि के _ 
रूप में अछग कर दिया, और उससे विवेश-प्रचार की कई योजनाओं को कार्यान्वित 
करने से प्रयोग किया। १९३३ में अमेरिका के शिकागो नगर में एक विद्वव धर्मे-सम्मेलन 
का आयोजन किया गया था। यह आयोजन अमेरिका की “०7३ #शा०एशाए 
० फथाए! नामक संस्था की ओर से किया गया था। जब समाचार पत्रों से 
सम्मेलन की घोषणा हुई तब सभा ने निशचय किया कि आयंसमाज के प्रप्तिद्ध 
विद्वान्‌ पं० अयोध्याप्रसाद जी को आययंसमाज का प्रतिनिधि बनाकर भेजा जावे। 
पंडित जी मे सम्प्तेलन में सम्मिलित होकर जो योग्यतापूर्ण भाषण विये, उनसे आर्यत्तमाज 
को शिक्षा और कत्तंव्यों के प्रति अमेरिका के नर-नारियों की दिलचस्पी बड़ी मात्रा में 
जागृत हुई। सम्भेलन समाप्त हो जाने पर उसके मंत्री ने सार्वदेशिक सभा के मन्त्री को 
यह पत्र भेजा। पत्र अंग्रेजी मे था, यहां उसका हिन्दी अनुवाद दिया जाता है :-- 
प्रियवर मनन्‍्त्री महोदय, 

नमस्ते । 

श्री पं० अयोध्याप्रसाद जी बी० ए० को विद्वव धर्म सम्मेलन शिकागों के अधि- 
वेशन में भेजने के लिए आपको तथा सार्ववेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा में आपके सहयोगियों 
को हादिक धन्यवाद । 

श्री पं० अयोध्याप्रसाद जी ने सभाओ में कई भाषण दिये हैँ । उनके व्याख्यान 
खोजपुर्ण तथा प्रभावद्ञाली होते है । बहुत से अधिवेशनो का कार्यारम्भ उन्होंने सुन्दर 
और ओजस्विनों वेद-ऋचाओं और ईश्वर-प्रार्थनाओं से कराया है । उन्होने वथ्यक्तिक 
बातचीत तथा सभा-सोसाइटियो द्वारा उत्तम परामर्श दिये हैं । 

सारांश यह है कि हम उनके नैंत॒ृत्व, ज्ञान और उत्साह वर्द्धन के लिए, और उन्होंने 
भ्रातृत्व को सुन्दर भावना से स्व धर्म सम्मेलन मे जो योग दान दिया है, उसके लिये 
अत्यन्त कृतज्ञ हे । इन गुणों के कारण उन्होंने अपने को सर्वप्रिय बना लिया है । 


सा्वदेशिक सभा के कार्य का विस्तार १८७ 


अब चेंकि वे लम्बो यात्रा करके शिकागों तक आये है, यह आवश्यक प्रतीत 
होता हैँ कि वे कुछ अधिक समय तक यहां ठहरे, विभिन्न सभाओं में व्याख्यान दे, हमारी 
अमरीकन संत्थाओं से परिवित हो और उन्हें आर्यत्तमाज के महान आन्दोलन के आदर्श 
चरित्र और साफकलताओ से परिचित करायें। 
आपका भाई 
चाल्स फ्रेडरिक वेलर 


इस पत्र के आने पर सभा ने पण्डित अयोध्याप्रसाद जी को एंक ब्षं तक अमेरिका 
में रह कर वेदिक धर्म का प्रचार करने की अनुमति दे दी । अमेरिका की कई संस्थाओं 
ने धर्मं-विषय पर आपके व्याख्यान कराये । एक विश्वविद्यालय ने आपको व्यासर्यान- 
माला से प्रभावित होकर तुलनात्मक धर्म की पाठ-विधि में आर्यसमाज का विषय भी 
सम्मिलित कर लिया । अमेरिका से लोठते हुए पंडित अयोध्याप्रसाद जी ट्विनिडाड, 
ब्रिटिश गायना आदि द्वोपों में भी प्रचार का कार्य करते आये। ट्विनिड़ाड में आपके 
व्याख्यानों के प्रभाव से लगभग तीन सौ ईसाई तथा मुसलमानों की शुद्धियां हुईं। आवंसमाज 
स्थापित हो गया और उसका सन्दिर भी बन गया। वहां के उत्साही आर्य पुरुषों के उद्योग 
से ट्रनिडाड में आर्थसमाज का प्रचार निरन्तर बढता रहा है। 


डच गायना में आर्य समाज का प्रचार पहले से ही था। पडित जी के व्याख्यानो 
से उसे बहुत पुष्टि मिली हैं । लगभग एक दर्जन आर्यसमभाजें स्थापित हो गयीं, जिनके 
सदस्यों की सम्मिलित संख्या हजारों तक पहुंच गई । गायना निवासियों ने आर्थिक 
सहायता देने मे भी उदारता दिखाई । आयेंसमाज को जो दान मिले, उनमे से पारा- 
मारीबो नामक नगर की निवासिनी श्रीमती महादेवी जी का दान विशेष रूप से 
उल्लेख-पोग्य है । आप स्वर्गोय पं० रामग्रसाद जी की धर्मपत्नी थीं ॥ आपने १८,००० 
रुपये आयेंसमाज मन्दिर के निर्माण के लिए दिये । डत् गायना की राजधानी सुरीनाम 
में आर्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना हो गई । सभा की ओर से 'आरये दिवाकर' नाम की 
एक पहले से चली हुई सस्था का अन्त कर दिया गया, जो धर्म के सम्बन्ध में द्वीप के 
निवासियों में भ्रम पेंदा कर रही थी । 

डच गायना से पडित जो ब्विटिश गायना से गये । वहां भी आपके व्याख्यानों से 
आये जाति के लोगो में बहुत जागृति पेदा हुई। इस सारे प्रचार कार्य मे पंडित जो को जो 


सफलता प्राप्त हुई उसका मुख्य कारण पण्डित जो की योग्यतापृर्ण वकक्‍तृत्व-शक्ति के 
अतिरिक्त वेदिक धर्म पर दृढ़ विद्शात भो था। 


सभा के श्रन्य विभाग 
सभा के अन्य विभागों में से प्रकाशन विभाग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है । प्रका- 
शन विभाग में श्रीमद््‌दयानन्द जन्म-शताब्दो हरा प्रकाशित 'सस्कृत सत्यार्थे प्रकाश! आदि 
ग्रन्थों के अतिरिक्त बहुत से अग्रेजी और हिन्दी के ऐसे भी ग्रन्थ थे जो उसने स्वयं प्रकाशित 
कराये थे । । 


श्ष८ भ्रायंसमाज का इतिहास 


हम पहले बतला आये है कि दिल्‍ली के आर्य महासस्मेलन में आर्य वीर दल की 
स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार क्षिया गया था। यह भी नि३चय हुआ था कि आर्य बीरो की 
संख्या दस हजार तक पहुंच जानी चाहिए । तदनुसार सभा के अल्तर्गत स्वयं सेवकों क॑। 
अभीष्ट संख्या भी भरती हो गई । सभा ने दल के संचालन के लिए एक अलग समिति 
बना दी | दल के मुख्य अधिकारी का नाम आर्य बीर दल का प्रधान सेनापति' यह रखा 
गया । 

मथुरा के श्रीमद्दयानन्द जन्म दताब्दी सहोत्सव के अवसर पर यह नि३चय कियए 
गया था कि महर्षि दयानन्द के लेखानुसार आर्थसमाज के संगठन में पूर्णता लाने के लिए 
घर्माय सभा, विद्यार्य सभा तथा चजाय॑ सभा नाम की तीन सभाये स्थापित की जायें 
सार्वेदेशिक सभा की अन्तरंग सभा ने २० जनवरों १९२८ के अधिवेशन में एक प्रस्ताव 
द्वारा धर्माय॑ सभा की बुनियाद रख दी । सभा की निम्नलिखित योजना बनाई गई :-- 

प्रत्येक प्रान्तीय सभा से प्रार्थना की जावे कि अपने-अपने प्रात से अपने-अपने 
प्रतिनिधि के तौर पर निम्न संख्या में विहानों को निर्वाचित करे :-- 


१, पंजाब 

२, संयुक्त प्रान्त ७ 
३. राजस्थान, बिहार-बंगाल, बम्बई (प्रत्मेक ५) १५ 
है. 


, सध्य प्रदेश तथा सिन्‍्ध (प्रत्येक ३) द 
५. उनसमाजों के प्रतिनिधि जहां प्रान्तीय सभापें नहीं ३ 
६ संन्‍्यासी ५ 
७. सावंदेशिक सभा के प्रतिनिधि ५ 
८ विदुषी स्त्रियां (सा्वदेशिक सभा द्वारा) रे 


शरशाा शा ७० अ> जमा वरमगाओ 


योग ५१ 

धर्मा्य सभा सभा ने अपने उपनियमों का निर्माण करके कार्ये आरम्भ कर दिया, 
और अनेक विवादग्रस्त विषयों पर अपनी व्यवस्थाएं प्रकाशित की । 

१९३५ मे सभा के अन्तर्गत दयानन्द मॉडिकल मिशन हौस्पिटल की स्थापना 
हुई थी । कप्टित डा० रामचन्द्र बहुत उत्साही आयंसमाजी थे । सरक्षारी सिविल सजेन 
पद से रिटायर होने पर आपने सभा से यह निवेदन किया कि वह उस सैंडिकल मिशन की 
संरक्षकता स्वीकार करे, जिसे वह चलाना चाहते हे । सभा ने इनकी प्रार्थना स्वीकार कर 
ली। १६ जून १९३५ को महात्मा नारायण स्वामी जी हारा मसूरी से मिज्ञन के हस्प- 
ताल का उद्घाठन हो गया । डाक्टर रामचन् जी आखों को आपरंशन में विशेष निपुण 
थे। उनके चिकित्सालय से लगभग ६०० मोतिया-बिन्द के रोगियों ने नीरोगता प्राप्त 
की । १९३७ तक यह कार्य चलता रहा था। उसके पश्चात्‌ डाक्टर जी के रवर्गजास होने 
के कारण सिश्वत का हस्पताल बन्द हो गया। 

१९३० से सभा ने श्री मद्रथानन्द सेवा संघ के नाम से कार्यकर्त्ताओं के एक मंडल 
की स्थापना की । इस संघ के सेबकों के लिए यह आवश्यक था किब न्यून से न्यून १८ 


| 
सावदेशिक सभा के कार्थ का विस्तार १५९ 


वर्ष तक सा्वदेशिक सभा की सेवा निर्वाह मात्र पर करे। प्रारम्भ में पंडित केशवदत्त 
ज्ञानी और पंडित धर्मदेव विद्यावाचस्पति इस संघ के सदस्य बने । परन्तु इन दोनों में से 
कोई भी संघ के नियमों के अनुसार नियत काल तक सेवा न कर सका । कोई सदस्य न 
रहने से संघ स्वयं समाप्त हो गया । 

सभा की संरक्षा में भारती-मातृ-मन्द्रि नाम की एक संस्था १९३० में स्थापित 
हुई थी । इसकी मुख्य कार्यकर्नों उड़ोसा को प्रसिद्ध लेखिका और कवमित्री श्रीमती 
डाक्टर कुन्तल कुमारी थीं। लगभग चार वर्ष तक संस्था का कार्य जारी रहा। उसके 
पदचात्‌ व्यवस्था के असंतोषजनक होने को शिकायतें आने पर सभा ने उससे सम्बन्ध- 
श्वच्छेद कर लिया । 


श्री पं० गंगाप्रसाद जी चीोफ जज (टिहरो गढ़वाल) ने सभा को २०००) इस 
अभिष्राय से दिये कि वह उसका गढवाल में स्वीकृत नियमानुसार खर्च करे। उस धन के 
प्रबन्ध के लिए सभा ने एक टूस्ट बना दिया, जो वर्ष के अन्त में सहायता की राशि यथा- 
स्थान भेजता रहा । 


इस समय पंजाब की आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रबन्ध में जो कन्या गुरुकुल' चल 
रहा है, वह प्रारम्भ में सार्वदेशिक सभा के अधिकार में था। कन्या-गुरुकुल के संचालकों 
को इच्छानुसार १९१८ में सभा ने गुरुकुलों को अपने प्रबन्ध में ले लिप्रा। कन्या गुरकुल 
की स्थापना मुख्य रूप से सेठ रघुमल जी के एक लाख रुपये के दान से हुई थी। उनको 
इच्छा थी कि गुरुकुल अन्त में उस ट्रस्ट के हवाले कर दिया जाय, जिसे उसी उद्देदय से सेठ 
जी बनायेंगे। इस प्रस्ताव पर बहुत सा मतभेद था। अन्त में सभा ने निश्चय किया कि 
कन्या गुरुकुल को आय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब के सुपुर्दे कर दिया जाय । यह प्रस्ताव १९२६ 
ईस्वी के मई मास में स्वीकृत हुआ। तदनुसार कन्या गुरुकुल के लिए जो भूमि बदरपुर 
गांव के पास क्रय की गयी थो, वह और बची हुई राशि प्रतिनिधि सभा को दे दी गयी । 


'सावदेशिक' मासिक पत्र 


सभा की ओर से 'साउंदेशिक' कब और क्यों निकाला गया, इस प्रइन का उत्तर 
सभा के १९३७ में प्रकाशित सत्ताईस वर्षो कार्यविवरण मे इस प्रकार दिया गयी है -- 


“इस सभा को स्थापित हुए लगभग १९ वर्ष व्यतीत हो चुके थे। मयुरा शताब्दी 
के बाद सभा के बढ़ते हुए कार्य सम्बन्धी सूचनायें आर्य जनता को सरक्यूलर द्वारा दी जाती 
थों। सरक्यूलरों द्वारा काफी व्यय करने पर भी अभिलक्षित प्रयोजन प्रिद्ध नहीं होता 
था। इस युग मे आन्दोलन करने तथा जनमत उत्पन्न करने के लिए समाचार-पत्र 
अत्यन्त आवश्यक साधन तथा शक्ति है। पत्र के अभाव में सभा को तोति का प्रचार 
करना कठिन ही नहीं किन्तु असंभव था। अत इस सभा ने ता० ६ फरवरी १९२७ की 
अन्तरंग सभा स॑ निद्चय किया कि एक मासिक पत्रिका ४० पुष्ठों की निकाली जावे, जिसका 

मूल्य २) वाधिक हो। पत्रिका का नाम 'सार्वदेशिक' रखा जाबे। उसी समय से यह पत्र 
सभा हारा प्रकाशित हो रहा है। यद्यपि पत्र के लिए पृथक वैतनिक सम्पादक नही, अवैतनिक 


१९० ग्रायसमाज का इतिहास 


सम्पादक के द्वारा ही उसका संपादन होता है, परन्तु फिर भी ग्राहकों की कमी के कारण 
उसे घाटे ही में चलना पड़ता हे ।” 


मासिक 'सावंदेशिक' अब भी सावंदेशिक सभा के सन्देश और आदेश को आगे 
जगत्‌ तक पहुचाने का मुख्य साधन है। वह निरन्तर उन्नति कर रहा है। 


श्रनस-धान-विभाग 


सार्वदेशिक सभा की अन्तरंग सभा ने १५ सितम्बर १९२९ ई० के अधिवेशन में 
यह निश्चय किया कि सार्वदेशिक सभा आयंसमाज के विरुद्ध लिखी हुई पुस्तकों के 
उत्तर देने तथा वेदिक सिद्धान्तों पर अच्छे लेख तथा ग्रन्थ लिखवाने तथा अन्वेषण- 
सम्बन्धी अत्य कार्य करते के लिए एक अनुसन्धान-विभाग खोले। 


इस प्रस्ताव का दूसरा भाग यह था कि स्वामी वेदानन्द जी से प्रार्थना की 
जाय कि वे अपना हेडक्वार्टर देहली में बनावे और इस कार्य को चलायें। स्वामी वेदानन्द 
जी देहली न आ सके अतः कार्य भी आरम्भ न हो सका। तब २३ नवम्बर १९३० के 
अधिवेशन में अन्तरंग सभा ने अनुसन्धान कार्य को योजना तंयार करने का काम पंडित 
धकन््नाथ जी के सुपुर्दे किया। पंडित घर्मे्ननाथ जी की तैयार की हुई योजना ३ मार्च 
१९३१ की अन्तरंग सभा में उपस्थित हुई। निइ्नरय हुआ कि एक उप सभा तीन 
महाहशयों की बनाई जावे, जो सब योजनाओं प्र विचार करके एक क्रियात्मक योजना 
बनाए और उसे पांच हजार रुपये एकन्नित होने पर कार्यान्बित किया जाय । यह योजना 
इस रूप में सफल हुई कि पडित प्रियस्त्न आर्ष जी द्वारा वेद के सम्बन्ध में एक पुस्तक लिखाई 
गई, जिस का नाम “यम पितु-परिचय' था। यह पुस्तक प्रकाशित हो चुको है । 


अजमेर की दयाननन्‍्द निर्वाण अर्ध शताब्दी के अवसर पर अनुसन्धान-विभाग 
की योजना ने नया रूप धारण किया। वहां सभा की अन्तरंग का जो अधिवेशन हुआ, 
उसमें कुछ विद्वानों की ओर से इस आश्यय का पत्र पेद् हुआ कि सार्वदेशिक सभा की ओर 
से वेदों का सरल और प्रामाणिक भाषानुवाद प्रकाशित होना चाहिए। अन्तरंग सभा ने 
सभा प्रधान के जिम्से यह काम लूगाया फि थे स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी के परामर्श से 
वेदों के सरल भाषानुवाद को योजना बना कर अगले अधिवेशन में उपस्थित करें । 


यह नि३चय अभी कार्यान्वित नहीं हुआ था कि पंजाब और संयुकतप्रान्त की आय॑ 
प्रतिनिधि सभाओं की ओर से यह घोषणा की गई कि उन्होंने एक-एक वेद का भाषानुवाद 
कराना आरम्भ कर दिया है। इस पर सावंदेशिक सभा की ओर से उक्त सभाओं को पत्र 
लिखें गये कि वे अलग-अलग भाषानुवाद के फार्य को जारी न रख कर सार्वदेशिक सभा 
के साथ मिल कर यह काम करें। परन्तु प्रान्तीय सभायें इस के लिए तेयार न हुई ॥ 
तब यह निश्चय करके कि जब तक प्रान्तीय सभाओं के कराए हुए भाषानुवाद प्रकाशित 
न हो जाएं, तब तक दूसरे केन्द्र में उसी कार्य को करना उचित न होगा, भाषानवाद के 
कार्य को स्थगित कर दिया गया। उधर प्रान्तीय सभाओं का प्रयत्न पुर्ण ने हुआ । 
फलत, वेदों के सरल भाषानुवाद का कार्य जैसा का तेसा रह गया । 


सावंदेशिक सभा के कार्य का विस्तार १९१ 


आये-विवाह ऐक्ट 

श्रीमहयानन्द जन्म-शताब्दी के अवसर पर, आर्य सम्मेलन के अधिवेशन में श्री 
स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज द्वारा प्रस्तावित होकर निम्नलिखित ठहराव स्वीकृत किया 
गया था -- 

“बह आर्य सम्मेलन निए्चय करता है कि शीघ्र ही लेजिस्लेटिव असेम्बली में आर्य 
विवाह बिल को उपस्थित कराया जाबे ताकि आर्यसमाज के प्रचार में जो बाधाएं उपस्थित 
होती हे, उन का निवारण हो सके और आय जनता में गुण, कर्म और स्वभावानुसार विवाह 
आदि संस्कारों का प्रचार हो सके ।* 

सार्वदेशिक सभा ने इस कार्य को अपने हाथ सें लिया और मेरठ के असेम्बली 
सदस्य श्री चौधरी मुख्तार सिह जी को प्रेरणा कौ कि वे बिल को असेम्बली द्वारा स्वीकृत 
कराने का कार्य अपने जिम्से ले। बिल तेयार हो जाते पर चौधरी जी ने २० फरवरी, 
१९२३ को उसे असेबली में उपस्थित कर दिया। प्रस्ताव तो यह था कि बिल को सिलेक्ट 
कमेटी के सुपुर्दे किया जाय परच्तु सरकारी सदस्यों के जोर देने पर उसे लोक भत जानने के 
लिए प्रसारित कस्ने-क्ा-तित्चय हुआ।.__ 
यहां तक पहुंच कर बिल का रास्ता कुछ समय के लिए बन्द हो गया क्योंकि 
. असहयोग आन्दोलत के कारण कांग्रेसी सदस्यो ने असेम्बली का परित्याग कर दिया । 
बह द्वार तब खुला जब १९३५ में श्री घनव्यामासह गुप्त मध्य प्रदेश की ओर से असेंबली 
के सदस्य चुने जा कर दिल्‍ली आ गये। सभा नें बिल को किद्ठती को पार लगाने का काम 
गुप्त जी को सोपा, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। यह बिल पिलेक्ट कमेटी 
से हो कर १९३७ में श्री घनव्यामासह जो गुप्त द्वारा भारतीय धारा सभा में प्रस्तुत हुआ 
अ.र काफी लरूम्बे वाद-विवाद के पढचात्‌ स्वीकार हुआ। इस कानून का मुख्य आदेश- 
रूपी भाग निम्नलिखित है-- 

“चाहे हिन्दू कानून, प्रथा अथवा रिवाज कुछ ही हो, आर्येसमाजी पुरुष और स्त्री 
का कोई विवाह जो इस कानून के बनने से पूर्व अथवा पीछे आर्यसमभाज की विधि से सम्पन्न 
हुआ हो, फिर चाहे वह पुरुष और स्त्री भिन्न-भिन्न जातियों अथवा उपजातियों के हो, 
पा विवाह से पहले वह किसी अहिन्दू धर्म के मानने वाले हो, नियम विरुद्ध नहीं माना 
जायगा ।” 

इस कानून के बनने से न केवल आर्यसमाजियों की अपितु सारे हिन्दू समाज की 
एक बहुत कठिन समस्या हल हो गई और समाज-सुधार का द्वार खुल गया । 

सनष्य-गणना 

यहा हमने सार्वेदेशिक सभा की कुछ मुख्य-मुख्य प्रवत्तियों का उत्लेख किया हैं । 
वस्तुत. आर्य जाति के सामने जिस समय जो समस्या आती रही, सा्वदेशिक सभा उस के 
समाधान करने का क्रियात्मक प्रयत्त करतो रही। १९३१ की मनुष्य-गणना के समय 
सार्वदेशिक सभा की ओर से यह आन्दोलन किया गया कि वह धर्म के खाने में वैदिक और 
जाति खाने मे आर्य लिखायें। इस विषय पर सभा का मनुष्य-गणना के अधिकारियों 


१९२ ग्रायंसमाज का इतिहास 


से पत्र-व्यवहार हुआ । मनुष्य-गणना बाले जाति के खाने में आर्य लिखने के लिए तो 
तैयार नहीं हुए, परन्तु यह सान गये कि यदि कोई व्यक्ति अपनी जात (८४४०८) न 
लिखाना चाहे तो उस से आग्रह न किया जाय और जाति का खाना खाली छोड़ दिया 
जाय। जिन आयंजनों ने मनुष्य-गणना के समय अपनी आर्य जाति बतलाई, उन से से कुछ 
एक को छोड़कर शेष सब के जात के खाने खाली छोड़ दिये गये। जिन लोगों ने बहुत 
आप्रह किया या क्लर्क लोग जिन के रौब मे आ गये, उनकी आर्य जाति लिख ली गई। 


7207 66800 0५ 99] 69॥ /४५४ - 0र्पुंधरवां 


सातवां ग्रध्याय 


पहात्मा नारायण स्वामी जी 


यदि हम आरयंस्माज की जीवन-यात्रा के सार्ग पर व्यक्तियों के नाम के साइन- 
बोर्ड लगाना चाहे तो पहला साइनबो्ड मह॒थि दयानन्द के नाम का लगेगा, दूसरा आर्य- 
पश्िक पंडित लेखराम जी के नाम का, तीसरा स्वामी श्रद्धानन्द जी के नाम का और चौथा 
महात्मा नारायण स्वामी जी के नाम का लगता चाहिए। स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज 
के बलिदान के पश्चात्‌ लगभग २० वर्षों तक जित्त कर्णधार ने आयंस्तमाज को नौका के 
चप्प्‌ को सम्भाले रखा वे महात्मा नारायण स्वामी जी थे। उनके समय में आर्यक्माज 
पर कई बड़े संकट आये। स्वामी जी ने उन सब सकटो को युद्धपंक्ति के आगे खड़े होकर 
अपनी छाती पर लिपा। आप का नाम आयंसमाज के उत्त आधा दर्जन महापुरुषों में 
गिना जायेगा, जो आर्यसमाज के वर्तमान रूप के निर्माता समझे जा सकते हैं। 


श्री नारायण स्वामी जी करे जीवन के विकास को एक विद्ोषता हैं। कुछ लोग 
जन्म से ही अपसे माथे पर महापुरुषता की रेखा लेकर उत्पन्न होते हैं। उन की साधारण 
दाक्तिया बात्यकाल से ही भासित होने लगती है। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी वेसे जन्मना 
महापुरुषों के एक दृष्दान्त थे। वे मद चिर काल तक जीवित रहते तो उनका आयंसमाज 
में अथवा सार्वजनिक जीवन को किसी भो अन्य शाला में ऊंचे पद पर पहुंचना अव्य- 
म्भावी था। श्री नारायण स्वामीजी महाराज के जोवन को यह विशेषता है कि उसके निर्माण 
मे नेप्तगिक रेखाओ का भाग कम और अध्यवसाय, परिश्रम तथा सत्यनिष्ठा का भाग 
अधिक था। स्वामी जी ने स्वयं अपने को नेतृत्व के लिए तैधार किया। उन्हें हम ठोक 
अर्थों में स्वतिभित नेता कह सकते हैं । 


स्वामी जी का बचपन का नाम नारायणप्रसाद था। उन के पिता बाबू सूर्य- 
प्रसाद जी सिकन्दराराऊ (उत्तर प्रदेश)में सब रजिस्टरार थे। का्यस्थ होने से उनके 
छुल का पुराना पेद्ा सरकारी नौकरी ही था। नारायण प्रसाद जी का जन्म १९२६ विज्नम्ी 
(१८६९ ईस्वी) मे हुआ। आपने प्रारम्भिक शिक्षा एक मौलबी से प्राप्त की थी। मौलवी 
साहब उर्दू और फारसी पढ़ाते थे। तारायणप्रसाद जी को गिनती अपनी श्रेणी के मध्यम 
पोग्यता के अच्छे लड़को में से थी । अध्यापक लोग आपको फारसी कौ योग्यता से बहुत 
प्रमच् थे । 


नारायणप्र्ताद जी अलीगढ़ के गवर्नभेंट हाई स्कूल की नवी क्लास में पढ़ते ही थे 


कि उनके पिता को अकस्मात्‌ मृत्यु हो गई। इस घदता ने उनकी शिक्षा के सा में बाधा .. 
डान दी । उन्हें पढ़ना छोड़तर २१२ साल की अवस्था में ही तौकरी करनी पड़ी । वे 


१९४ भायंसमाज का इतिहास 


मुरादाबाद के कलक्टर के दफ्तर में क्लर्क पद पर नियुक्त हो गये । उनका विवाह २३ 
वर्ष की अवस्था में हो गया था । स्वामी जी ने अपनी आत्म-कथा में लिखा हैँ कि “उस 
समय की सम्मिलित कुट॒म्ब प्रथा के अनुसार मुझे पांच वर्ष तक परिवार से अलग रहना 
पड़ा /!' उसके पश्चात्‌ आपका संकल्प था कि चालीस वर्ष की अवस्था तक गृहस्थ रहकर 
उसके पदचात्‌ वानप्रस्थ और पचास साल की अवस्था मे संन्यास ले लेगे। अकस्मातत्‌ 
चालीसवां वर्ष प्रारम्भ ही हुआ था कि आपकी सहर्धा|णी संसार से विदा हो गईं। उसके 
पदचात्‌ आपका जीवन वस्त॒ुतः एक वीतराग का जीवन ही रहा । 

मुरादाबाद में रहते हुए आपका कई आर्य पुरुषों से मेलजोल हो गया। सत्संग 
का फल यह हुआ कि आपने सत्यार्थप्रकाश पढना आरम्भ कर दिया। सबसे पहले आपको 
जिस वस्तु ने अपनी ओर आऊक्ृष्ट किया, बह आयेसमाज के दस नियम थे। उनको 
सरलता और ऊंचाई पर आप मोहित हो गये । यहीं से आपके आर्यसामाजिक जीवन का 
सृत्रपषात हुआ। बविद्ववास की दृढ़ता और विद्वास के अनुसार कार्य करते में मस्तेदी, 
मरे दो विशेषताएं मुन्गी नारायणप्रसाद जी की पहल से ही थीं । आर्यसमज के सिद्धान्तो 
पर विश्वास जमते ही आप सक्रिय आर्यसमाजी बन गये । मुरादाबाद के आर्थसमाज का 
बहुत सा काम आपने संभाल लिया । आर्यसम्ाज का कार्य करते हुए आपको अपनी 
एक न्यूनता अखरी । सस्कृत का ज्ञान न होने से पमम प्रस्थों के पढ़ने और यज्ञादि के करने- 
कराने में कठिनाई होतो थी । मुरादाबाद में पंडित कल्पाणदत्त नाम के एक संस्कृत के 
विद्वान थे । आप उनसे अष्टाध्याथी पढने लगे । 

जब संयुक्त प्रान्त मे आर्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना हो गई और नियम- 
पूर्वक काम चलने रूगा तो एक ऐसे अधिकारी की आवश्यकता हुईं, जो लिखा पढ़ी कर 
सके और प्रबन्ध को संभाल सके । सबको दृष्टि मुन्शी नारायणप्रसाद जो पर पड़ी । आपने 
सहर्ष साथियों की बात मान ली और प्रतिनिधि सभा के कार्यालय का काम अपने जिम्से 
ले लिया । उन दिनो आप “मुहरिक"” नाम के उदूं साप्ताहिक पत्र के अवेतनिक सम्पादक 
भी थे। इन सभी कामो में लिखना पड़ता था। परिणाम यह हुआ कि आपको लेखन-रोग 
(५४8 ०8८४४०) हो गया । यहे रोग ऐसा होता है कि पहले लिखने में 
दाये अंगूठे में पीड़ा होती है । यदि लिखना जारी रखा जाय तो यह पीड़ा सारे हाथ में 
फैल कर कन्धे तक अपना प्रभाव जमा लेती है । वारायणप्रसाद जी ते जब दाहिने अंगूठे 
से पीड़ा अनुभव की तो सब्यसाची का अनुकरण करते हुए बायें हाथ से लिखना 
आरम्भ कर दिया । लिखने का बहुत सा काम बाए हाथ से करते लगे। विश्ञाम पाकर 
दाहिना अंगूठा धोरे-धीरे बहुत कुछ नीरोग हो गया । तो भी आपने बायें हाथ से लिखने 
का अभ्यास नही छोड़ा । 

१८९६ में तारायणप्रसाद जी आय प्रतितिधि सभा के मंत्री चुने गये । थोड़े हो 
समय में आप सभा के लिये इतने आवद्यक हो गये कि सभा का कार्यालय ही सुरादाबाद 
में पहुंच गया । अधिवेशन कहीं हो, स्थायी कार्यालय मुरादाबाद से ही रहने लगा । 

उन दितों नारायणप्रसाद जी के सामने एक विषम समस्या उपस्थित हो गईं । 
बुन्देलखण्ड में अकाल पड़ जाने के कारण सरकार को कुछ ऐसे आदमियों की आवद्यकता 


महात्मा नारायण स्वामी जी १६ 


अनुभव हुई, जो उद्यमो होने के साथ-साथ पक्के ईमानदार हों । नारायणप्रसाद जी में 
दोनों गुण विद्यमान थे । मुरादाबाद के कलक्टर नें आपको बुलाकर पूछा कि क्या आप- 
बुन्देलखंड जाने को तंयार हे । आर्थिक दृष्टि से नया पद आकर्षक था परन्तु उससे आर्य- 
समाज के कार्य को हानि पहुंचने की संभावना थी। कलक्टर को आया थी कि मुन्शी 
जी नई नियुक्ति को धन्यवादपुर्वक स्वीकार कर लेगे। परन्तु पहले तो आपने सोचने 
के लिए एक दिन का अवकाश मांगा और दूसरे दिन बुन्देलखंड जाने से इन्कार कर दिया । 
साहब को उस इन्कार पर आ5इचये हुआ, परन्तु जब उसे मुन्शी जो ने पूरा कारण बताया 
तब बह सन्‍्तुष्ट हो गया । 


वह आर्येसमाज के विकास का प्रारम्भ काल था। सुधारक समाज के पहले 
अनुयायियों को प्रायः बहुत सी अग्नि-परीक्षाओ में से होकर गुजरना पड़ता था । सबसे 
कड़ी परीक्षा होती हे, सामाजिक बहिष्कार को । हिन्दू समाज में उस समय बहिष्कार करा 
यह स्वरूप होता था कि सुधारको को जाति से बाहर कर दिया जाता था और हुक्का-पानी 
बन्द करके उनके बच्चों के विवाह आदि सम्बन्धों के रास्ते रोक दिये जाते थे। नारायण- 
प्रसाद जी को भी उन सब परीक्षाओं में से गुजरना पड़ा । मुरादाबाब में आपने बहुत सी 
शुद्धियां करवाई थीं। आपने प्रस्ताव किया कि केवल ताम मात्र की शुद्धि से सततोष न 
करके शुद्ध हुए व्यक्ति के हाथ से सब आये जनो को पानी पीना चाहिए । इस पर आर्य 
सभासदों में भयानक बावेला मच गया। स्लेच्छ के हाथ से पानी पीना--यह तो बिलकुल 
नई बात थी। बहुत से सभासद्‌ त्याग पत्र देने को तेयार हो गये । परन्तु कुछ लोग मन्शोी जी 
के साथ सहमत हो गये और उन्होंने ईसाई से शुद्ध हुए पंडित श्रीराम के हाथ से पानी 
पी लिया। इस पर हिन्दू-समाज ने स्लेच्छ के हाथ से पानो पीने वाले नास्तिकों पर 
सामाजिक दमन के तीर फेंकने शुरू कर दियें। कहारों को पानी भरने से मना कर दिया। 
मेहतरों से कहा गया कि उनके घर की सफाई मत करो । उनके परिवार के लोगों को 
कुएं पर चढ़ने से रोक दिया गया । ये सब साम्राजिक अत्याचार मुन्शी जी ने और उनके 
साथियों ने बड़े धर्य सें सह लियें। सरकारी अफसरों ने चाहा कि सामाजिक अत्याचारों 
के पिरुद्ध अदालत में रपट लिखाई जाय परत्तु मुन्शी जी ने स्पष्ट उत्तर दे दिया कि स्वामी 
दयानन्द जी के अनयायी अत्याचार सह लेगे, अपने भाइयों के विरुद्ध सरकार का दरवाजा 
न खटखटाएगे । इस उत्तर से प्रभावित होकर स्थानीय अधिकारियों ने स्वयं उत्पात 
मचाने वालो को कठोर चेतावनी देकर ठंडा कर दिया । उसके पइचात्‌ आर्यसमाज का 
कार्य निविध्न होने लगा । 


१९०२ में पजाब प्रान्तीय गुरुकुल के हरि&।र के समीप कागड़ी ग्राम में आ जाने 
पर पश्चिमोत्तर प्रदेश के आयेसमाजियों में भी गुरुकुल स्थापित करने की चर्चा आरम्भ 
हो गई । १९०५ में सिकन्दराबाद में एक छोटा सा गुएकुल खुल गया । २ वर्ष बाद आर्य 
प्रतिनिधि सभा ने गुरुकुल को सिकन्दराबाद से फरुंघाबाद में परिवर्तित कर दिया । 
परन्तु वहां का वातावरण भी गुरुकुल के लिए अनुकूल नही था। सभा गुरुकुल के लिए 
उचित स्थान की तलाश कर ही रही थो कि हाथरस के राजा महेन्द्रप्रताप जी ने वृन्दावन 


श्ण्द्‌ ग्रायंसमाज का इतिहास 


के समीप अपना एक बाग गुरुकुल के लिये दात दे दिया । फलतः १९११ के अन्तिम 
महीने में गुरुकुल बुन्दावन में पहुंच गया । 

जिस समय यह बाग गरुकुल को दान में पिला, उस समय उसमे झाड़-झवाड़ 
भरे हुए थे और रहने योग्य कोई स्थान नहीं था। सभा ने निरचय किया कि १९११ 
के दिसम्बर में गुरुकुल का जो उत्सव हो, वह वृन्दावन की भूमि में ही किया जाय । 
समय बहुत कम था और काम अत्यधिक । इतना काम्त और किसी के वलबूते का नहीं 
था। सभा को निशवय था कि मुन्शी नारायणप्रसाद जी ही इस किश्ती को पार लगा 
सकेगे। आप सच्चे कर्मयोगी थे । जमकर गुरुकुल भूमि में बेंठ गये और थोड़े से दिनों मे 
हो चमत्कार कर दिखाया। उत्सव से पु बाग की सफाई हो गई । ब्रह्मचारियों के रहने 
योग्य भकान बन गये और उत्सव की व्यवस्था भी भली प्रकार हो गयी । उन दियीं नया 
स्थान होने के कारण वहां चोरो का डर बहुत रहता था । उसे दूर करने के लिए भुन्शी 
नारायणप्रसाद जी जिन्हें अब असाधारण सेवाओ के कारण आये जनता ने महात्मा 
की पदवी दे दी थी बन्दूक कन्धे पर रखकर रात-रात भर पहुरा दिया करते थे । 
आप तब गुरुकुल के सुख्याधिव्ठाता पद प्र आछरूढ़ थे। गुरुकुल का कार्य करने के लिए 
आपने नौकरी से त्याग-पत्र दे दिया था । 

महात्मा नारायणप्रसाद जी ने सम्‌ १९१३ में गुरुकु के कार्य को संभाला था। 
आठ वर्ष तक अथक परिश्रम करके आपने उसे एक सुध्यवस्थित सस्था का रूप दे दिया। 
आवश्यक इमारतें बन गयी, पठन-पाठन का क्रम्त विधिपूर्वक जारी हो गया और आशिक 
व्यचरथा भी बहुत कुछ ठीक हो गई । सन्‌ १९१९ फी वसन्‍्त पंचमी पर महात्मा नारायण 
स्वामी जी की आयु का पचासवां वर्ष समाप्त हो गया । आपका संकेल्प था कि आप 
पच्चाप्त वर्ष की आयु होने पर विरक्ति धारण कर लेगे । वसन्‍्त पच्मी पर आप गुरुकुछ को 
छोड़कर एकान्तवाप्त के लिए विदा हो गये । इससे पूर्व दिश्म्बर १९१८ के वार्षिकोत्सव 
पर आर्य प्रतिनिधि सभा और आर्य जनता की ओर से आपको एक प्रेमपूर्ण अभिनन्‍्दन- 
पत्र प्रदान किया गया था । 

गुरुकुल से निवत्त होकर महात्मा तारायण स्वामी जी ने अल्मोड़े के समीप राम- 
गढ़ में एकाम्त स्थान देखकर एक आश्रम की स्थापना की जिसका नाम तारायणाश्रम 
रखा गया । वहां बेठकर आपने तपदचर्या और स्वाध्याय हारा अपने को संन्यास आश्रम 
के लिए तेघार किया और सन्‌ १९२२ के मई मास (वेज्ञाख १९७९) में संन्यास ले 
लिया। आएलने अपना नाम नारायण स्व मी रखा। आचार्य का कार्य स्वामी सर्वदानन्द 
जी ने किया । 


संग्यास लेने के पश्चात आप सर्वात्मना आर्यक्षमाज की सेवा में लग गये। 
१९२३ मे स्वामी अद्धानन्द जी महाराज को त्याग-पत्न देने पर आप सार्वदेशिक सभा के 
प्रधान चुने गये । इस पद से आपने सबसे अधिक महत्वपूर्ण और स्मरणीय जी कार्य किया 
उसका मथुर! की श्रामहयानन्द जन्म दादावदी के प्रकरण में विस्तार से वर्णन हो चुका है । 
मथुरा के बाद टकार मे जन्त शताब्दी माई गई और फिर अजमेर में श्ीमश्यानन्द 


निर्वाण अर्ध शताब्डी का महोत्सव हुआ । सार्वदेशिक प्तभा के प्रधान की हैसियत से इन 


दात्मा नारायण स्वामी जी १९७ 


दोनों महोत्सवों की सफलता सें श्री नारायण स्वासी जी का मुख्य भाग रहा। सावंदेशिक 
सभा के कार्यलूय को और अर्थ विभाग को व्यवस्था में लाने की ओर स्वामी जो का प्रारम्भ 
से ही अधिक ध्यान था। प्रारम्भिक जीवल की संस्कारों के कारण प्रबन्धसम्बन्धी कार्यो 
में उनका प्रवेश भी अत्यधिक था। यह बात असंदिग्ध हे कि सार्वदेशिक सभा के आन्त- 
रिक प्रबन्ध को ठीक रखने तथा उसे सुब्यवस्थित रूप देने का अधिकतर श्रेय श्री नारायण 
स्वासी जी महाराज को ही है । 

इन प्रबन्धसम्बन्धी कार्यो के साथ-साथ आपका वाणी तथा लेख हारा प्रचार 
निरन्तर जारी रहता था । उन दिनों शायद ही आर्यसमाज का कोई बडा उत्सब होता 
हो, जिसमें स्वामी जी का व्याख्यान न होता हो । आपके व्याख्यान प्रायः गम्भोर और 
विचारपृर्ण होते थे । आपने धर्म विषय पर कई ग्रन्थ भी लिखे । 

१९३८ में आर्यसमाज को एक महान्‌ धर्मयुद्ध मे कृदना पड़ा । उसमें आर्य 
समाज की शान्तिमयी सेना के प्रधान सेनापति श्री महात्मा नारायण स्वामी जी 
महाराज थे। उस युद्ध का वृत्तान्त सुनाने से पहले हमने यह्‌ आवश्यक समझा है. कि जिस 
महारथी फे नेतृत्व में आर्यसमाज ने सफलता प्राप्त की, उसके पूर्व जीवन को एक झाकी 
दिखा दी जाय । श्रो नारायण स्वामी जो का सार्वजनिक जीवन इतना लम्बा और क्िया- 
त्मक रहा था कि जब कठोर परीक्षा की घडो आई तब वे उसके लिए सर्वथा तेयार 
हो चुफे थे । 


7207 668060 0५ 99]869॥ /४५४ - 0र्चुंधधां 


ग्राठवां अध्याय 
४ ७ हा ढक ९ ( 
आयप्रतिनांध सभा पंजाब को अर शतांब्द 


१९२७ से १९३७ तक के दस वर्षो में पंजाब को आर्य प्रतिनिधि सभा के जीवन 
में जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया गया वहु था उसकी अं शताब्दी का 
महोत्सव । सन्‌ १९३२ के नवम्बर भास में लाहोर में आर्य प्रतिनिधि सभा का एक 
विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें यहू निश्चय किया गया कि आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब 
की अढ्ध शताब्दी मनाई जाय । सभा की स्थापता १८८५ में हुई थी। १९३५ में उसके 
जीवन के पचास वर्ष पूरे हो जाते थे। सभा की अंतरंग सभा ने १९३४ के मई मास से 
घोषणा की कि अर्द्ध शताब्दो का उत्सव १९३५ के नवम्बर अथवा विसम्बर मास में 
किया जायेगा। सभा ने इस काये को पूर्ति के लिए ५०००) रुपये की और स्थिर कार्यों 
के लिए ढाई लाख रुपयों की अपील प्रकाशित की । 


१९३२ में अद्धं शताब्दी मनाने के प्रारम्भिक प्रस्ताव स्वीकार होने के समय 
से ही पंजाब की आर्य जनता में काफी उत्साह उत्पन्न हो गया था। आशा बन गई थी कि 
न केबल महोत्सव बड़े समारोह से मनाया जायेगा, उस अवसर पर वेद प्रचार तथा अन्य 
कार्यों के लिए इतना धन भो इकटठा हो जायेगा कि भविष्य में प्रचार कार्य को बढाया 
और सुचारु रूप से चलाया जा सके। अंतरंग सभा ने १९३४ के अक्तूबर मास में अं 
शताब्दी महोत्सव को तैयारी के लिए निम्नलिखित सज्जनों की एक उपसभा बनाई :-- 

१ आचार्य रामदेव जो प्रधान, 

२ महाद्य कृष्ण जी, 

३ पंडित विश्ववस्भरनाथ जी, 

४ प० भीमसेन जी विद्यालंकार, 

५, पं० ठाकुरदत्त जी, 

६ प्रो० शिवदयाल जी, 

७, पं० चमपति जी, 

८. पं० बुद्धदेव जी विद्यालंकार, 

९, प॑ं० ज्ञानचन्द जी, 

१०. ला० गुरुदिताराम जो, 
११ भी रा० सा० अमृतराय जी । 


निदचय हुआ था कि महोत्सव १९३५ के बड़े दिनों की छटिटयों के दिलों में 
भताया जायेगा। 'श्रेयांसि बहुविध्तानि-भले कामों में प्राय बहुत से विध्त आया करते 


आर्यप्रतिनिधि सभा पंजाब की झट शतात्दी १९६ 


है। महोत्सव के प्रारम्भ से भो एक बहुत बड़ी बाधा उपस्थित हुई । उन दिनों सामान्यतः 
देश भर में और विद्येष रूप से पंजाब में सिक्‍्सखों और सुसलूसानों की परस्पर तनातनी 
बहुत बढ़ रही थी । उसका कारण लाहौर के शहीदगगंज का आन्दोलन था। हैहर में 
दफा १४४ लगी हुई थी। महोत्सव का आरम्भ धार्मिक जलूस से होने वाला था। उसके 
लिए अनुमति नहीं मिल रही थी । सभा के अधिकारियों का शिष्टमंडल यह आइवासन 
देने के लिए डिप्टी कमिइ्तर से मिल्ला कि जलूस धाभिक होगा, इस कारण कोई अड़चन 
नहीं उत्पन्न होगी । परन्तु कोई लाभ न हुआ। सरकार अपनी बात पर अड़ी रही । फलतः 
महोत्सव ससिति को उस सभ्य जलूस तथा अन्य सब कार्यवाही स्थगित कर देनीं पड़ी । 
प्रान्‍्त भर के आर्यससाजों से स्थानीय सरकार के दुराग्रह पर घोर असंतोष' प्रकट 
किया गया । 


सभा ने स्थगित उत्सव को अप्रेल १९३६ को १० से १३ तक की तारीखों में 
मनाने का निदएुचय किया ॥ परन्तु वस्तुत. उसका मंगलाचरण ३ अप्रेल से ही आरम्भ 
हो गया । सबसे पहले ब्रह्मपारायण यज्ञ हुआ। यह यज्ञ प्रतिदिन प्रातःकाल उत्सव के 
आरम्भ में होता रहा | शेष समय में व्याख्यानों का सिलसिला बराबर जारो रहा। ४ 
अप्रैल को रात्रि के ८ बजे सभा के प्रधात आच्ाय रामदेव जी ने रेडियो पर एक भाषण 
ग्राडकास्ट किया, जिराका आशय निम्नलिखित था .-- 


“भाइयो तथा बहिनो ! आये प्रतिनिधि सभा पंजाब जो कि पंजाब, कावमीर तथा 
अन्य पंजाब की रियासतो, उत्तर पश्चिमीय प्रान्त और ब्रिटिश बिलोचिस्तान की आर्य 
समाजो की प्रतिनिधि सभा है, अब अपना पचासवां वर्ष पूर्ण कर रही है। इसका इन 
प्रदेशों में ५०० से अधिक आर्यंसमाजों पर शासन हे । 


“आर्यसमाज के संस्थापक सर दयानन्द ने ऐसे समय में जन्म लिया जबकि 
लोग प्रकृतिवाद की ओर झुक रहे थे और बेदादि शास्त्रों को जंगलियों को वार्ताएं समझते 
थे । ऋषि ने उन आधुनिक विचारों के प्रति आन्दोलन किया और लोगों को ईदवर, 
जोव और वेद के सत्य स्वरूप को बताया । ऋषि के आने से लोगों के विचारों में एक 
प्रकार की क्रान्ति सी आ गईं । मेकटरलिक जैसे दाशंनिक कहने लग गये हे कि बेदों की 
गस्भीर समस्याओं को साधारण लोग नहीं समझ सकते । रोमां रोला का कहना हैँ कि 
महू ने हिन्दू जाति मे नवजीबन का संचार किया है! 

“इस जाति के लोग पहले जहां अग्रेजों के पास उनकी संस्कृति का पाठ पढ़ने 
क लिए जाया करते थे, वे अब ऋषि की कृपा से अपनी पैतृक संस्कृति पर गर्व करना 
सीख गये है । ऋषि ने लोगों को सास्कृतिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता के विच्तार दिये 
और राजनीतिक शब्द-शास्त्र को 'स्वराज्य” शब्द दिया । आजकल क्या दास, क्‍या 
विधवाये, क्‍या पठित स्त्रिया और क्या बालक और बालिकाए, सभी आर्य्समाज, जिसने 
इतना उपकार किया हूं, के प्रति क्ृतज्ञता प्रकट करते है । 

“ग्रह सभा गुरुकुल काणड़ी, कन्या गुरुकुल देहरादून, वेद प्रचार निधि और दयानन्द 
उपदेशक विद्यालय लाहौर को चला रहो है। कन्पा महाविद्यालय जालन्धर तथा डी० ए० 


२०० ग्रायेसमाज का इतिहास 


वी० कालेज लाहौर इस सभा ने ही स्थापित किये थे। यह सभा उत्तरोत्तर उन्नति के 
पथ पर जा रहो है । 

४/ईंइबर करे कि ग्राम-सुधार, वेद भाष्य, मेडिकल मिशन और आदर्श नगर-- 
इन आयोजनों को, जिनको लेकर सभा अपनी स्वर्ण ज़यन्ती मना रही है, भारतोयों तथा 
अन्य भारत-प्रशंसक बाहर के लोगो का नंतिक तथा आथिक सहयोग प्राप्त हो । 

“बहू परब्रह्म परमेदवर हमे आज्ीर्वाद दे कि हम उसके यद्षा को बढाने वाले 
बने । 

५ अप्रेल से ब़्रह्म-पारायण-यज्ञ आरम्भ हुआ। उसके पश्चात्‌ उपदेश तथा व्याख्यान 
होते रहे। मुख्य कार्यक्रम १० अश्रल से मुख्य पंडाल में प्रारम्भ हो गया। सार्वदेशिक 
सभा के प्रधान श्लरी त्तारायण स्वामी जी ने ओरेम की पताका की आरोहण-विधि 
सम्पन्न की । 

११ अप्रेल के सायंकाल वह विराद जलूस निकाला गया, जिसे लाइसेस न 
मिलने के कारण १९३५ के दिसम्बर मास में स्थगित करना पड़ा था । जलूस बहुत 
शानदार था। सहस्नों नर-तारियो नें तथा आर्यसमाज के गुरुकुलों, स्कूलों, कन्या पाठ- 
गालाओं और अनाथालयो के छात्र-छात्राओं ने सहस्नों की संख्या मे भाग लिया। १० 
से १३ तक संकीतंनो, व्याख्यानों और सम्भेलनों का ताता छूगा रहा। जो सम्मेलन 
हुए, उनमें से आयं-सम्मेलन, शिक्षा-सस्मेलन, ब्ह्मचये-सम्मेलन, व्यायाम-सम्मेलन आदि 
मुख्य थे। एक धर्म-चर्चा-सम्मेलन भो हुआ, जिसमें प्रइनोत्तर कियें गये । पडित श्रीपाद 
दामोदर सातवलेकर की अध्यक्षता में वेंद-सम्भेलन हुआ, जिसमें पंडित चन्द्रमण क्थिा- 
लंकार, पंडित विश्घनाथ विद्यालंकार और पंडित धर्मदेव विद्यावाचस्पति आधि के 
महत्वपूर्ण व्यास्यान हुए । आयं-सम्मेलन की अध्यक्षता श्री घनश्यार्मासह गुप्त ने, शिक्षा- 
सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा हंसराज जो ने और ब्रह्मचर्य-सम्मेलन की अध्यक्षता 
श्री विनोवा भ्ावे जी ने की । 

आयें-व॒द्ध-समस्मेलन पंजाब के आर शताब्दी महोत्सव की विशेषता थी । इससे 
उन्हीं आय जनों ने भाग लिया, जिसके लिये बुद्ध शब्द का प्रयोग हो सकता था। वक्‍ताले 
में लाज़ा ज्ञानचन्द जी, लाला केदारनाथ थापर, 'लाछा लग्भ्राम नेयर, दीवान रत्नचन्द्र 
हड्लली निवासों तथा लाहा चिरंजीलाल जी श्रीनगर निवासी के व्याख्यान हुए । 

१२ अप्रेल को हिन्दी के प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री प्रेमचन्द जी के सभापतित्व में 
आयंभाषा-सम्मेलन हुआ । इस सम्मेलन में जो प्रस्ताव स्वीकार किये गये, उनमें आये 
जनों को प्रेरणा की गई थो कि में अपने बच्चों को हिन्दी पढ़ायें और स्वयं भी हिन्दो 
में हो पत्र-व्यवहार करें। १३ अप्रैल के प्रातः काल महिला-सम्मेलन हुआ । इसकी सभानेत्री 
कन्या गुरुकुल बेहरादइन की आचार्या श्रीमती विद्यावती सेठ थीं । सम्मेलन में कई उपयोगी 
प्रस्ताव स्वीकार किये गये । १३ अप्रेल के मध्याह्वोत्तर व्यवसाय-सम्सेंलन का अधिवेशन 
हुआ । इस सम्मेलन के सभापतित्व के लिए बम्बई के श्री सेठ शरजी वल्लभदास को 
निर्वाचित किया गया था, परन्तु वे किसो कारण से लाष्टौर नहो पहुंच सके । उतका 
भाषण पहुँच गया था । वह पढा गया । आपने अपने भाषण के अन्त में यह सुझाव दिया 


धायप्रतिनिधि सभा पजाब की अर शताव्दी २०१ 


था कि आयंसमान की एक उपशासा “व्यवत्ताय आर्यसमाज' के नाम से चलाई जाय, 
जो आर्यसभाजियों को व्यवसाय में उन्नति करने में सहायक हो। प्रस्तावों में आये- 
सौजवानों से परिश्षम धारा व्यवसाथ में सफल होने और शिल्प की ओर अधिक ध्य।न 
देने को प्रेरणा की गयी थो । अन्त मे ग्राम-बेद-प्रतवार-सम्मेलन डाक्टर भकक्‍तरास सठुगल 
के सभापतित्व मे हुआ । उसमें आर्य सभाओं से अनुरोध किया गया था कि वे अपने 
यहां ग्राम प्रचार को पुष्ठि देने के लिए ग्राम बेद प्रचारिणी सभाओ का संगठन करे, और 
उनका सम्बन्ध ग्राम बेद प्रचारिणी सभा लाहोर के साथ स्थापित किया जाय ताकि प्राम 
प्रचार को पुष्ठि मिल सके । के 

महोत्सव की समाप्ति पर आर्य प्रतिनिधि सभा पञाब के प्रधान आचार्य 
रामदेव जी ने अन्तिम भाषण दिया। उन्होंने बतलाया कि “यह एक ऐसी अद्धं शताब्दी 
है, जो भारत में पहली बार इस तरह सफल हुई है । संगठन की स्तृति में इृतती शानदार 
जयन्ती कभी नहीं मनायी गयी । अमेरिका के बिना ओर किसी देश में ऐसी प्रणाली 
नही है । अन्त से आपने कहा, में आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी संख्या 
में महर्षि दयानन्द के संगठन की शान बढाने के लिए एकत्र हुए है। महात्मा हंसराज जी 
सभा के प्रधान थे, रायबहादुर बद्रीदास जी सभा के प्रधान रह चुके हे, मेते इन महा३- 
भावों के चरणों में बेंठकर सेवा करने का ढंग सीखा है । में उन्हें प्रणाम करता हूं ।” 
समाप्ति पर ईदवर का धन्यवाद करके आपने महोत्सव की समाप्ति की सूचता दी । 

अद्ध ब़ताब्दी के उत्सव पर एक विशेष बात यह हुई कि प्रतिनिधि सभा के उस 
समय के प्रधान आचार्य रामदेव जी और मंत्री पंडित भोमसेनजी विद्यालंकार की ओर से 
भूलपूर्व प्रधान लाला रामकृष्ण जी की सेवा में अभिननन्‍्दन पत्र पेश किया गया, जिसका 
उपस्थित्त आर्य जनता ने समर्थत किया । लाला रामकृष्ण जी १२ वर्षो तक सभा के प्रधान 
रहे । उन १२ वर्षो में सभा में न जाने कितने तृफान उठे और कितने भूकम्प आये । 
रासकृष्ण जो उन सब तूफानों से चट्टान की तरह अडिग रहे । उनकी गस्भीरता और 
दरदक्षिता असीस थी । उनके प्रति आभार-प्रदर्शन करके पंजाब की जनता ने शभ कार्य 
ही किया । 


दस वर्षा में प्रगति 


इस इतिहास के तीसरे खण्ड में हम १९२६ ईस्वी के अन्त में आर्य समाज की 
पंजाब में जो दशा थी, उसका विवरण दे आये है। १९२७ से १९३७ तक के दस वर्षों 
में पंजाब प्रात्त और पजाब के आयय॑ंसमाजों मे प्रचार तथा संगठन को जो उन्नति हुई 
उसे संतोषजनक कहा जा सकता हैं। १९१० के पश्चात्‌ से हरियाना प्रान्त आर्यसमाज 
का विशेष कार्य-क्षेत्र बन गया था । वहा के निवासियों में से अधिकतर लोगों के दो पेशे 
हँं--कषि और युद्ध । वे या तो खेती करते हे अथवा पुलिस या सेना मे भरती हो जाते है । 
वर्ण व्यवस्था की दृष्टि से जाट, गुजर और जहीर, क्षत्रिय और वेद्य गुण-कर्मों के मिश्रण 
हैं। वे लोग परिश्रमी, साहसो और भावुक होते हे। उनके लिए रूढ़ियो को तोड़ना बहुत 
आसान है। जब रोहतक और हिसार में आर्यसमाज का प्रचार आरम्भ हुआ तो उसने 


२०२ अआयंसमाज का इतिह्ाप्त 


बहुत जीघा वेग पकड़ लिया । कुछ ही वर्षों में वे जिले आर्यसमाज के गढ़ बन भय । 
हरियाने के इलाके भे प्रचार के अध्यक्ष पंडित ब्रह्मानन्द जी थे । उन दिलों थे जाठह-शुरू के 
नाम से मशहर हो गये थे। श्रो स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज के प्रति हरियाता निवर्शह्तियों 
की बहुत गहरो श्रद्धा थी । उन्नर्के बलिदान का प्रभाव भी उन पर बहुत पड़ा । थह्ठी 
कारण हें कि मूलो और मलकानो की शुद्धि का वेग १९२७-१९३७ के मध्यफाल से 
तोत्र हो गया । 

ग्राम-प्रचार को आवशय कता को अनुभव करते हुए १९२८ में लाहौर में प्राम- 
प्रचार सड़ली की स्थापना हो गई, जिसका प्रभाव प्रान्त के अन्य जिलों पर भी पडा । 
प्रचार के कार्य को प्रबल बनाने के लिए जिलो में मंडलो की स्थापना की गई, जिनका 
उदब्य यह था कि प्रान्त को प्रचार के ऐसे हल्‍्कों मे बांद विया जाय, जिनमें स्थायी उप- 
देशको, और प्रचारकों द्वारा जहां प्रचार कार्य हो सके, वहा आर्यसमाजों की साप्ताहिक 
सत्संग तथा सस्‍्कारों एवं यज्ञादि को आवश्यकताये भी पूरी होती रहें । 

यह निर्देश पहले किया जा चुका हूँ कि पं० गुरुदत्त जी की स्मृति के रूप में 
लाहौर में गुरुवत्त-भवन का निर्माण हो गया था। प्रति वर्ष आवश्यकता के अनुसार 
उससे कुछ न कुछ बुद्धि हो जाती थी ज्यों-ज्यो तई-नई संस्थाएं बनती गयीं, गुरुदत्त- 
भवन से सम्बद्ध इमारतों में भी वृद्धि होती गई । उपदेशक विद्यालय तथा विद्यार्थी आश्रम 
को स्थापना होने पर उन संस्थाओ के योग्य कमरे तेयार हो गये । गुरुदत्त भवन में एक 
धर्मार्थं-चिकित्सालय और अपना डाकखाना भो खुल गया । धीरे-धोरे गुरुक्‍त्त भवन 
लाहौर के सावंजनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण केन्द्र बनता जा रहा था। 

उन दिनो आये प्रतिनिधि सभा पंजाब की ओर से दो मासिक पत्र निकलते थे, 
हिन्दी सें आये और अंग्रेजी से 'वेदिक सेंगजीन! । १९२६ से “आर्य सासिक से 
साप्ताहिक हो गया । “बंदिक सेगजीन' जिसका प्रारम्भ पंडित गुरुदत्त जी ने किया था, 
उनकी मृत्यु पर बन्द हो गया था । उसे गुरुकुल मे पुनर्जेल्स मिला । जब आचार्य रामदेव 
जी ग्रुकुल छोड़कर लाहौर पहुंच गये तो “वेदिक मंगजीन' भी लाहौर से ही निकलने 
लगा। इन दोनों पत्रों में से पहले का प्रचार अधिकतर प्रान्त में था, और “वैदिक मेगजीन' 
के याहक देश भर में फंले हुए थे । उसकी बहुत सी प्रतियां विदेशों में भी जातो थी। 

प्रतिनिधि सभा के अन्तगंत कई संस्थाएं थो, जो इन वर्षा में निरन्तर उन्नति करती 
रही। दयानन्द सेवा-सदन का उद्देश्य समाज की सेवा में ऐसे उत्साही नवयुवकों को प्रवेश 
की सुविधा देना था, जो जीवन का बड़ा भाग उसी कार्य में लगाने को उद्यत हों। उसके 
सदस्यों में से आचार्य रामदेव जी कई वर्षो तक गूरकुल के आचार्य रहे और उसके पदचात्‌ 
सभा के प्रधान पद पर आसीन हुए । पंडित बुद्धेवेव जी सभा के उपदेशक थे । पण्डित 
चमृपति जी आर्य” का सम्पादन करते थे, पंडित सत्यत्रेत जो तथा डाक्टर राधाक्ृष्ण 
गुरुकुल कागडी में उपाध्याय थे । 

महाशय रामचन्द्र जी के बलिदान की चर्चा इससे पूर्व की जा चुकी है । उसका 
परिणाम यह हुआ कि सभा ने पंजाब दलितोद्धार मंडल की स्थापना की । इसने विशेष- 
रूप से जम्म्‌ के जिले में काम किया । सभा की १९८० कजिक्मी की रिपोर्ट से विधित 


आर्यप्रततेनिधि सभ। पंजाब की ग्रद्ध ावाब्दी २०३ 


होता है कि उस सभय तक जस्म्‌ में २५ हुजार के लगभग मेघ वेदिक धर्मो बन चुके 
थे। अन्य जिलों में भी दलितोद्धार का काम बराबर चल रहा था । 

सभा ने उपदेशक परोक्षाओं का एक क्रम जारी किया था, जिसमे प्रतिवर्ष २० 
से २५ तक की सख्या सें परीक्षार्थों भाग लेते थे । 

दयानन्द उपदेशक विद्यालय जिसके भवन की आधार हिला १९२४ 
ईस्यी में बसन्‍्त पंचमी के दिल क्री स्वामी सत्यानन्द जी हारा रखी गई थी, दूसरी 
इमारत में रामनवमी के दिन खुल गधा । श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी आचाय और श्री 
स्थामी वेदानन्द जो मुख्याध्यापक नियत किये गये । उत्तीर्ण छात्रों को दो वर्ष के परचात्‌ 
सिद्धान्वभूषण और तीसरे वर्ष की परीक्षा में उत्तोर्ण होने पर सिद्धान्त शिरोमणि को 
उपाधियां दी जाती थों । 

१९८१ विक्रमी मे आर्य विद्यार्थो आश्रम में ४१ छात्र निवास करते थे। ज्यों- 
ज्यों कमरों की संख्या बढ़ती गई, छात्र भी बढ़ते गये । स० १९८५ विक्रमी की रिपोर्ट से 
पता चलता हूँ कि आश्रम में ६१ विद्यार्थों रहते थे । 

प्रान्त में आये समाजों के अधोन कई स्कूल खुले हुए थे, दर्जनों कन्या पाठशालाएं 
थीं। इन सब शिक्षणालयो को एक श्रृंखला मे बांधने और व्यवस्था में छाने के लिए 
१९२५ में सभा ने पंजाब आय॑ शिक्षा-समिति की स्थापना की । प्रारम्भ में १० स्कूलों 
और २४ कन्या पाठशालाओ ने इसके साथ अपना सम्बन्ध स्थापित किया । आगे 
चलकर इस सम्रिति का अधिकाधिक विस्तार होता गया । बहुत से नये स्कूल स्थापित 
हुए और मोगा में मथुरादास कालेज की भी स्थापना हो गई। ये सभी संस्थाएं शिक्षा- 
समिति की देखरेख में आती गयी । 

प्रान्‍्त के आर्यसमाजों को देखरेख के लिए पतिनिधि सभा ने महाशय देवनाथ 
जी को निरीक्षक नियुक्त किया था। आप साल भर स्रमण करते थे। सभा की रिपोर्टो 
से बिदिित होता हूँ कि निरीक्षण के काये से समाजो के हिसाब-किताब और संगठन 
में पर्याप्त उन्नति हुई । इन्ही वर्षो मे आर्य युवक-संघ, वयातनद दलितोद्धार-लभा और 
अद्धद-त्मारक, शुद्धि-सभा आदि सभाओं की स्थापना भिन्न-भिन्न उद्देश्यों से की गई । 

सन्‌ १९३५ के मई मास को ३१ तारीख को क्वेटा से भयंकर भकम्प आया । 
यह भूकम्प भी बिहार के भूकम्प की भांति खंड प्रलय का दूसरा रूप ही था। समृद्ध बवेदा 
नगर सर्वथा बरबाद हो गया। आयंसम।ज को विशेष हानि हुई। क्वेटा मे दो आये समाजे 
थीं और दोनों ही बहुत समृद्ध दशा मे थी । उस भूकम्प से न केवल आर्थसमाज मच्दिर 
ही गिर गये, आंससाज के दो नवयुवक प्रचारक भी गिरे हुए भकानो के नीचे दबकर 
सर गये । पण्डित भोमसेन विद्यालंकार १९९२ विक्रमी से सभा को ओर से पुरोहित के 
रूप में क्वेटा आर्य समाज में कार्य कर रहे थे। आप अभी डेंढ मास तक ही सेवा करे 
सके थे कि भूकम्प ने आपकी जीवन लीला समाप्त कर दी । दूसरे नवषुवक स्नातक 
जो भूकम्प की भेंट चढ़ गये, श्रो इन्द्र बेदालंकार थे। आप विवाह के एक मास बाद अवकाश 
लेकर क्वेटा गये थे। वहां भूकम्प मे उनका शरौरान्त हो गया। दोनों हो स्नातक बहुत 


7०४ आयंसमाज का इतिहास 


लोकप्रिय और सफल प्रश्चारक भे । भृकस्प के रोमांचकारी समाचारों से सारे देश में 
सनसनी सी फेल गई । पंजाब आय॑ प्रतिनिधि सभा ने सात सदस्थों की एक उप सभा 
क्वेटा में सेवा कार्य करने के लिए बनाई । उसके प्रधान पंडित ठाकुरदत्त शर्मा वेच्य 
(अमृतधारा वाले) थे। सरकार की ओर से उस समय बेटा जाने पर कंड़ा प्रतिबन्ध 
लगा हुआ था । विशेष आज्ञा लेकर सभा के चार प्रतिनिधि क्वेटा पहुंचे और वहा 
भूकम्प पीड़ित लोगो में अन्न-वस्त्रादि बांदने का काम आरम्भ कर दिया। सभा ने आर्य 
जनों से धन की अपील की, जिस पर बीस हुजार से अधिक धन एकत्र हो गया । उत 
परिवारों की सूचियां बनवाई गईं, जिन्हें सहायता की आवदयकता थी और उनके अनु- 
सार आधिक सहायता बांदी गई । तात्कालिक सहायता के अतिरिक्त स्थिर सहायता 
की भी व्यवस्था की गई, जिसके चार भांग ५ :-- 
१--जिनके संरक्षक क्वेटा भुकम्प में गुजर गये थे, ऐसी कन्याओ की पढ़ाई 
जारी रखने के लिए मासिक सहायता । 
२-“जिम स्त्रियों के पति गुजर गये थे, उनकी पढ़ाई अथवा दस्तकारी सिखाते द 
को व्यवस्था । 
३-“परिवारों के गुजारे के लिए सहायता । 
४--गुरुकुल के जिन ब्रह्मचारियों के संरक्षक सर गये थे, उन्तके शुल्क को 
रिपायत | 
इससे पूर्व सन्‌ १९३४ में बिहार में जो भूकम्प आया था, उसमे भी सभा के 
सदस्थों ने सेवा का कार्य किया था । 
हम बता आये है कि १९२५ ईस्वी तक लाला रामकृष्ण जी सभा के प्रधान रहे । 
वद्धावस्था के कारण उनके त्याग-पत्र देने पर दोवान बद्रोदास एम० ए०, एल० एल० बौ०, 
सभा के प्रधान निर्वाचित हुए। सन्‌ १९३५ में आचार्य रामदेव जी प्रधान बने । 
मस्त्रियों में भी इसी प्रकार कुछ परिवर्तन हुए । १९१७ ईस्वी में महाशय 
कृष्ण जी मन्त्री थे। १९१८ से परिवर्तन आरम्भ हुआ । ऋषश' लाला धर्मचत्द बी० ए०, 
५० ठाकुरदत्त शर्मा और फिर १९३१ ईस्वी में महाशय कृष्ण जी मन्त्री हुए। १९३५ में 
मस्त्री-पद पर पण्डित भीमसेन जी विद्यालंकार का चुनाव हुआ। वाषिक रिपोर्टों से विदित 
होता है कि इस सभा के उपदेशको की संख्या और वाषिक आय में निरन्तर वृद्धि होती 


रही । 


नवाँ ग्रध्याय 
संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदश) में नव-जागरण 


१९२६ के अन्त में श्री स्वामी श्रद्धानन्द जो महाराज के बलिदान ने देश भर में 
जो प्रतिक्रिया उत्पन्न की थो, उसका सबसे गहरा असर आरयंसमाज पर पड़ा। यह स्वाभा- 
विक भी था। जो गोली स्वामी जो की छाती में लगी थी, वस्तुतः उसका असली लक्ष्य 
आर्यसमाज ही था। स्वामी जी के अतिरिक्त म० राजपाल, श्री बद्री शाह, श्री भेरवसिह, 
श्री बहादुर्रासह और बनवारीलाल आदि आय॑ंसमाजियों पर भी धर्मान्ध मुसलमानों ने घातक 
आक्रमण किये । उन सबका परिणाम यह हुआ कि आपंसमाज में एक नई जागृति उत्पन्न 
ही गई। सभी प्रान्तो में आये प्रतिनिधि सभाओं ने और आयंध्तमाजों ने भयी-तयी योज- 
नाये बनाकर उन्हें कार्यान्वित करने का प्रथत्त आरम्भ कर दिया । 


आरयंसमाज के कार्यों में प्रान्त के मुसलमानों की ओर से जो बाधाएं डाली जातो 
थीं, उनके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों हारा भी प्रायः अड चने खड़ी करने का प्रथत्त 
किया जाता था। १९२७ में ही हमें १० ऐसी घटनाओं का निर्देश मिलता हैं। बदाय में 
तेद प्रचार-सप्ताहु के अवसर पर जो प्रातः सकोतेत किया जाता था, उस पर पुलिस 
ते यह नया प्रतिबन्ध लगा दिया कि पांच और छ; बजे के बीच में मस्जिदों के सामने 
पंकीर्तन न किया जाय । इस पर प्रतिवाद रूप में संकोतंन बन्द कर बेना पड़ा । 


ननीताल में आर्मतमाज का उत्सव हो रहा था । उत्सब के इसरे दिन जिला 
मजिस्ट्रेट की ओर से अधिकारियों फो आज्ञा दी गई कि वे किसी अन्य धर्म के विषय 
में और विशेष रूप से इस्लाम के विषय से कोई आलोचनात्मक व्याय्यान न करवायें । 
जलाली और दुगड्डा मे १४४ धारा लगाकर आर्यस्माज के उत्सव और उसके पू्ते 
होने वाले नगर-कीतंन को बन्द कर दिया गया । गुरुकुल रुद्रपुर मे दो मुतलपान अधि- 
कारी हवन-बेदी पर जूतों के साथ च& गये और रोकने पर गालो-गलौच किया । 


बरेली भें एक विचित्र घटना हुई। मुहरं के ताजिये शात्िपृर्वंक बाजार से 
लिकल गये । तब एक मुसलमान पुलिस सिपाही ने कोतवाल से यह शिकायत कर दी 
कि ताजिये निकलने के समय आर्येत्तमाज़ मन्दिर में भजन गाये जा रहे थे। समाज 
पम्दिर आम रास्ते से बचा हुआ एक गली के अन्दर है । खबर पाकर कोतवाल साहब 
ने जोश में आकर नायब तहसोलदार को भजन बन्द कराने के लिए भेजा। उस 
समय समाज का साप्ताहिक सत्संग हो रहा था। कुछ देर तक बन्द रख कर भजन फिर 
प्रारस्भ कर दिये गये । इस पर पुलिस के आदमी सम्ाजमन्दिर में घुस गधे और उतके 
पीछे-पीछ आमने वाली मसलमागों को भोड से समाज के दरवाजे आदि तोड़ दिये । कौ- 


२०६ ग्रायंसमाज का इतिहास 


वाल साहब को इतना जोतश आया कि थे यज्ञशाला में जूते पहन कर चढ़ गये और १२ 
आयंसमाजियों को गिरफ्तार कर लिया । कोतवाली में पहुंच कर एक सुसलणान सब- 
इन्सपेक्टर ने उनके यज्ञोपवीत भी उतरवा दिये । इन समाचारों से आये-जगत्‌ में बल्नुत 
सनसनी फैल गई। जब मुकदमा अदालत से पेद् हुआ तो श्री सारायण स्वामी जी महारए्ज, 
पं० रासबिहारी तिवारी तथा अन्य कई प्रतिष्ठित आर्प-नेता उस समय उपस्थित थे। 
अन्त में सरकार को हार माननी पड़ी । सब आर्यसस्ताजी छोड़ दिये गये । 

मुरादाबाद में आयेंसमाज के नगर-कीतेन के सम्बन्ध में पुलिस ने एक उपहास- 
जनक आज्ञा देकर अपनी मनोवृत्ति का परिचय दिया। आज्ञा यह थी कि नगर कीतंन तो 
निकाला जाय परन्तु उसमें न संगीत हो न बाजा | इस बेहूदा आज्ञा का पालन करना 
उचित न समझ कर उत्सव और नगर-कीतंन स्थगित कर दिये गये । कासगंज मे नगर- 
कीत॑न को निकालने की अनुमति नहीं दी गई। बीसलपुर में बहुत वर्षों से आर्यसमाज 
द्वारा प्रचार का कार्य किया जाता था । कभो उसके कारण कोई गड़बड़ नहीं हुई । १९२७ 
में परगना के हाकिस के दिसाग में न जाते क्या सप्ताया फि १४४ धारा रूगाकर प्रचार को 
बन्द कर दिया। 

ये सब दृष्टान्त उन कठिनाइयो को सूचित करते है, जो उन वर्षो में आर्थ- 
समाज के साभने आती थी। इन सब कठिनाइयों के होते हुए भी आर्यंसमाज की प्रव- 
तिया विस्तृत होती गई । पहले से चले हुए कार्यो मे उन्नति हुई और नये-नतये विभाग 
खोले गये । 

जरायम पेशा लोगों का सुधार 

आये प्रतिनिधि सभा संधुक्षत प्रात्त को ओर से जो सुधारसम्बन्धी अनेक कार्य 
फिये जते थे, उनमें से मुख्य जरायम पेशा सुधार का था। संयुक्त प्रान्त मे उन लोगों की 
संख्या, जिनका पेशा ही अपराध करना माना जाता था, पचास हजार से ऊपर थी । ये 
लोग अपना निर्वाह चोरी आदि से करते थे। सरकार ने १८७१ में एक कानून द्वारा इनको 
अपने नियत्रण में ले लिया और उन्हें कुछ निश्चित स्थानों पर बसा दिया गया । १९०२ 
तक तो बे कंदिप्रो की तरह रखे गये परन्तु उसके पश्चात्‌ सरकार ने इस नीति की घोषणा 
की कि उनका सुधार किया जायगा। सरकार को सुधार का केवल एक ही उपाय सूझा कि 
ईसाइयो को साल्वेद्रन आर्मी” नाम की संस्था को जरायम पेशा लोगों में प्रचार का काम 
सोंप दिया । जिनका सुधार करता अभीष्ठ था वे लगभग सभी हिन्दू थे। ऐसी दशा मे 
उनको ईसाई पादरिपयों के सुपुर्द करना सर्वथा अनुचित समझकर संपुकत प्रान्त के प्रख्यात 
नेता बाबू गंगाप्रसाद वर्मा ने कौसिल में यहू प्रस्ताव किया कि सुधार का कार्य ईसाई 
पादरियों से लेकर हिन्दू संस्थाओं को दे दिया जाय। सरकार ने उस प्रस्ताव को नहीं माना । 
सन्‌ १९२१ में रायबहादुर लाला सीताराम जो ने फिर यह प्रस्ताव कौसिल के 
सामने प्रस्तुत किया कि जरायम पेज्ञा लोगों की बस्तियां ईसाइयों के हाथ से निकालकर 
हिन्दू संस्थाओं को दे दी जायें। उस समय उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग के सचिव प्रसिद्ध 
पत्रकार श्री सी० वाई० चिन्तामणि थें। उन्होंने विष्यास दिलाया कि बादि कोई हिन्दू 
संस्था इन बस्तियों को लेने के लिए तेयार होगी तो सरकार उस पर सहानुभूति से 


सयकत प्रान्त (उत्तर प्रदेश) में नव-जागरण २०७ 


5 


विचार करेगो । ऐसी चर्चा सालों तक चलती रही। जब सन्‌ १९२४ भे दिल्‍ली की भार- 
तीय दलितोद्धार सभा की ओर से सरकार को यह लिखा गया कि जरायम 
पेशा लोगों की बस्तियों का काम संभालने के लिए वह तेयार है, तब उत्तर प्रदेश 
सरकार के अगप्रेज डिप्टी सेक्रेटरी ने उत्तर दिया कि बस्तियों का काम भलो प्रकार 
चल रहा है, किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं । इस परिस्थिति मे जरायम पेशा वाली 
बस्तियों का पादरियो के असर से उद्धार करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने 
एक अलग विभाग खोला, जिसके अधिष्ठाता लखनऊ के उत्साही कार्यकर्ता पण्डित 
रासबिहारी तिवारी थे । तिवारी जी प्रान्तीय कौसिल के सदस्य थे। उन्होने २ नवम्बर 
सन्‌ १९२७ को इस आशय का प्रस्ताव कौसिल में उपस्थित किया कि सरकार यथा- 
सम्भव शीघ्य जरायम पेशा लोगों के सुधार का काम उन सार्वजनिक सभाओं को सौंपने 
की व्यवस्था करें, जिनका उनके समान ही धर्म हो । प्रस्ताव पर निम्नलिखित संशोधन 
प्रस्तुत किया गया, “यदि वह वर्ग हिन्दू धर्म को मानने वाला हो तो उनके सुधार का 
कार्य किसी दलितोद्धार करने वाली संस्था को दिया जाय ।” संशोधन के साथ प्रस्ताव 
स्वीकार हो गया । 

प्रस्ताव स्वीकार हो जाने पर आये प्रतिनिधि सभा सयुकत प्रान्त को ओर से 
तिवारी जी ने सरकार से बातचीत शुरू कर दी, जिस पर यह निश्चय हुआ कि लखनऊ 
के समीप किसी स्थान पर केवल जरायम पेशा लोगों की नई बस्ती बनाकर उसका 
प्रबन्ध प्रतिनिधि सभा को दिया जाय । तदनुसार लखनऊ से सात सील की दूरी पर 
चिल्लावा ग्राम में बसतो स्थापित हो गई। इस प्रकार जरायम पेशा लोगो से ईसाई पाद- 
रियों की ठेकेदारी को तोड़कर संयुक्त प्रान्त की प्रतिनिधि सभा ने एक प्रशंसनीय कार्य 
फिया। इस बस्ती का नास आये नगर सेटिलसेंट रखा गया। 

नायक जाति में सुधार कार्य 

संयुक्त प्रान्त की आर्य प्रतिनिधि सभा ने दूसरा जो अत्यन्त उपयोगी कार्य अपने 
हाथ से लिया, वह “नायक जाति के सुधार का था। यह जाति संयुक्त प्रान्त के पहाड़ी 
इलाकों में रहतो हैँ । गढवाल में इसकी बहुतायत है। नायक लोग शिक्षा में बहुत पिछड़े 
हुए थे, ओर उनमें सामाजिक कुरीतिथों की भरमार थी। उनमें विशेष बुराई यह थी कि 
नायक जाति की बहुत सी स्त्रियां वेह्या बन जातो थी । १९२७ ईस्वी में संयुक्त प्रान्त 
की प्रतिनिधि सभा ने एक सम्तिति बनाई, जिसके मन्‍्त्री और अधिष्ठाता आगरा निवासी 
बाबू गजाधरप्रसाद जो नियत किये गये। इस समिति की ओर से पहाड़ी इल्ाफे में 
कई उपदेदक भेजे गये, जो प्रचार और सुधार का कार्य करते रहे । आर्थसमाज के वयो- 
वृद्ध कार्यकर्ता रायबहादुर ठाकुर मशाल सिह जी ने कौंसिल में इस आश्यय का प्रस्ताव 
पेश किया कि कानून हारा नायक जाति की स्त्रियों को वेदया बनने से रोका जाय । 
यह प्रस्ताव १९२८ ईस्बी में पास हो गया, जिससे नायक स्त्रियों के वेशयावत्ति में जाने 
का प्रवाह रुक गया । ह 

आय प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त को सन्‌ १९२६-२७ की रिपोर्ट में एक 
आरय-को-आपरेटिय बेक का विघरण मिलता है। इसका उद्देश्य आयंजनों को शिक्षा, 


२०८ ग्रा्थेंसभाज का इतिहास 


रोजगार आदि में सहायता देना था। आगे चलकर रिपोर्टों में उसकी कोई चर्चा नहीं 
है। इससे प्रतीत होता हे कि यह विभाग किन्हीं कारणों से स्थगित कर दिया गया। 


ग्राये विद्या सभा 


सभा ने सन्‌ १९२८ के अप्रैल मास में एक प्रान्तीय आये-विद्या सभा का निर्माण 
किया। इस सभा का उदेदय आर्यसमाज की संस्थाओं को नियम और नियंत्रण सें लाना 
था। आ्यविद्या सभा ने आय कन्या-पाठशालाओं के लिए नियम, उपनियम बनाकर 
प्रकाशित किये और कन्या पाठशालाओं के लिए शिक्षिकाएं तेयार करने के उद्देदय से 
एक अध्यापिका श्रेणी की योजना बनाई । 

सभा की ओर से दलितोद्धार विभाग, जातपांत तोड़क मंडल विभाग, महिला 
सुधार मंडल, ट्रकक्‍्ट विभाग आदि अनेक उपयोगी विभाग चलते रहे, जो अपने-अपने 
क्षेत्र में पर्याप्त उपयोगी काम करते रहे। बीच-बीच में आर्यंसमाज से सम्बन्ध रखने 
वाले तथा अन्य जो भी सावंजनिक कार्य आते रहे, उनमें संयुक्त प्रान्त पूरा हिस्सा लेता 
रहा | अजमेर ऋषि निर्वाण-अद्धंशताब्दी का जो महोत्सव मनाया गया, उससे प्रान्त के 
आर्य जनो ने धन और उपस्थिति द्वारा पूरा सहयोग दिया । बिहार के भूकम्प से 
पोश्चितों को सेवा करने वालो में भी हम संयुक्त प्रान्त के अनेक कार्यकर्ताओं के नाम 
पाते हूँ । 

मंडल निर्माण 

संयुक्त प्रान्‍्त का आकार बहुत बड़ा है । उसे मंडलों में बाटे बिता प्रचार की 
दोक-ठीक व्यवस्था होना कठिन है, इस कारण इस प्रान्त में प्रारम्भ से ही अनेक उप- 
प्रतिनिधि सभाएं काम करती रही है । हम रिपोर्टो में निम्नलिखित उप-प्रतिनिधि सभाओं 
के विवरण पाते है :-- 

१ आयें उप प्रतिनिधि सभा बिजनौर-गढ़वाल । इस सभा की स्थापना १९१९ 
ईस्वी में हुई थी। इसके पदाधिकारियों में बाब्‌ जगन्नाथशरण जी वकील (प्रधान), चौधरी 
चुन्नोसिह जी रईस नहूटोर तथा पंडित भवानीप्रसाद जी हल्दौर (उप प्रधान), मास्टर 
गुमानोसिह जी पुरेनो (मन्त्रो), लाला ठाकुरदास जी रईस हल्दौर (औडिटर) तथा बाब्‌ 
ललिताप्रसाद जी नजीबाबाद आदि आर्य महानुभाव थे। 

२. आर्य उप-प्रतिनिधि सभा, जिला बदायुँ--इस सभा की स्थापना २७ 
अक्तुबर सन्‌ १९२६ को हुई । १९२७ में इसके प्रधान चौधरी बदर्नासह जी 
एस० एल० सी० और मन्‍्त्री बाब अनन्तराम जी थे । 

रहे जिला अलोगढ की उप प्रतिनिधि सभा के मन्‍्त्री बाब्‌ विदवम्भर सहाय 
जी थे और प्रधान जलेसर के ठाकुर सरनाम सिह जी । 

४ सहारनपुर में भो उप प्रतिनिधि सभा थी। इसको स्थापना १९०९ ईस्वी 
सें हुई थी। उप सभा का कार्यालय छुटमलपुर में था। इसके प्रधान चौधरो जयमलू सिंह 
ओर मभन्‍्त्रो पंडित भोजराजेश्वर थे । 

इसके अतिरिक्‍त मेनपुरी, मुजफ्फरनगर, प्रयाग आदि कई अन्य जिलों में भी 


संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) मे नव-जागरण २०६ 


उप प्रतिनिधि सभाएं स्थापित थीं । जिन द्वारा प्रचार, दलितोद्धार तथा शुद्धि आवि के 
कार्य उत्साहयूवंक होते रहते थे । 

प्रान्त में अनेक संस्थायें चल रही थीं। वृर्दावन के मुख्य गुरुकुल के अतिरिक्त 
ज्यालापुर, सिकन्दराबाद, बिरालसी, डोरलो, अहरौला, बदायूं और अयोध्या में भी छोदे- 
छोटे गुरुकुल थे। कानपुर में एंग्लो-वैदिक कालेज तथा बनारस आदि १० शहरों में 
डी० ए० बो० हाई स्कूल चल रहे थे । कन्या पाठशाल्‍राओं, अछूत पाठशालाओ, संस्कृत 
पाठशालाओं तथा अनाथालयों को मिलाकर १०० के रूगभग और शिक्षा-संस्थाएं ऐसी 
'थौं, जिनका संचालन आयंसमाजो द्वारा हो रहा था । 

उन दिनों इस सभा की यह विशेषता थी कि सभा का केन्द्र बदलता रहता 
था। जिस नगर का मंत्रो चुना जाता था, प्रायः अगले वर्ष के लिए कार्यालय वहीं चला 
जाता था । 

सभा के मुख्य पतन्न साप्ताहिक “आय मित्र' की दशा आरयंससाज की संस्थाओं 
के अन्य सामयिक पत्नो को अपेक्षा बहुत अच्छी थी । पण्डित हरिशंकर जी शर्मा 'कविरत्न 
के योग्य सम्पावकत्व सें यह पत्र निरन्तर उन्नति कर रहा था। ग्राहक संख्या भी अन्य 
आर्य पत्रों फो अपेक्षा अधिफ थो। १९२७ ईस्वी में भी इसे देनिक करने की चर्चा 
आरम्भ हुई थी, परन्तु पर्याप्त आथिक सहायता न मिलने पर चर्चा का कुछ परिणाम 
ज्ञ निकला । 

इस फाल के आरम्भ में सभा के प्रधान पंडित घासोराम जो और मन्‍्त्री पण्डित 
शासबिहारी तिवारी थे । बीच सें कुछ वर्षों तक रायबहादुर मशालसिह जी प्रधान 
और बाब्‌ प्रीतमछाल जी तथा बाब्‌ उमाहांकर जी मंत्री रहे। सन्‌ १९३५ में फिर बाब्‌ 
मदनमोहन सेठ सभ्ना के प्रधान चुने गये। १९३६ के अप्रेल मास में लखनऊ में कांग्रेस का 
बहुद अधिवेशन हुआ । उस अवसर पर आयें प्रतिनिधि सभा की ओर से प्रचार फा 
आधोजन किया गया । आये समाज के अनेक प्रसिद्ध वक्‍ताओ ने अपने भाषणों द्वारा 
जअखता तक वेदिक धर्म का संदेश पहुंचाया । 


विद्वेष व्यक्तित 

इस समय के इस प्रान्त के प्रमुख कार्यकर्ताओं में कुछ विशेष नाम ऐसे मिलते 
हैं, जिनकी इतिहास में आगे भो चर्चा आयेगी । इस कारण उनका संक्षिग्त परिचय यहाँ 
दे देना ठोक हे । 

पण्डित घासोराम जी एम० ए०, एडवोकेट न केवल संपुकत प्रान्त में, अपितु सारे 
देश में ही अपनो योग्यता के कारण प्रख्यात थे । आप बहुत विचारश्ञोल, विद्वान, सुवक्ता 
ओर प्रभावशाली लेखक थे। आपका अंप्रेजी, संस्कृत, हिन्दी, उर्दू और बंपला आदि 
आपषाओं में समान रूप से प्रवेश था | आप प्रतिनिधि सभा के प्रधान, उपग्रधान तथा 
आरुकुल वृश्दावन के आचार्य आदि पदों पर चिरकाल तक रहे। आप जिस काम में पड़ते 
थे, उसो को शोसा मिल जारी थो। आपने ऋषि दयानन्द को जीवनी लिखने के अतिरिक्त 
गोता का उद्बर पद्मानुबाद भी किया हैं । 


६१९ गरर्यसमाज का इतिहास 


श्री ठाकुर मदाल घिह जो संयुक्त प्रान्त के प्रमुख कार्यकर्ता थे। कई वर्षो तक 
लेजिस्लेटिव कौंसिल के मेम्बर रहे । आप संगठन और व्यवस्था करने में बहुत निपुण थे । 


बाब्‌ सदनमोहन सेठ एम० ए०, एल एल० बी० विद्यार्थी अवस्था से ही आरये- 
समाज के कामों में सहयोग देते रहते थे। वकालत आरम्भ करने पर आप पूरे मनोयोग से 
आपंसमाज की सेवा में लग गये । वकालत छोड़कर और जज की कुर्सी पर बैठकर भो 
आपने आर्येसमाज के कामों मे अपने उत्साह को कम नहीं होने दिया । अपनी मधुर 
प्रकृति, मिलनसारी और तत्परता के कारण आप जिस अधिकार पर भो रहे, चह 
सफलता प्राप्त की । आप कई वर्षो तक सार्वदेशिक सभा के प्रधान भी रहे हे । सेठ जो ने 
अंग्रेभी और हिन्दी में आर्थस्माज के सम्बन्ध में कई पुस्तके लिखकर प्रकाशित की, 
जो सामय्रिक होने के कारण बहुत उपयोगी सिद्ध हुई । 

पण्डित गगाप्रसाद उपाध्याय एम० ए० आर्येसमाज के उन थोड़े से विद्वानों 
में से हे, जिन्होंने हिन्दी और अग्रेजी में बहुत ऊंचे दर्जे का और उपयोगी धासिक साहित्य 
उत्पन्न किया है। आप कई वर्षों तक आर्यप्रतिनिधि सभा के प्रधान रहने के पदचात्‌ 
सावंदेक्षिक आर्य प्रतिनिधि सभा के भन्‍त्री भी रहे । आपके व्याख्यानो और लेखों मे 
गभोरता के साथ सरलता का मिश्रण रहता हैं। 'आस्तिकवाद' नाम के प्रन्थ पर आपको 
मगलाप्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था । 


डाक्टर इयामस्वरूप 'सत्यक्नता का कार्यक्षेत्र यद्यपि मुख्य रूप से बरेली में ही 
परिप्तित रहा, परन्तु उतके तेजस्वी व्यक्तित्व को किरणें प्रान्त भर में फंछती रही । 
वे उन कट्टर स्वाध्यायशील आर्मसमाजियों में से थे जिन्हें दयानन्दी” की उपाधि दी 
जाती थी। आपका घर क्‍या था, आर्थसभाज की धर्मशाल। थी, जिसने आकर नमस्ते 
की, बहु घर का निवासी बन गया। आपने खूब कमाया और उसे अपने ढंग पर आर्थ- 
समाज के कामों में दिल खोलकर खरधा। बरेली की अधिकतम्त आय॑ संस्थाएं आपके दृढ़- 
विदवास, परिश्रम और धुत की ही उपज हें। आप आये प्रतिनिधि सभा के उपप्रधान 
भी रहे । 

पंडित रासबिहारी तिवारी अपथने आपमें एक पृथक्‌ संस्था हो थे। वे लखनऊ 
आपय॑ समाज के जीवन-प्राण थे । वर्षो तक सभा के मंत्री रहे । सयुकत प्रान्त की कौसिल के 
सदस्य की हँसियत से उन्होंने जरायम पेशा जातियो के सुधार के लिए जो कार्य किया, 
उसकी चर्चा ऊपर हो चुकी हूँ । ये सब तो उनके प्रत्यक्ष कार्य थे। वेसे लखनऊ के सार्वजनिक 
जीवन में तिवारी जी का वह स्थान था जो किसी चक्र में केछ का होता है । धर्म और 
जाति के प्रत्येक कार्य मे आवश्यकता पड़ने पर वे जान को भो जोखम में डाल देते थें। 

प्रिन्सिपल दोवानचन्द एस० ए० संयुक्त भ्रान्त को पंजाब की देन है। आप पहले: 
लाहोर के डी० ए० बो० कालेज में फिलासौफी के प्रोफेसर थे । बहा से डो० ए० बो०, 
कालेज के प्रिसिपल होकर आप कानपुर आये ।! आपके कारण डी० ए० वी० कालेज 
कानपुर ने अभूतपूर्व उन्नति की । कई वर्षों तक आप आर्य प्रतिनिधि सभा के उपग्रधान्‌ 
रहे और अन्तरंग सदस्य रहे । आप बडे गम्भीर वक्ता और विद्वान लेखक हे। इन 


पे० तन्दकुसार देव शर्मा पं० हरिशंकर शर्मा 


संयुक्‍त प्रात्त (उत्तर प्रदेश ) में नव-जांगरण अ. 


योग्यताओ के कारण आप कई वर्षो तक आगरा विदवविद्यालय के वाइस चान्सलर भो 
रहे है । 

उस समय के प्रमुख आयेसमाजिथो से से श्री उमाशंकर जी, श्री गजाधरप्रसाद जी, 
बाबू श्रीराम जी तथा महाशय शालिग्राम जो आदि महातुभावों के नाम विशेष रूप से 
उल्लेख-योग्य हें । महिलाओ में से हाथरस गुरुकुल की आचार्या श्रीमती लक्ष्मीदेवी जी 
१९१०-११ ईस्वी से निरन्तर आर्यंसमाज की सेवा में लगी रही हे । उनका उत्तर प्रदेश 
के आर्य जनों में अपना विशेष स्थान है । उसे समय के अन्य प्रमुख कार्यकर्ताओं को 
चर्चा अगले प्रकरण भे आ जायेगी। उस समय के बिद्वान वक्‍ताओ में हम पण्डित बृहस्पति 
जी वेददिरोमणि, पं० रामबिहारीलाल जी शास्त्री वेदतीर्थ, पं० इन्द्रमणि जी वकील, 
प० बिहारीलाल जी दार्मा काव्यतीर्थ, प० ध्रेन्द्र जो शास्त्री, पं० अलग्राय जी शास्त्रो 
आदि के नाम पाते है । 

आयेसमाज के कार्यो की सर्वतोभुखी उन्नति का अनुमान इससे लगाया जा 
सकता हैं कि जहा १९२७ में सभा से सम्बद्ध आर्थसमाजों की संख्या ४१७ थी, वहां 
१९३६ में बहु ५३४ तक पहुंच गई। जिला उपसभाओं में तीन की वृद्धि हो गई । 
रिपोर्टों के देखने से प्रतीत होता है कि इन वर्षो मे सभा के उपदेशकों की संख्या , गुरुकुल 
आवि संस्थाओं तथा वाधिक आय आदि में उन्नति होती रही । 


दसवाँ ग्रध्याय 
(्‌ः छह र 
आय-प्रादेशिक-प्रतिनिधि-सभा 


पहले भाग में हम लिख आये है कि पंजाब के आय मंडल में परस्पर मतभेद हो 
जाने पर डी० ए० वी० कालेज के समर्थक आर्य जनों ने प्रचार के कार्य के लिए आर्य 
प्रतिनिधि तभा से अलग आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा का संगठन कर लिया था । 
इस सभा की रजिस्ट्री १९०३ ई० में हो गई। सभा के चार उद्देदय रखे गये थे ; 

१ प्रचारकों और साहित्य द्वारा वेदिक धर्म का प्रचार करना । 

२ वेदिक साहित्य का पुस्तकालय खोलना । 

३ विधवाओं, अनाथोी और पीड़ितों को सहायता करना । 

४ आयंसमाज की उन्नति के समस्त साधन सोचना । 

इस सभा के प्रारम्भकर्ताओं में महात्मा हंसराज जी, छाला लाजपतराय जी, 
रायबहादुर लाला लालचन्द जो, रायसाहुंब मूलराज आदि प्रभावशाली महानुभाव थे। 

सभा की अर्द्ध शताब्दी पर जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, उससे प्रतोष्त होता है 
कि उसके पास उस समय ७० उपदेशक थे, जो पंजाब में और पंजाब के बाहर भी घ॒म-घम 
कर प्रचार का कार्य करते थे। सभा की ओर से कई प्रचारक अफ्रीका, भारीशस, वर्मा, 
अमेरिका आदि देश्षों में भी प्रचार के लिए भेजे गये । लेख द्वारा प्रचार के साधनों में से 
उद का आर्य गज! और हिन्दी का आये जगत्‌', ये दो पत्र मुख्य थे। रिपोर्ट से पत्ता 
चलता है कि सभा के प्रकाशन विभाग द्वारा ३० पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थीं। 

प्रादेशिक सभा की ओर से संकट के समथों में सेबा और सहायता के कार्य की 
विशेष व्यवस्था की जाती थी। १८९७ में मध्यभारत में दुभिक्ष पड़ा । यदि सरकारी 
रिपोर्टों को ठीक मानें तो तीस लाख आबाल-बुद्ध नर-नारियों की मृत्यु हुईं। दुर्भिक्ष 
पीड़ितों की सहायता के लिए प्रादेशिक सभा की ओर से आर्यसभाज के कार्यकर्ताओं का 
एक दल जिसमे प्रिन्सिपल दीवानचन्द, लाला गणपतराय, लाला भगतराम आदि 
सज्जन सम्मिलित थे, भेजा गया । सभा की ओर से बहां सहायता के कई केन्र खोले 
गये, भूखों को अछ दिया गया, नंगों को वस्त्र दिये गये तथा अनाथों को आश्रय दिया 
गया। एिपोर्ट सें रिखा हे कि ३ हजार २ सौ अनाथों को विधर्मियों के हाथों में जाने से 
बचाया गया और पजाब लाकर फिरोजपुर, लाहौर, अमृतसर, गुरदासपुर, बढाला, 
कोहाट आदि के अनाथालूयों में रखा गया । 

अगले कुछ वर्षों में बीकानेर, राजपुताना तथा अवध में मो अकाल 

पड़े, उनमें प्रादेशिक सभा को ओर से सेवा का कार्य किया गया। १९१८ ई० में गठवाल 
दे इल्के में भयंकर अकाल पड़ा था, उसमें आर्यसमाज ने जो सेवा का कार्य किया, 
उसव! विवरण पहले दिया जा चुका है। प्रादेशिक सभा की ओर से सभा के प्रधान महात्मा 


आये-प्रादेशिक प्रतिनिधि-सभा २१३ 


हंसराज जो ने धन की अपील की तो लगभग ८४ हजार रुपया एकत्र हो गया। महः्त्वर 
जी स्वयं सभा के अनेक कार्यकर्ताओं के साथ गढ़वाल गये और अनेक अकालग्रस्त केन्च्रों 
पर अञ्न तथा वस्त्रो का वितरण किया। १९२० ई० में उड़ोसा में और १९२१ में पंजाब 
के कुछ इलाकों में दुभिक्ष होने पर भी प्रादेशिक सभा की ओर से सहायता देने का 
आयोजन किया गया । 

१९२७ ईस्वी में मोपला लोगों ने विद्रोह का झंडा तो खड़ा किया अंग्रेजी 
सरकार के विरुद्ध, परन्तु उसकी मार पड़ी वहां के हिन्दू निवासियों पर । सलाबार 
को घटनाओं के सम्बन्ध सें हम यहां प्रादेशिक सभा की सेवा के पचास साल' नाम की 
रिपोर्ट में दिया हुआ विवरण उद्धृत करते है :-- 

“अगस्त १९२७ में मदरास में मोपला-विद्रेह आ खडा हुआ । हिन्दुओं के 
सेफड़ों मन्दिर भ्रष्ट कर दिये गये, उनकी सम्पत्ति लूट ली गई, अनेक हिन्दुओं को बलात्‌ 
मुस्लिस बना लिया गया और जिन्‍्होने इन्कार किया, उन्हें निर्दयतापृर्वंक मौत के घाट 
उत्तार दिया गया । उनकी यह विपद्‌ सुनकर श्री महात्मा हंसराज जी का कोमल हृदय 
द्रवित हो उठा। उन्होंने इसे चुनौती समझा और निदवय कर लिया कि जिन ढाई हजार 
हिन्दुओं को बलात्‌ मुस्लिस बताया गया है, उन्हें जब तक शुद्ध न॒ करा लिया जाण, 
चेन त लगा। लाला खुशहालचन्द जी, पंडित मस्तानचन्द जो, पं० ऋषिराम जी, प्रोफेसर 
ज्ञानचन्द जी, महता सावनमल जी और बहुत से अन्य कार्यकर्ता मलाबार भेजें गये । 
कालोकट, साईनद, विरवान और अन्य स्थानों पर अन्न क्षेत्र खोले गये । पहले ही दिन 
इसमें २००० व्यक्तियों ने भोजन पाया | आगे चलकर यह्‌ संख्या १२ हजार तक पहुंच 
गई । जो लोग अपने प्राण और धर्म की रक्षा के चित्ञार से जंगलो और गुफाओं में भाग 
गये थे, उन्हें सहायता-केन्द्रों में वापस छाया गया । जिन्हें पतित कर लिया गया था, 
उन्हें फिर शुद्ध कर लिया गया था; जिन हिन्दू स्त्रियों को अपहृत कर लिया गया था, 
उन्हें भी वापस लिया गया। आर्यसमाज के कार्यकर्ताओं ने तब तक दम न लिया जब तक 
उन २५०० हिन्दुओं को शुद्ध न कर लिया और तमाम हिन्दू नर-नारियों को वापस न 
ले लिया। कार्यकर्ताओ को अन्य अनेक असुविधाओं को सहने के अतिरिक्त अपनी जान 
का भी हर समय खतरा रहा करता था ।” 

१९३४ ई० के बिहार भूकम्प और १९३५ ई० के क्वेटा भूकम्प में प्रादेशिक 
सभा के अनेक फार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंच कर सेवा का प्रशंसनीय कार्य किया। १९४२ 
ईस्वी में बंगाल और उड़ीसा में अभूतपूर्व दुर्भिक्ष पड़ा । सभा की रिपोर्ट से विदित होता 
है कि वहां के सेवा कार्य के लिए सभा को साढ़े चार लाख से ऊपर धन राश्षि प्राप्त 
हुई । महाशय खुशहालचन्द जी तथा अन्य अनेक आर्य सज्जनों ने वहां जाकर पीडितों को 
हर प्रकार की सहायता दी। इस प्रकार यह सभा प्रत्येक संकट के समय समाज 
सेवा के कार्य में अग्रसर होती रही | डो० ए० बी० कालेज और डी० ए० बी० स्कूलों का 
विशाल संगठन यद्यपि वेधानिक रूप से प्रादेशिक सभा से अलग है, परन्तु वस्तुतः वह 
शदेशिक सभा का ही एक अंग है । होशियारपुर में लाला देवीचन्द जी की अध्यक्षता मे 
दलितोद्धार का जो कार्य हो रहा है उसका श्रेय भी प्रादेशिक सभ! के संगठन ही को है। 


गारहवा अध्याय 
शाजपूताना 


राजस्थान व मालया की आएय॑ प्रतिनिधि सभा की वार्षिक रिपोर्टों के देखने से 
विदित होता है कि ये दस साऊू (१९२७ से १९३६) उस प्रान्त में कुछ अधिक उत्साह- 
पूर्ण नहीं रहे । सभा के काम चलते रहे। उपदेशकों ने भ्रमण किया, कई वारषिकोत्सव 
और शञास्त्रार्थ हुए और जहां कहीं समानों में थोड़े बहुत आपसी झगड़े उत्पन्न हुए, उन्हें ' 
सभा की और से निपटाने का यत्न किया गया। सभा का सुल्ष-पत्न 'आर्य मार्तण्ड' नियम 
से निकलता रहा और आयंसमाज के समाचार देता रहा। सभा के प्रबन्ध से ३ संस्थाएं 
चल रहो थीं। पहलो 'भ्रीमहयानत्द साधु आश्रर्ता अजमेर । इसकी स्थापना श्री स्वासी 
स्वदानन्द जी महाराज ते को थो। वर्षो तक इसका संवालत श्री स्वामी लक्ष्मण/ननन्‍्द जी 
करते रहे। इस संस्था के सम्बन्ध में १९३७ की वार्षिक रिपोर्ट में लिखा है, “जिस प्रकार की 
उप्नति आभ्रम में होनी चाहिए, वेसी तो नही हुईं, परन्तु नही से कुछ होता ठीक है। इसके 
कई कारण हो सकते है, जो समय के अनुकूल प्राप्त होने से यथार्थ उन्नति होने को 
सम्भावना है ।/ 

दूसरी संस्था थी श्री मथुराप्रसाद गुलाब देवी आर्य कन्या पाठशाला'। यह संस्था 
यथापूर्य चल रही थी । उसके आय-व्यय के सम्बन्ध में रिपोर्ट सें निम्तलिखित उल्लेख 
हे-- पाव्शाला को ह्थिर आय से तो उसका साधारण कार्य भी चलना कठिन है किन्तु 
पाठक्षाला के हिंतंषी, स्त्री-विक्षा प्रेमो महानुभावों कौ कृपा से ही पाठशाला'का कार्य 
किसी प्रकार चल रहा है। धन फो कमी के कारण प्रचुर अध्यापिकाएं नहीं रस सकते और 
कई आवश्यक बातें भी जो पाठशाला में होती चाहिएं, अब तक नहीं हो सको है। अतः 
राजस्थानोय समरत बन्धुओं और बहिनों का ध्यान इस ओर आकर्षित कर उत्से 
साप्रह प्रार्थना है कि वे यथाशक्ति सहायता देकर उसे समृन्नत दक्षा को पहुंचाने में 
हाथ बटायें । 


तीसरी संस्था आर्य नागरी पाठशाला थी। १९३७ में इस पाठक्ाला मे ५० 
छात्र शिक्षा पा रहे थे। इसमें तीन कक्षायें थीं । 


सन्‌ १९२७ मे प्राल्त भर में आर्यत्माजों को संख्या १६० थी। १९३१ में 
वह बढ़कर १६५ हो गई। परन्तु उसके पश्चात्‌ वह धीरे-धीरे घटने लगी ! १९३६ की 
रिपोर्ट में कई स्थलों पर चिन्ताजनक आर्थिक स्थिति की चर्चा है। १९१९ ई० की रपोर्ट 
में लिखा है, “रिपोर्ट के अन्य सब अंश उत्साहजनक है और सारा चित्र बड़ा समुज्ज्वल् है 
परन्तु जब सभा के आाय-व्यय चित्र की ओर वृष्टि जाती है तो दिल बेठ जाता है।” सतत 


राजपुतान। २१५ 


१९३१ को रिपोर्ट में निम्नलिखित लेख है, “इस सत्र में सभा फो जिस आथिक कठिनाई 
का सामना करना पड़ा हैं, वह कदाधिश्‌ सभा के इतिहाम में अद्वितीय होगी।” इसके 
पदचात्‌ को रिपोर्ट मे आ्थिक संकट का इस प्रकार वर्णन है-- कई वर्षों से सभा पर 
आर्थिक संकट चला आ रहा है। इस घर्ष को सभा की आय संतोषजनक नहीं हुईं। कारण 
कि जहां देखो वहां घाट और घदोतरी ही नभर आती है ।” क्‍ 

इप्त शोचनीय परिस्थिति के तीन कारण प्रतीत होते है। पहला कारण तो 
राजस्थान की आर्थिक दरिद्रता है, जितके साथ निक्षरता मिलकर राजस्थात को 
सदा पिछड़ा हुआ देश बनाये रखती है । दूसरा कारण यह प्रतोत होता है कि सन १९२८ 
में श्री सुपंकरण भी शारदा एम्० ए०, एल एल० बो० का देहान्त हो गया। कुंवर 
सूर्यकरण जी कुंवर जांदकरण जी के बड़े भाई थे। वे अजमेर फे सार्वजनिक जोवन का 
केन्द्र बने हुए थे। आये प्रतिनिधि सभा के उपग्रधान होने के अतिरिक्ष सेवा समिति 
के प्रधान थे, प्रान्तोय हिन्दू सभा के उपग्रधान और हिन्दू टूर्नामेंट के संस्थापक थे । 
उनके निधन के कारण आयेससाज के का को बहुत हानि पहुंची। प्रान्त में आर्यसमाज 
के काम को शिथिलता का तीसरा कारण प्रतिनिधि सभा और आपयंसमाज केसरगंज 
का परस्पर झगड़ा था । इस झगड़े की रिपोर्टों में स्थान-स्थान पर चर्चा है । आर्य प्रतिनिधि 
सभा अन्य आपयंससाजों के परस्पर झगड़े को तो निपटातों रही, परन्तु इस 
बड़े झगड़े से छुटकारा न पा सकी । बोस से अधिक वर्षों तक इस गह-कलह ने राजस्थान 
के सावजनिक जीवन को निबल बनाये रखा। १९५५ से यह झगड़ा निपट गया है अतः 
उसकी कारण तथा स्वरूप का विवेचन ब्रिल्कुल व्यथं हैं। अब तो उस समस्त काण्ड 
से यह शिक्षा लेनो चाहिए कि गृह-कलह समाज-रूपी दरीर का सबसे बड़ा रोग है, 
उससे छुटकारा पाने के लिए थोड़े बहुत स्वाभिमान और भावनाओं की कुर्बानी भी करनो 
पड़े तो कर डालनी चाहिए । 

उस समय के प्रमुख कार्यकर्ताओं मे हम श्री भास्टर कन्हैयालाल जी, प्रो० 
सुधाकर एम० ए०, कुंवर चांदकरण शारदा, पं० ब्रह्मदत्त भागंव, वेद्य कल्याणह जो, 
प्रो० घीसूलाल जो एडवोकेट, पं० जयदेव विद्यालंकार, पं० भगवामस्वरूप जो 
न्यायभूषण, डा० सानकरण शारदा और डा० महावीर सिह जी के नाम पाते हैँ । इत 
वर्षों में सभा के प्रधान प्राय. श्रो कन्हेयालाल जी रहे, जिनके नाम के साथ महात्मा 
शब्द लगाया जाने लगा था। सन्‍्त्री पद पर कुंवर सूर्यकरण जो के पदचात कुंवर चांदफरण 
शारदा आहढ़ हुए। सन्‌ १९२९ में प्रो० घोसूसास जो मन्‍्जी चुने गये और थोड़े बहुत 
व्यवधात को छोड़कर शोष वर्षों में वे ही मन्‍्त्री रहे । 

प्रान्त में आरयंससाज की स्थिति साधारण रही । न कोई विद्येष उन्नति हुई 
और न कोई ऐसी दु्घेटना ही हुई जो देश भर का ध्यान प्रान्त की ओर खींच देती । 


बारहवाँ अ्रध्याय 
बम्बई 


बम्बई प्रान्त में आयंसमाज के विस्तार को भली प्रकार समझते के लिए उसे 
दो भागों में बांदना उपयुक्त होगा--(१) आर्यसमाज गिरगांव रोड, बम्बई, (२) 
बम्बई आय॑ प्रतिनिधि सभा, पहुले हम इन वो का अलग-अलग विवरण देते है । 


शायसमाज बम्बई 

सबसे पहला आयंसभाज होने के कारण इस सम्ताज का विदोष महत्व समझा 
जाता रहा है। पहले आर्यसमाज के स्थापना-दिवस का विषय चिरकाल से विवादभस्त रहा 
हैं और अब तक भी वेसा ही विवादग्रस्त चला जाता है । स्थायता-दिवस के सम्बन्ध से 
मो विवाद चल रहा है, उसमें एक उलझन यह उत्पन्न हो गई है कि प्रायः आर्यस्माज 
बस्बई और आयंसमाज मन्दिर बम्बई में जो भेद है, उसे भुला विया जाता है। आये 
समाज की स्थापना का दिवस और आयेसमाज काकड़देवी के समाज मन्दिर की स्थापना 
के दिवस अलग-अलग हो सकते है। इस विषय पर बहुत सा विचार हम प्रथम भाग के 
परिद्िष्ट में कर आये है । यहा तो केवल प्रस्तुत प्रकरण के प्रसंग को स्पष्ट करने के 
लिए उस विचार के परिणास को लिखना पर्याप्त हें। अब तक के उपलब्ध प्रमाणों 
से प्रतीत होता हैँ कि प्रथम आर्थंसमाज की स्थापना महूषि को' उपस्थिति में चैत्र सुदी 
१, संवत्‌ १९३२ विक्रमी तवनुसार ७ अप्रेल सन्‌ १८७५ ई० को गिरगांव रोड पर 
सायफाल के समय डा० सानकचल्ध जी की वाटिका में हुई। आर्यस्माज की स्थापना 
के समीप हो किसी दिन मह॒षि के हाथों से समाज सन्दिर की आधारशिला भी 
रखी गई। प्रारम्भ में यज्ञशाला की वेदी ही बनी थी। धीरे-धीरे बम्बई के हंग का विशाल 
भवन और अन्य इमारते भी बनाई गईं। आवद्यकता होने पर साथ की और भूमि भो 
खरोद लो गयो । भूमि और मन्दिर के प्रबन्ध के लिए श्रोसान्‌ गोपालहरि देशमुख आदि 
पांच प्रतिष्ठित महानुभावों का एक ट्ृत्ट बना दिया गया और ट्रस्ट-डोड बनाकर हाईकोर्ट 
में उसकी रजिस्ट्री करा लौ गई ! मूल ट्रस्टियो के मर जाते पर निम्तलिखित ट्ुस्टो चुने 
गंध ७० 

१, राजा बहाहुर गोविन्दकाल जौ मोतीलाल जी, 

२ सेठ रणछोड़दास भवान, 

३. सेठ श्र जी वल्लभदास, 

४, श्री देवोदास देसाई , 

५. श्री शिवदास चांपसों । 


बम्बई २१७ 


इन पांच महानुभावों के नाम से दूसरा ट्ृस्ट-डीड १९ मार्च १९३२ को रजिस्टर्ड 
कराया गया । 

इस ट्स्ट ने न केवल समाजसन्दिर को बढ़ाया और अधिक उपयोगी बनाया, 
उसने मन्दिर के सामने खाली पड़ी हुई भूमि पर एक विशाल इमारत खड़ी करके उसके 
किराये से आयंसमाज की आर्थिक दक्षा को उन्नत करने का भी सफल प्रयत्न किया । 
आगे चलकर उसमें कुछ विवाद उत्पन्न हो गया था । श्री सेठ रणछोड़दास भवान ने ट्रस्टी 
पद से त्याग पत्र दे दिया । इस पर आयंससाज नें उनके स्थात्त पर श्री विजयशंकर जो 
को ट्स्टी नियुक्त कर दिया । कुछ समय तक इस सम्बन्ध में मतभेद रहा, परन्तु अन्त सें 
झगड़ा तिबट गया। झगड़े को मिटाने के लिए पण्डित विजयशकर जी ने ट्रस्टी पद से 
त्यागपत्र दे दिया। उनके स्थान पर श्री रणड्छोलाल त्ञाती ट्रस्टी नियुक्त हुएं। तबसे 
ट्स्ट का कार्य शान्तिपूर्वक चल रहा है । 

बम्बई आर्यंसमाज का कार्य अच्छे सुव्यवस्थित रूप से चलता रहा । सब पवे 
उत्साहपूर्वक सनाये जाते रहे, वार्षिकोत्सव भी ध्मधाम से होते रहे । किराये की आमदनो 
प्राप्त हो जाने से आथिक दशा संतोषजनक रही जिससे सभो कार्य धमधाम से होते 
रहे । भ्रद्धानन्द सप्ताह, ऋषि बोधोत्सव, श्री कृष्ण-जन्माष्टमी महोत्सव, श्रावणी उपा- 
कर्म, मह॒षि निर्वाण दिवस आदि उत्सवों पर यज्ञ, प्रवचन, तथा व्याख्यानादि में नगर के 
आयंजन अच्छा सहयोग देते रहे हे । 

प्रारम्सिक्त दिनों में पडित ब्रालकृष्ण शर्मा ने बस्बई प्रान्त में अपने विद्तत्ता- 
पूर्ण भाषणों तथा सौम्य स्वभाव द्वारा वैदिक धर्म का पुष्कल प्रचार किया । उनके देहाव- 
सान के पदचात्‌ गुरुकुल वृन्दावन के सुथोग्य स्नातक पंडित द्विजेन्द्रनाथ जी बम्बई आर्य 
समाज के मुख्य प्रच्चारक रहे । उनके अतिरिक्त निम्नलिखित विद्वान्‌ बम्बई नगर और 
प्रान्त में प्रचार का कार्य करते रहे । स्वामी ओंकारसच्चिदानन्द जी, पं० रामचन्द्र जो 
स्नातक, प८० रणछोड़लाल जी ज्ञानी, श्रो परघ भाई, पं० लक्ष्मणराव ओघदले, 
मणिशंकर जी, पं० विद्यानिधि विद्यालंकार, पं० अयोध्याप्रसाद जी और पं० चिजयशंकर 
जी आदि विद्वानों के भाषणों को चर्चा समाज की रिपोर्टों में मिछतो हे। आर्यसमाज को 
ओर से कुछ संस्थाएं भी चल रही थीं। श्रीमती मीठाभाई संस्कृत पाठशाला, श्रीमहुयानन्द 
पुस्तकालय-वाचनालय, सवाद वर्धिनों सभा, आर्य वीर दल तथा बेदिक धर्स प्रचार मंडल 
अपने-अपने क्षेत्र में उपयोगी कार्य करते रहे । 

बम्बई का मुख्य (काकड़वाड़ी) आयंसमाज प्रारम्भ से ही नगर के अन्य भागों 
में आपंसमाजों को स्थापना और संचालन के कार्य को अपनाता रहा है। माटगा आये 
समाज धोरे-भोरे एक प्रभावशाली और कर्मयोगी आर्यसमाज के रूप में परिणत हो 
गया है । फोर्ट का आयंसमाज भी प्रगतिशील रहा है । भापकला, चित्रपोकली आदि 
बस्तियों में छोटी-छोटी आर्येसमाजें थीं, जो प्रायः बम्बई आर्यंसमाज क सहारे पर ही 
चलती रहीं । 

इस प्रकार प्रचार ॒तथा संगठन का कार्य तो होता रहा, परन्तु यह शिकायत 
प्रायः बनी रही कि बम्बई के लगभग पच्चोस तोस लाख निवासियों पर समाज का बहुत 


२१८५ आर्यक्षमाज का इतिहास 


कम असर है । इसका कुछ आभास इस बात से मिलता है कि जहा १९३०-३१ की रिपोर्ट 
में कुल मतदाता सभास्तदों की संख्या ५४४ लिखी हु, वहां १९३६-३७ की रिपोर्ट से 
मतदाता सभासदों की रूंख्या केवल २४५ लिखी हैं। जिससे विदित होता है कि सभवत्त: 
आस्तरिक मतभेदों के कारण नंम्बई के निवासियों मे वेदिक धर्म का प्रचार पर्याप्त 
मात्रा में नहीं हो सका। रिपोर्टों से यह भी विदित होता है कि इन वर्षो में समाज की 
आय में भी विशेष वृद्धि नही हुईं। १९३१-३२ की रिपोर्ट भें वर्ष भर की आय की राक्षि 
१२,१७० ) रु० और व्यथ की राशि १०,८३२) रु० दिखाई गई है । १९३५-३६ वर्ष की 
रिपोर्ट से विदित होता है कि आय की राशि ११,९८७ और व्यय की राशि ११,३६८ हो 
गई। इन राशियों की तुलता से प्रतीत होगा कि बीच के वर्षों में समाज की आथिक 
अवस्था में भी कोई विशेष उन्नति नहीं हुईं । 


थ्राय प्रतिनिधि सभा--बम्बई 


यह पहले लिखा जा चका हे कि बम्बई प्रान्त से आर्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना 
१९०२ ईस्वी के ३० विसम्बर को हुई थी। इसका मुख्य केन्द्र आनन्द में रहा । १९३७ 
में इसके प्रधान श्री गिरजाहंकर निर्मभराम जी और मन्‍्त्री श्री बापुभाई कुबेरदास जी 
आय॑ थे। सभा के प्रतिनिधियों की संख्या ९१ थी। सभा से संबद्ध समाजों की संख्या ६२ 
थी। इंस सभा की ओर से एक बम्बई प्रदेश आर्य विद्या सभा' नास की संस्था नियुक्त की 
गई थी, जिसकी ओर से ये शिक्षण संस्थाएं चलती थों:--१. बाल-मन्विर, २ 
प्राथमिक पाठशाला, ३. हाई स्कूल, ४. विधवाश्रम। सभा की ओर से “आये प्रकाश' 
नाम का साप्ताहिक पत्र निकलता था जो अब भी निकलता हैँ । वह सभा के अपने प्रेस सें 
छपता था । प्रेस का नास आय प्रफाश प्रेत था। सभा की ओर से चार पुरुष उपदेशफ, 
एक स्त्री उपदेशिका और एक भजनीक कामप्त करते थे। अनेक कारणों से बस्बई के 
आये समाज प्रतिनिधि सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। इस कारण सभा की शब्ित 
प्रान्त के विस्तार और सामर्थ्य को देखते हुए बहुत कप्त रही । 

बड़ोदा-केन्द्र 

प्रथम भाग में पंजाब के प्रतिष्ठित आर्यजनो के कार्यों का विवरण देते हुए 
हमने सास्टर आत्माराम जी अमृतसरी की चर्चा की थी। वे धामिक विषयो के अच्छे 
घिद्ाान्‌ और सुवक्ता थे । वे बीसवों शताब्दों के प्रथम चरण में हो पंजाब को छोड़ 
कर बड़ौदा चले गये थे । बड़ोदा के प्रगतिशील महाराज सयाजोराव गायकवा ने 
उन्हें अपनी रियासत में दलितोद्धार का काम्त सौंप दिया था। मास्टर जी ने कारेली बाग 
में अपना केन्द्र बनाकर न केवल दलितों को शिक्षा का कार्य ही किया, अपनो विद्वला 
और भाषण-इक्क्ति के प्रभाव से स्वयं यश कमाया और आये ससाज के यश को भी 
वृद्धि की । आप गुजरात और महाराष्ट्र में पंडित नाम से निर्दिष्ट किये जाते थे। महाराज 
ने कार्य से प्रसक्ष होकर आपको “राज्यरत्न/ की उपाधि से विभूषित किया । धोरे-धीरे 
कारेलीबाग का आश्रम आर्यतमाज और समाज-सुधार का एक प्रभावकज्ञाली केसर 
बन गया । 


वम्जई 


| 


१६ 


१९२४ में उस केंद्र में आये कन्या-महाविद्यालय बड़ौदा की स्थांपता हुई । इंद्र 
विद्यालय मे संस्कृत, हिन्दी, गुजरातो तथा अंग्रेजी भाषाओं को अधिरिवंत अप्य संघ 
क्पशुनिक विषय भी पढ़ाये जाते है । हसकी एक मुषय विशेषता कत्पाओं की अनिवार्य, 
रूप से शारीरिक व्यायाम की शिक्षा देना है| प्रारम्भ से हो इसका संचाजने स्थ॑र्गीय 
पंडित आत्माशम्र जी के सुपुन्न पष्डित आलन्दप्रिण जी करते रहे है। विश/लय की आत्यार्पा 
कुमारी सुज्ञीला पंडित भी राज्यरत्त को सुपत्री है । 


तेरहवां ग्रध्य।य 


देज्षिण हेदराबाद 


दक्षिण हैदराबाद में आर्य त्माज का बीज बहुत पहले बोधा गया था। इस प्रदेश 
में सबसे पहले आयंसमाज की स्थापना पंडित भगवानस्वरूप जी तथा तथा श्री गोकुल 
प्रसाद जी के प्रयत्न से धारूर में हुई। धारूर छोटी जगह थी, इस कारण रियासत में उसका 
विशेष प्रभाव नहीं फंछा । १८९२ ईस्बी में सुल्तान बाजार हैवराबाद में केख्रीय आर्य 
समाज की स्थापना हुई। केद्ध में आर्यसभाज का कार्य प्रारम्भ हो जाने का परिणाम 
यह हुआ कि अन्य स्थानों पर भी आर्य समाज की चर्चा होने लगी। प्रारम्भ से ही रियासत 
के हाईकोर्ट के जज श्री श्री ० कंशवराव जो आयंसमाज के प्रधान स्तम्भ थे। वे ही सब 
आयंसामाजिक प्रव॒ृत्तियों के केख थे। पं० केशवराव जी उन आदि काल के आर्य समा- 
जियों में से थे, जो वेदिक धर्म और महपि दयानन्‍्द के परम भक्त होने के कारण धर्म 
को धन अथवा राज-सम्मान से ऊंचा स्थात देते शे। निजी जीवन में वे सौतिकार को 
इस उक्ति के दुर्लभ दृष्टान्त थे :-- 


नरपतिहितकर्ता द्वेष्यवा याति लोके, 
जनपदहितकर्ता त्यज्यते पार्थिवेन्द्र:। 
इति भहंति बिरोधे विद्यमाने समाने 
नपति-जनपदानां. दुर्लभ. कार्यकर्ता॥ 


(जो व्यक्ति राजा का हित करनेवाला हो, उससे प्रजा द्ेष करने लगती है और 
जो प्रजा के हित को अपना लक्ष्य बना ले, उससे राजा लोग शत्रुता करने लगते हैँ। ऐसा 
स्वाभाविक विरोध होने पर ऐसे कार्यकर्ता दुर्लभ होते है, जो दोनों के विश्वासपात्र 
हो सके। ) 


ऐसे दुलंभ कार्यकर्ता पं० केशवराव जी थे। उन पर जितना निजास को विश्वास 
था, उतना ही प्रजा को भी था। उनके पुराने साथियों में से ठाकुर गोविन्दसिह जी तथा 
पं० श्यामलाल जो वकील विशेष रूप ले स्मरणीय है ! 


जब महात्मा मुशीराम ,जी (स्वामी भ्रद्धानन्द जी) गुरुकुल कागड़ी को 
त्थापना के लिए ३० हजार रुपया एकत्र करने के उद्देश्य से देश से भ्रमण कर रहे 
थे, तब प० केशवराव जी के धिशेष निमन्त्रण पर जे हेदराबाद भो गये भे। उस समय 
रियासत के कई नगरों में स्वामी जी के विशेष ज्यास्यान कराये गये। उन व्यास्थानों से 
आयंसमाज़ के प्रचार को पर्याप्त सहायता मिली। 


दक्षिण हैदराबाद २२१ 


आयंसमाज सुल्तान बाजार के ३७वें वाषिकोत्सव पर ४ अप्रैल, १०३१ ई० को 
हैदराबाद के देवीदीन बाग में रियासत के आर्य-प्रतिनिधियों फी एक सभा हुई, जिसमें 
६९ प्रतिनिधि उपस्थित थे। सभा में आये प्रतिनिधि सभा हैदराबाद स्टेद की स्थापना 
की गई। नियम पास किये गये और अधिकारियों का चनाव किया गया। निम्नलिखित 
पदाधिकारी चुने गये--- 

प्रधान--पण्डित केशवराव जी, जज हाई कोर्ट 

उपप्रधान--पं० इयाॉमलाल जो वकील 

मन्त्री--भ्री चन्दूलाल जी 

उपमन्त्री--पं० राजरत्नाचारी जी 

कोषाध्यक्ष--पं० वितायकराव जी विद्यालंकार 

पुस्तकाध्यक्ष-पं० वत्तात्रेय वकील हाईकीर्ट 


उप्तो वर्ष पं० केशव॒राव जो का दुःखद देहान्त हो गया। १९३३ में अधिकारियों 
का जो चुनाव हुआ, उसमें स्व० पं० केशवराव जो के सुपुत्र पं० विभायकराव जो प्रधान 
पद पर चुने गये। गत २३ वर्षों के अनुभवों ने यह सिद्ध कर दिया है कि सुयोग्य पिता के 
सुयोग्य पुत्र का दृष्टान्त यदि ढूंढना हो तो वह इससे अच्छा नही मिल सकता। पं० विनायक 
रा जी ने प्रत्येक दृष्टि से अपने पिता के उसराधिकार को सफलतापूर्वक निभाया है । 
१९३१-३२ के लगभग रियासत के अनेक केद्धों से यह शिकायत आते लगी कि 
आंसमसाजियों पर रियाप्तत की पुलिस अत्याचार कर रहो है। सभा के दूसरे अधिवेशन 
में, जो १९३२ के मार्ख मास में हुआ, इस समस्या पर विचार किया गया और पं० 
पिनायक रात्र जो विद्यालंकार, पं० गोपालराव जो वक्ोल तथा पं० दतात्रेयप्रसाद जी 
वकील हाईकोर्ट की एक उपसभिति शिकायतों की आँच करने के लिये बनाई गई। 
जांच करने पर मालम हुआ कि शिकायतें बहुत छुछ तत्य हे । तब एक शिष्ट-मंडल ते 
रियासत के पोलिटिकल मिनिस्टर से मिलकर सब शिकायलें मौखिक रूप में उपस्थित 
करने के अतिरिक्त एक लिखित आवेदन पत्र भी पेश किया। रियासत का एक अखबार- 
'सिट्टीक दीनवार--आर्यसमाज पर बहुत जहर उगल रहा था, उसकी भी शिकायत को 
गई। रियासत के पोलिटिकल भिनिस्टर नवाब महु॒दियारजंग ने निम्न-छिखित उत्तर 
दिया->- 
१--में आपके वफद से बहुत खुश हुआ। क्योंकि गवर्नमेन्ट का फर्ज है कि वह 
रियाया की शिकायत को सुने और तवज्जह दे। 
२--में आपको इतसमिनान विलाता हूं कि यहां हुर एक मजह॒ब व समिल्लत का 
शख्स मसावो तोर पर रह सकता है। रुबा वह मुसलमान हो या आये या 
ईसाई । 
३--हेमारी गव्नेमेन्ट की मुलाजमत में अदता व आला ओहबे पर मुह्तलिफ 
मजहब के लोग मुतायन हैँ । अब आप देखते हैं कि में शिया हूं। (नवात्र 
अकघर यार अंग बहादुर को ओर इशारा करके ) आप कादियानी है। और 


रत 


आर्यसमाज का इतिहास 


(जवाब अरभिष्ट्रंण साहब की बतलाफर) आप ईसाई ह; इस तरह आे- 
समाजी भी मिलव.र रह सकते है। 

४---हुकुूमत का कोई भजहुब नही होता । 

५--आपकी बड़ी शिकायत 'पिहीक्षी दीमदार' के निस्वत है । इससे तो गवर्भमेग्य 
भी ताशण हे। हमारी गवर्ममेन्ट से महीता ५०) जो इमबाद उनको मिला 
करती थी, बह धजांतव मौकफ कर दो गईं है। इस पर भी अगर बहु सम्मल 
जाय तो अच्छा है। वरना भुभकिन है कि उसको भी तिकाल दिया जाये। 

६--अखबारी वाकियात ऐसे हे, उनको रोकना हमारे लिए बड़ा दुबवार है। 
क्योंके कोई ऐसा जरिया नहीं है के खबरों की जांच की जाय। हर शस्त 
खबर दे देता है। इस तरह ब्रिटिश इण्डिया भें भी है। सगर वह खबर 
गलत हो या इज्ाल-ए-हैसियत-ए-उर्फों के हृद तक पहुंचती हो चारा-कार 
कानूनी अस्तियार करना चाहिए। हमारे पास--गोलकुण्डा-पत्रिका' 
के नित्बत भी ऐसे हो शिकायतें आई है। 

७--पं० चन्रभानु जी के निस्वत जो अमल हुआ, उसका कोई ताल्‍लक उनके 
आरयेत्तमाजोी होने से नहीं था! बल्के हमारे पास--खुफिया पुलिस ब्िटिश- 
इण्डिया--से रिपोर्ट आयी के इनका ताल्‍लक ऐसे लोगों और सोसाइटी से 
है, जो पोलिटिकल सामलात से ताल्लक रखते है और हुकूमत को उलट 
देना चाहते हैे। लिहाजा इनका अखराज किया जाय, ताके यहां इन्कलाबी 
तहरीक न होने पाए। हमको इनपर निगरानी रखने का हुक्म था। हमारे 
यहा के पुलिस की कोई विकायत नहीं है और न आर्यसभाज के सुतालक 
कोई वाकिया है। 

८--अजला के मुख्तलिफ वाकियात का जिकर किया गया है। इसके मुतालक से 
कहूँंगा के आप पहले मुकामी ओहवेदारों से दरसब्वास्त कीजिए, अदालत में 
कार्रवाई कीजिए। इस पर भो कोई दादरसी न हो तो गवरनंमेन्ट उसे 
सुनने को तेयार है और तसफिया करने को आसमादा है। 

९--में यह दादा नहीं कर सकता के हमारे कुल कारकुन बेदाग हे । में आपंको 
इतसितान दिलाता हूं के हमारी गवर्नमेन्ट की तरफ से किसी सहकमे को कोई 
इशारा नही है कि आर्यसमाज के सुतारूक खास अमल किया जाय। 
अगर कोई ओहंदेवार जाती तौर पर इस तरह बर्ताव करे तो उसकी कार्थ- 
वाही ओहवेदार बाला के पास आते हो उसका इन्सदाद हो सकता है। 
मसलन उस्मानाबाद के एक ओहदेदार के निस्वत एक लड़की की ईजारजाती 
के बारे में शिकायत पेश हुई और उसको सजा दी गई । इससे जाहिर होता 
के गवर्नमेन्ट इन्साफ के मुकाबले में ओहदेदारों का पास नहीं करतो । 

१०--इजाजत जलूस के सुतललक से यह कहता हूं के उसके कवायद बनाने का काम 
एक-शकुन बाने हुकूमत-के सुपुर्द किया कया था। जो किसी फिरके से 
ताछक नहों रखते। यानी वे न तो हिन्दू हे, तन मुसलसान। यानो करतल 


5 


दक्षिण हैदराबाद श्२्३ 


सर रिचर्ड ढेंच साहब । इन्होंने कवायद मुरत्ति.4 किये मिनको तहत 
में पुराते जलूस बसे हो निकल सकते हे जेसे कदीम से निकला करते है । 
जदीद जलस को ओहदेदार मुतालका (मुहत्तिवा कवायद के मुताधिक ) 
इजाजत देंगे। जलूस की मस्जिदों के सामने बाजा नवाजी सिर्फ इस वजह 
भमन्‌ है के जाहल लोग इसकी वजह से लड पड़ते हे। जिसकी वजह से अपन 
बाको नहीं रहता। चे जाय के हुकूमत का फर्ज यहो हू कि असन कायम्त 
रखे। जाहलों की रोकटोक मुश्किल हो जाती है। दर असल जलूस के 
निकलने से गवर्नसेन्ट को कोई बहस या उजर नहीं हैं। मगर जाहलों की 
बजह के झगड़े का अन्देशा रहता है। जिसको रोकथास जरूरी हे। इस- 
लिए जुलूस के लिए पाबन्दियां भुकरंर की जाती है। 
११--जलसे के मृुतालक कवायद बनाए गये हें। कई सतंबा ऐसे वाकियात पेश 
हुए हे कि तालिमोी वगेरा जलसे के उनवान से इजाजत हासिल कर ली गई। 
मगर पोलिटिकल लेक्चर दिया गया। जिसमें रईस पर और हुकूमत पर 
हमला किया गया। इस वजह से यह इंतजाम किया गया हैं कि उन से 
जमानत व इंकरारनामा लिया जा कर' इजाजत दी जाए। अगर खिलाफ 
इकरार तकरीर हो तो जमानत जप्त होगी । 
१२--बजरये कमेटी तहकौकात करवाना बेंजरूरत हे । क्योंकि हम तो आपसे 
बदगुमान नहीं हे कि गलत वाकियात का इंदिराज किया गया होगा। 
अलबत्ता अगर बाजाप्ता चाराजोई करने के बावस्फ भी इन्साफ न हो तो 
गंवर्नसेन्ट के महक्‌मे मुतालका के पास आप रुजू हो सकते हे। जो बशर्से 
जरूरत तहकीकात करेगी । 
१३--आखिर में से आपको यकीन दिलाता हूं कि आर्यसभाजी को भी वही हुकूक 
हासिल है, जो एक मुसलमान और दौगर मजाहब वालो को हासिल हें। 
और अमन से जिदगी बसर कर सकता हैं (* 
यह उद्धरण पूरा इस कारण दिया गया हे कि भविष्य में रियासत में होने वाली 
घटनाओं से पोलिटिकल मिनिस्टर के उत्तर में प्रगट की गई नीति का बहुत गहरा सम्बन्ध 
है। उस समय मुलाकात का अच्छा असर हुआ। सभा की ओर से उर्दू में 'वेदिक-आद्श' 
नाम से एक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित हो रहा था, उसने भी आयेसमाज की स्थिति को 
स्पष्ट करने में पुरी सहायता दी । लगभग एक वर्ष तक आर्यंसमाज के कास पर कोई विशेष 
प्रतिबन्ध नहीं डाले गये, परन्तु रियासत के कर्मचारी मंडल के सन्‌ में आरयसमाज के 
प्रति इतनो विरोध-भावना भरी हुई थी कि वह १९३४ में प्रगट हुए बिना न रह सको । 
उस वर्ष आर्यस्माज के कार्यकर्ताओं ने वार्षिकोत्सव के अवसर पर पं० रामचन्द्र जो महो- 
पदेशक को व्यास्यान देने के लिए निमन्त्रित किया । आपके कई व्याख्यान हुए, जिन में 
जनता बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित होती रही । पं० रामचन्द्र जी बहुत सिद्धहस्त 
व्यास्याता है । आप तर्क और प्रमाण द्वारा अन्य मत-भतान्तरों की आलोचना अवद्य 
करते है परन्तु आलोचना करने में शिष्टाचार को कभी नहीं छोडते और शब्दों के चुनाव 


११४ प्रायंसमा का इतिहास 


में इतने सावधान है कि विरोधियों को भी उनका प्िकका सोहता पहला है। भारत भर 
में ग्यास्यात देते और शाला करते हुए उन्हें लगआ चालीप वर्ष हो गये, कहों पुलिस 
को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं हुईं। परलतु हेदराबादकी पुलित्त ने उसके भाषणों 
में तौहीने-हृस्लाम की ध्वनि सुत लो और उत्सव की सप्ाष्ति पर उन पर तथा पंडित बंशी- 
लाल जी आदि तीन अस्य कार्यकर्ताओं पर नियम धारा, २३६, ८३,१३४ के अधीन अभि 
योग बहा दिया। इंपत पर ने केवल हैदराबाद में, अपितु सारे भारतवर्ष में एक सनसनी 
तो पल ।ई। १० रामबद्ध जो के आजाति के सम्मानित व्यास्याता होने के कारण साथे- 
वेशिक आयंग्रतिनिधि तभा ने आग पर चलाये गये अभियोग के मामले को अपने हाथ में 
ले लिया। सभा हे मल्री प्रो० सुधाकर जी स्वयं हेदराबाद जाकर पोलिटिकल मिनिछ्तर 
तथा पृहिस के अधिकारियों से मिले। प्रोफेसर जो को विद्वाप्त दिलाया गया कि अभि- 
योग उठ लिया जापेगा। अभिग्रोग तो उठी लिया गया, परलु १८ जुलाई के एक फरमान 
द्वारा उरूँ रियासत से बाहर निकल जाने की आजा देते हुए यह भी सुचना दे दी गई कि ये 
विशेष हुक्म लिये बिता भविध में रियासत में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। 

पहित जी को रियातत के बाहुर भेज देने के पदवात हैदराबाद की पुलिस ने आे- 
समाज के कामों में स्थानसथाने पर प्रतिक्रध डालने आह्भ कर दिये। धौरेशीरे 
रियासत को तोति आय समाज के प्रति कठोर होती गई। उस तोति के अन्तात रियाप्तत 
की पुलिम॑ ते कया नया कारनामे किये ओर उनका आर्थप्रमाज ने क्या उत्तर दिया, इस 
प्रनों के उत्तर आले छोड़ में पिछेग। वहु आपंप्रमाज के इतिहास को एक अह्यस 
भर प्र है, जो किस्तो अध्याय का अंग नहीं बन सकता! 


चोौदहवां अध्याय 
विविध प्रदेशों में आयसमाज 
१. बिहार 


१९११ ईस्वो में बिहार और बंगाल की सम्मिलित आर्पग्रतिनिधि सभा स्थापित 
हुई थी। बिहार में आर्यसमाज का प्रचार बड़ी तीब्ता से हो रहा था, इस कारण यह 
आवश्यक प्रतीत होने लगा कि उसे अलग प्रात्त बना दिया जाय। तदनुसार २८ भार्चे 
१९३० को बंगाल से अलग बिहार की आर्यप्रतिनिधि सभा की स्थापना की गयी। उसी 
दर्ष मई मास में उसकी रजिस्ट्री हो गई। सभा का मुख्य कार्यालय पटना में रखा गया। 
सभा से सम्बद्ध समाजों की संध्या शीघ्र ही १५० तक पहुंच गई। सभा की ओर 
से कई संस्थायें चलतो थीं। सोमभान्त (सारन) में डी० ए० वो० कालेज को स्थापना 
१९४० मे हुई, परन्तु चार डी० ए० बी० स्कूल कई वर्षों से चल रहे थे। प्रान्त 
में चलने वाले छोटे-छोटे गुरुकुलो को संख्या ४ थी, उनमें से वेद्यनाथधाम का गुरुकुल 
सुविस्यात ओर बड़ा था। तोन अनाथाल्‍रूय, तीन संस्कृत पाठशालायें भिन्न-भिन्न नगरों 
में विद्यादान का काम कर रही थो। केन्द्र में एक बिहार प्रान्तीय हिन्दू वनिता आश्रम भो 
था, जिसमें अनाथ और विपद्‌-प्रस्त महिलाओं को रक्षा और शिक्षा का प्रबन्ध था। 


इस प्रान्त में सोन नदी के तट पर स्तान के अनेक बड़े-बड़े मेले होते हं। उन में 
आयंसमभाज के प्रवार की विशेष व्यवस्था की जाती थी। सोनपुर में हरिहर क्षेत्र का मेला 
सब से बड़ा होता है, उ्त पर दस दिनों तक अखंड प्रचार किया जाता था। सभा के विवरण 
से प्रतीत होता है कि सन्‍्थाल परगना और छोटा नागपुर के सन्‍्थाल, भील, उराम, डोम 
आदि जगली जातियों में प्रचार की विशेष व्यवस्था को गई थी। स्वामी शिवानन्द जी 
और प॑० बद्रीनारायण जी का कार्य विशेष रूप से प्रशंसनीय समझा गया था। प्राज्त में 
आयंसमाजों के अतिरिक्त आर्यवीर दल, आयकुमार सभा आदि संस्थाये भी प्रचार तथा 
रचनात्मक कार्य में पुरा सहयोग दे रही थी। 


प्रान्‍्त के विशेष कार्यकर्ताओं में हम निम्नलिखित नाम पाते है--राषबहादुर 

बाबू द्ृजतादन सिहे जी, १० वेदत्त जी वानप्रस्थ, डा० कार्तिकीप्रसाद जी, 'पं० प्रह्देव 
शरण जी, पं० बासुदेव जी शर्मा, पं० बद्रीनारायण शर्मा, पं० सिद्धेश्वर शर्मा, बाद रास- 
चद्ध प्रसाद जायतवाल, मेहता चूड़ामणि वर्मा, स्वामी रामानन्द जी संन्यासी इत्यादि। 


ईसे ध्रान्त के प्रसिद्ध प्रचारकों में सब से पहला ताम स्थासी सुनीदवरानरद जी 
? *। 'वापों जी का केछ स्थान दानापुर में था, परन्तु उतका गौरा देश बह 


२५६ आयेसमाजण का इतिहास 


लगता रहता था। वे ऊंचे दर्जे के त्यागी, स्एष्टबक्ता, और वाम्मी संन्यासों थे । 
उनके भाषणों का असर सर्वत्राधारण जनता पर बहुत पड़ता था। घतनी-सानों तथा अधि- 
कारी कभी-कभी उनको स्पष्टवादिता से तिलुमिला उठले थे, परन्तु उनका हृदय इतना 
मिष्कपट था कि न वे किसी से देर तक रुध्ट रहते थे और न कोई अन्य उन से देर तक 
नाराज रह सकता था। उनसें एक निर्भय प्रचारष के पूरे गुण थे । 


२. मध्य प्रदेश तथा विदर्भे 


“मध्य प्रदेश व विदर्भ”' प्रास्त में सब से पहला आर्यसमाज, जिसकी स्थापना का 
लिखित प्रमाण मिलता है, वह जबलपुर का है। आर्थस्माज जबलपुर के वाषिक वृत्तान्तों सें 
निम्न लिखित लेख है--“यह आर्यसमाज सज्‌ १८८२ में स्थापित हुआ और 
सन्‌ १८८३ में इस प्रान्त की प्रतिनिधि सभा मे सम्मिलित हुआ। इसके संस्थायक 
श्रीयुत महाशय रलाराम जी इंजिनियर भे। कुछ वर्षो के पश्चात समाज ने अपना निजी 
भवन तिलकभूमि, जबाहर गंज में बनाया ।” इस लेख से विदित होता है कि जबलपुर में 
आरयंसमाज को स्थापना १८८२ ई० में हुईं। इससे यह भी विदित होता है कि भ्रान्त की 
प्रतिनिधि सभा इससे पूर्व विद्यमान थी । 

आर्यसमाज अमरावती के वार्षिक वृ॒त्तान्त में उल्लेख है कि १८८९ ईसस्‍्वी में 
श्री पंडित इन्द्रदत्त जो शर्मा द्वारा समाज सुसंगठित रूप से स्थापित किया गया। यों 
नाम मात्र की स्थापना १८८७ ईस्वी में ही हो चुकी थी । इस समाज के संरक्षक हैदरा- 
बाद रियासत के मनसबदार ठाकुर गोविन्दीसह जी को बनाया गया । 

सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा की सं०१९९७ विक्रमती की डायरेक्टरी में श्री 
त्वासी आत्मानन्द जी द्वारा २७ दिसम्बर १८८९ को भध्य प्रदेश को प्रतिनिधि सभा के 
स्थापित होने की चर्चा हे। यह सूचना '्रमात्मक ही प्रतीत होती है। पहले सभा का 
कार्यालय नर्रासहपुर में था, फिर जबलपुर में गया और १९३४ में नागपुर सभा का केन्द्र 
स्थान बन गया। प्रारंभ में सभा से सम्बद्ध सम्राजों की संख्या केवल ७ थी। १९३७ 
ई० में तह १२५ के लगभग हो गई। सभा की ओर से १ दर्जन के लगभग उपदेशक प्रचार 
का कार्य करते थे। 

सभा की ओर से “आय॑ सेवक” नाम का मासिक पत्र प्रकाशित होता था, जो अब 
तफ भी प्रास्त में वेदिक धर्म के प्रचार का एक मुख्य साधन बना हुआ है। 

इस प्रान्त को यह सम्मान प्राप्त हे कि इसमें आर्यसमाज को श्री घनश्यामसह 
जो गुप्त बी० एस सो ०, एल-एल० बो० जैसा योग्य उत्साही और कुशल नेता प्रदान किया 
है। गुप्त जी ने सा्वदेशिक आरयंप्रतिनिधि सभा के प्रधान की तथा हैदराबाद सत्याग्रह 
के एक प्रमुख कार्थकर्ता की हैसियत से आर्थसमाज की जो बहुमूल्य सेवायें की है, उन से 
सारा देश परिचित हैं। मध्य प्रदेश के आर्यसमाजों के तो आप कर्णधार ही हैं। वर्षो 
से आप प्रान्तोय सभा के प्रधान है । 

गुरुकुल होशंगाबाद इस प्रान्त के आयंेजनों की प्रमुख संस्था है। पहले युरुकुल 
एक कम्मेटी की ओर से स्थापित किया गया था। कमेटो की ओर से ब्रह्मचारी ब्रह्मा- 


पं ० शिवशंकर जी काव्यतीर्थ 


श्री राधभोहन जी पं० अयोध्याप्रसाद जी 


विविध प्रदेशों मे आर्यंसमाज २२७ 


ननन्‍द जी इसका प्रबन्ध करते थे। १९१४ में गुकु का प्रबन्ध प्रान्तीय सभा को संरक्षकता 
में आ गया और १९२० में वह पूर्णहूप से सभा के अधीन हो गया। सभा के प्रबन्ध में 
आकर गुछक्रुल को निरब्तर उन्नति होती गई। छात्रों की संध्या, वाषिक आप तथा 
प्रबन्ध की सुब्यवस्था के कारण १९२५ में उसको प्रान्त की प्रमुख संस्थाओं मे गणना पाते 
है। सेठ जमनालाल बजाज तथा प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के प्रधान पंडित भगवानदीन 
जी आदि महानुभावों का गुरुकुल में जाना और अच्छी सम्मति लिखना इसका प्रमाण है। 


३. सिन्‍्ध 

सिन्ध १९१९ ईस्वी से पुर आर्येसमाज की दृष्टि से पंजाब का हिस्सा माना जाता 
था। उस समय भी कराची और हैदराबाद के आयंसमाज बहुत कर्मठ और समृद्ध समझे 
जाते थे। आर्यसभाज की संस्थाओ को सिन्ध के व्यापारियों से पर्याप्त सहायता मिलतो 
थी। १९१९ में सिन्ध में पृथक्‌ आर्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना हो गई। १९३६-३७ 
में सभा के तीत वेतनिक प्रचारक प्रान्त में प्रचार का कार्य करते थे। १२ अन्य अवेतनिक 
प्रचारक सभा की ओर से प्रचारकार्य में सहायता देते थे। सभा की ओर से "आर्य सन्देश' 
नाम का पत्र कुछ वर्षों तक चलता रहा। डाइरेक्टरी से विदित होता है कि धनाभाव 
के कारण पत्र कौ बन्द करना पड़ा। सिन्ध जेसे धनियो के प्रान्त में धत की कम्ती के कारण 
एक साप्ताहिक पत्र न चल सका, यह आइहऋचर्प में डालनेवाली बात हे। 


प्रतिनिधि सभा द्वारा आर्यसमाज के 
प्रायः सभी देशव्यापी कार्यों में सहायता दी 
जातो रहो। हैदराबाद सत्याग्रह में सिन्ध ने ७५ 
सत्पाग्रही भेजे । दलितोद्दार, आर्यवीर दल और 
वेद प्रचार आदि सब विभागों में सिन्ध को 
आयेसमाजें भाग लेती रही। प्रान्त के विशेष 
कार्यकर्ताओं मे महाशय तेजोमछ जी कमल, 
प्रो० ताराचन्द जी गाजरा, महाद्यय हासानन्द जी 
लड़काना और प्रो० हासानन्द जी कण्डियारी 
आदि के नाम प्रमुख रूप से उल्लेखयोग्य ह ॥ श्री ताराचन्द गाज रा 


४. बंगाल तथा श्रासाम 

१९३० ई० के मार्च महीने तक बंगाल और बिहार प्रान्त मिले हुए थे। बिहार 
में आर्य समाजों की संख्या और उसकी संस्थाओं की काफी वृद्धि हो जाने पर उसमें पृथक्‌ 
प्रतिनिधि सभा की स्थापना हो गई। इधर आसताम में सार्वदेशिक सभा तथा बगाल प्रति- 
निधि सभा के उपदेशकों के प्रयत्न से कई आर्यत्तमाजें स्थापित हो चुक्नी थीं। फलतः 
१५ मार्च १९३० ई० को बगाल तथा आसाम की सम्मिलित आय प्रतिनिधि सभा स्थापित 
को गई। इस सभा का मुझ्य कार्यालय आर्थैप्तनाज सन्दिर कार्नवालित स्ट्रीय, कलकत्ता 
में बनाया गया। कई वर्षों तक इसके प्रधान श्री हरगोविन्द गुप्त और भन्‍्त्री श्रो सेहरुचच्दर 


२२८ आयेसमाज का इतिहास 


जी धीमान्‌ रहे । आर्य डाइरेक्टरी से विदित होता हे कि १९४० तक इसमें ३०० आये- 
समाजें सम्मिलित हो चुकी थीं । 

कलकत्ता स्वयं बहुत बड़ा नगर होने के कारण एक प्रान्त के समान महत्व रखता 
है । कानंवालिस स्ट्रीट के मुख्य आर्यत्तमाज के अतिरिक्त बड़ा बाजार, दक्षिण कलकत्ता, 
जोड़ा बागान, बाग बाजार, खिदिरपुर, सलकिया, भवानीपुर, रामक्ृष्णपुर तथा कांकी- 
नारा आदि स्थानों में पृथक आर्येसमाजे अपने-अपने हलके में प्रचार आदि कार्य करती है । 
कलकत्ते से बाहर दीटागढ़, बारकपुर, आलम बाजार, आसनसोल, दार्जिलिग आदि 
नगरों में भो आर्यसमाज स्थापित हुए । 

इस प्रान्त में आर्थसमाज की सब से बड़ी संस्था आर्य कन्या महाविद्यालय है। 
इस संस्था का मुर्य आयेसमाज के साथ मिला हुआ विशाल भवन है। महाविद्यालय की 
आथिक स्थिति बहुत अच्छी हें। एक दयानन्द वेदिक पुस्तकालय भी है, जिस में बहुत सी 
वृष्प्राप्य पुस्तकों का संग्रह है। यद्यपि आर्यसमाज का अपना कोई मुख पत्र नहीं था, तो 
भी श्री मेहरचन्द जी धीमान्‌ का जागृति” नाम का पत्र आर्यंसमाज का प्रबल समर्थक था। 
यह पत्र पहले साप्ताहिक था फिर देनिक हो गया। लाखो रुपयों को हानि उठा कर धीमान्‌ 
जी इस पत्र को केवल समाज-सेवा के भाव से वर्षो तक चलाते रहे । 

जब कभी बंगाल अथवा आसाम पर दुभिक्ष या बाढ का संकट आया, बंगाल 
की आयुप्रतिनिधि सभा सेवा के कार्य में अग्रसर होतो रही। कलकत्ते के सौभाग्य से वहां 
सदा उत्तरीय भारत से गये हुए कुछ ऐसे सज्जन रहे हे, जिन से आर्थसमाज को पुष्कल 
वान भिलता रहा है। सेठ जयनारायण पोद्ार का नाम इस दृष्टि से विशेषतः उल्लेख- 
योग्य हैं। आर्थसमाज का शायद हो ऐसा कोई सार्वजनिक कार्य होता हो, जिसमें वे खुले 
हाथ से सहायता न देते हो। अब भो उनके उत्तराधिक्ारियों में से सेठ दीपचन्द पोहार 
और सेठ कृष्णलाल पोह्दार कुल-प्रथा को जीवित रख रहे हे। भ्री मेहरचन्द जी धीमान्‌ 
दानो भी हू ओर उत्साहों कार्यकर्ता भी । परमात्मा से उन्हें धन कमाने और प्रचार करने 
की दक्तिया समान रूप में दो है । बंगाल की आर्यसमाजों के आदि पुरुष पडित शंकरनाथ 
जी के पोछे जिन महानुभावों ने आर्यक्रमाज के कार्य को बंगाल में न केवल जीवित रखा, 
उसे आगे भी बढाया, उन में श्री हरगोविन्द जी गुप्त, पंडित अयोध्याप्रसाद जी बी० ए०, 
पं० दीनबन्धु जी शास्त्री तथा प० अवधविहारी आदि मुख्य हे । 


भू, आये प्रतिनिधि सभा, मौरीदास 


मौरीहशस द्वीप में आर्यप्रतनिधि सभा को स्थापना १९२६ में और उसको 
रजिस्ट्री १९२७ में हुई । 


मौरोशस में वदिक धर्म के प्रचार का सूत्रपात १९१० में डा० चिरंजीव भारद्वाज 
ने किया था। वे सफल चिकित्सक थे, इस कारण उनके उपदेशों का प्रभाव भी बहुत 
अच्छा होता था। उनके रास्ते में अनेक बिघ्न आये, जिन्हें अपनी दढता और सेवा के प्रभाव 
से दूर कर के आपने दीप में आर्यसमाज की जड़ें मजबूत कर दो। १९१५ में डा० भारद्वाज 
भारत में वापिस आ गये। 


विविध प्रदेशों मे झ्र्यसमाज २२९ 


डा० भारद्वाज के लगाये हुए पौदें को सीचने के लिए १९१६ में स्वामी स्वतनत्रा- 
नन्‍्द जी मारिद्ास गये। आपके त्यागभाव और उपदेझों के प्रभाव से पहले से बने हुए 
आर्यंसमाजों को पुष्टि सिली और कई नये समाज स्थापित हुए। समाजों की संख्या बढ़ती 
गई और १९२६ में सभा की स्थापना के समय उनकी संख्या ३० थी। १९२६ की रिपोर्ट 
से विदित होता है कि उस समय सभा के पास ३० हजार रुपयें की सम्पत्ति थो। सभा के 
अधीन ४ बतनिक उपदेशक काम करते थे, छः अवेतनिक प्रचारक थे, जिन में से एक देवी 
भी थीं। 

आयंसभाजों के अधीन छः कन्या-पाठशालाये थीं, जिनमें हिन्दी द्वारा शिक्षा दी 
जाती थो। एक पाठशाला में हिन्दी के साथ-साथ मराठी की शिक्षा भी दी जातो थी, 
क्योंकि वहां महाराष्ट्र से आये हुए लोगों की संख्या अधिक थी। एक पाठशाला में छोटे 
बालक और बालिकाये एक साथ शिक्षा पाते थे। इन पाठशालाओं के अतिरिक्त प्रत्येक 
आयेसमाज में आर्य भाषा की शिक्षा देने के लिए राधि-पाठशालायें चल रही थी। पाठ- 
शालाओं का प्रबन्ध स्थानीय कमेटियों द्वारा होता था, और प्रतिनिधि सभा उनका निरी- 
क्षण करती थी। 

मारोशस मे आर्यसमाज के प्रचार के कारण दो बहुत प्रश्ंसनीय कार्य हुए। 
एक तो दलितों को समस्या सर्वथा हल हो गईं। मौरीशस में उसका इतना अधिक प्रभाव 
हुआ है कि सतातनधर्मो भाई भी खुले दिल से अन्तर्जातीय विवाह करने लगे । 
हिन्दो भाषा का प्रचार भी पर्याप्त मात्रा मे हुआ। आशिक स्थिति के काफो मज़बूत न 
होने पर भी आर्यसमाज ने ३०००) की लागत से अपना “श्रद्धानन्द प्रेस' स्थापित किया, 
जिससे आर्यस्माज का मुख-साप्ताहिक पत्र आर्यबीर' निकलता था। यह पत्र हिन्दी 
तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था । 

६. पूर्बीय अफ्रोका 

ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य उपनिवेशों की भांति पूर्वी अफ्रोका में भी उन्नोसवों 
शताब्दी के अन्तिम भाग में बहुत से भारतवासी ं 
बस गये थे। उतमें से अधिकांश ऐसे 
थे, जो पांच वर्ष के बड़े पददे पर मजदूरों 
करने के लिए गए थे और पढदठें की अवधि 
समाप्त होने पर वही रहकर व्यापार करने लगे। 
बीसवी शताब्दी के आरम्भ में उनकी आशिक 
स्थिति काफी अच्छी हो गई थी। शिक्षा के प्रचार 
के साथ-साथ उनमें अपने धर्म के प्रति आस्था 
भी जाग उठी । 

१९२० में एक आये सम्मेलन हुआ, 
जिसके अध्यक्ष गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक 
पं० ईइ्वरदत्त विद्यालंकार थे | पण्डित ईश्वरदत्त न्‍ 
जी पुर्वोय अफ्रीका के आर्यजनों के निमन्त्रण पर प० ईश्वरदत्त विद्यालकार 


२३० ग्रायंसमाज का इतिहास 


सम्मेलन में भाग लेने के लिए वहां गये थे । इस सम्मेलन का फल यह हुआ कि १९२० 
के मध्य में पूर्वीय अफ्रोका के आर्यंसमाजों की आर्य प्रतिनिधि सभा स्थापित हो गई। 
नरोबी और जंजीबार के आर्यसमाजियो ने सभा की स्थापना से नेतृत्व किया। प्रारम्भ 
में सभा में यह छः समाजें सम्मिलित हुई :-- 

(१) जंजीबार, (२) दारस्सलाम, (३) मुंबासा, (४) मनेरोबी, (५) किसून्‌, 
(६) कम्पाला । इसके पदचात्‌ कुछ और समाजो को स्थापना हुई । १९३६ में सभा 
से सम्बद्ध आर्यसमाजों की संख्या १७ थी। सभा के प्रधात श्री डी० डी० पुरी और भन्त्री 
श्री डी० आर० मडल का उद्योग विद्वेष सराहनीय था। १९३८ में श्री भंडल को अपने 
देश भारत लौट आना पड़ा, इस कारण उनके स्थान पर श्री प्रभुदयाल जी मंत्रो चुने 
गये । 

१९२५ सें जब मथुरा में श्रीमहयानन्द जन्म शताब्दी का महोत्सव मनाया 
गया तब पूर्वोथ अफ्रीका के सब समाजों से भी उत्सव किये गये । सभा इससे पहले 
२१०० शिलिग मथुरा को जन्म शताब्दी की सहायता के रूप में भेज चुकी थी । 

प्रारम्भ से ही उपनिवेश की समाजों में शिक्षणालयों को खोलने को प्रवृत्ति 
उत्पन्न हो गई थी। किप्तो समाज में कन्या पाहु०शाला थी, तो किसी में स्कूल | ५० ईवेवर- 
दत्त जो के प्रभावशाली व्याख्यानो के प्रभाव से आये पुरुषों में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के 
लिए विदष प्रेम उत्पन्न हो गया । सौभाग्यवज्ञ काठ्यावाड़ के प्रसिद्ध धर्मभकत सेठ 
नान जी कालीदास सेंहता का ध्यान उपनिवेश के आर्यजनों की निर्बेल धामिक दशा की 
ओर खिच गया। १२ मई १९२८ को नेरोबी मे नाना जी सेठ के सभापतित्व में आर्ये- 
जनो की एक सार्वजनिक सभा हुई, जिसमें सेठ जी ने गुरुकुल की पद्धति पर श्रद्धानन्द 
ब्रह्मचर्याअमम और बेद प्रचार के कार्य के लिए पर्याप्त सहायता भी दी। आश्रम का 
भवन बनाने के लिए आपने छः एकड़ जमीन और उस पर बनी हुई इमारत दान की । 
यह आश्रम निरन्तर उन्नति करता हुआ १९३६ में एक विशाल शिक्षण-संस्था के रूप में 
परिणत हो गया । 


७. ब्रह्म देश 


जब १८८६ ईस्वी में अंग्रेजों ने ब्रह्मदेश (बर्मा) के राजा को जीतकर उस देश 
को ब्रिटेन के भारत साम्राज्य का हिस्सा बना दिया तबसे हिन्दुस्तान के व्यापारी व्यापार 
के लिए वहां के बडे-बड़े नगरों मे जाकर बसमे लगे। थोड़े हो वर्षों मे उनका व्यापार खूब 
चसक उठा और बर्मा का भारतीय समाज समृद्धिशालो समझा जाने लगा । वहां बसे हुए 
भारतवासियों में से बहुत से आर्यसमाजी भो थे। बे लोग समय-समय पर आर्यंसमाज 
के प्रचारकों को भारतबर्ष से बुलाते रहते थे । बर्मा मे प्रचार तथा संस्थाओं के लिए 
धन-संग्रह के लिए जाने वालों में हम स्वामी श्रद्धानन्द जो, स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी आदि 
प्रभावशाली नेताओं के नाम पाते हे । बर्मा को आर्य प्रतिनिधि सभा के साथ २५ आय 
समाजें सम्बद्ध थीं। उसका मुख्य कार्यालय रंगून में था। सभा के प्रधान लाला जगतराम 
जी, उपप्रधान पंडित परमानन्द जी बी० ए०, श्री लक्ष्मणदास जो वर्मा वकोल और बाब्‌ 


न 


विविध प्रदेशों में ग्रा्यंसमाज २३१ 


हंसराज जी ओवरसियर तथा मंत्री श्री भारद्वाज जी थे। सभा का अपना भवन था, जिप्तकी 
लागत दस हजार रुपया समझी जातो थी । माण्डले में एक अनाथालय था, जिसके 
लिए सेठ ईश्वरदास जी तथा श्री लाजपतराय जी ने दस हजार रुपये की लागत का एक 
विशाल भवन दान में दिया था। बर्मा की ओर से हैदराबाद सत्याग्रह में दस हजार रुपये 
की सहायता के अतिरिक्त सत्याग्रहियों के दो जत्थे भी भेजे गये। सभा ने बर्मा निवासियों 
में बेदिक धर्म के प्रचार के लिए बर्मी भाषा मे सत्यार्थ प्रकाश का अनुवाद प्रकाशित कराया 
था। यह अनुवाद सारनाथ बर्मा बोद्ध मन्दिर के महन्त श्री भिक्षु अकृत्तिमानन्द जी ने 
किया था । 


८. बगदाद 


बगदाद भारत से पर्याप्त दूरी पर पडा हुआ एक विदेशी नगर है। व्यापार 
ओर सरकारी नौकरी के सिलसिले में बहुत पहले से उद्योगी भारतवासी वहां जाकर 
बसने लगे थे। चारो ओर मुसलूमानो की आबादी हू, उनके बीच में पड़ी हुई हिन्दुस्ता- 
नियो की बस्ती को छावनी का नाम ही दिया जा सकता हैं। उस छावनी मे आर्य 
समाजी भाइयो ने १९२८ सें आर्य समाज की स्थापना करके बड़े साहस का कार्य किया। 
प्रारम्भ से ईराक में भारतवासियों की सरकारी सेवाओं में नियुक्ति पर कोई प्रतिबन्ध 
न होने के कारण आर्यसमाज का बल काफी बढ़ता गया । परन्तु कुछ समय पीछे सरकार 
की नीति बदल गई, जिसके कारण बगदाद में हिन्दुओं की संख्या घटने लगी । फिर 
भो आयंसमाजो कार्यकर्ताओं के उत्साह से समाज की उपयोगिता बढ़ती गई । धीरे- 
घीरे आर्यसमाज बगदाद के हिन्दू निवासियों का धामिक और सास्कृतिक केन्ध बन 
गया । आये समाज से सम्बद्ध अन्य सस्थाए भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में काम कर रही थीं । 
डिबेटिग क्लब॒वाक्शक्ति को पुष्ट करती थी तो स्त्रीसमाज स्त्रियों में जागृति उत्पन्न 
करने का शुभ कार्य कर रही थी। वहां के विशेष कार्यकर्ताओं में हम निम्नलिखित नाम 
पाते हे :-- 
१ पंडित गंगाप्रसाद झा शास्जो, 
२ श्री लालचन्द लाल, 
३े. श्री जे० जें० लाड, 
४. श्री जगन्नाथ गुलारी, 
५. श्री किशनचन्द आये, 
६. श्री पं० नारायणचन्द्र भोस्वातो, 
७. श्री भमरनाथ महेन्द्र, 
८, श्रो सेठ देवराज, 
९ महाशय पुत्त्‌लाल सक्सेना, 
१० श्री सेठ जें० एस० वर्मा, 
११. श्री कुप्पू स्वामी तायड, 
१२ श्री महाशय मुन्शीरास आदि । 


२३२ ग्रार्यसमाज का इतिहास 


8, दक्षिण श्रफ्रीका 


हम इससे पुर्व दक्षिण अफ्रोका में आर्यसमाज की स्थापना तथा उसके 
विस्तार का वृत्तान्त दे चुके हें। उपनिवेशों में सबसे अधिक कार्य दक्षिण 
अफ्रीका में ही हुआ। विस्तार और स्थिरता की दृष्टि से बह अन्य उपनिवेश्ञों से बहुत 
आगे रहा । मथुरा के ऋषि दयानन्द' जन्म शताब्दी के उत्सव से पूर्व ही वक्षिण अफ्रीका 
को राजधानी डरबन में जन्म द्ाताब्दी महोत्सव भनाया गया था । प्रारम्भ में महायज्ञ 
किया गया, जिसमें यजुर्वेद के २० अध्यायों से आहुतियां दी गयी । भारत की सीमाओं 
से बाहर अपने ढंग का यह पहला ही यज्ञ था । १६ फरवरी १९२४ से २२ फरवरी तक 
तामिल इन्स्टीच्यूट में उत्सव मनाया जाता रहा । प्रतिदिन सायंकाल छ, बजे से रात के 
९ बजे तक महषि के जीवन तथा बेदिक सिद्धान्तों पर चिद्वानों के व्याख्यान तथा निबन्ध 
होते थे । बकताओं में मुख्यतया निम्नलिखित विद्वान थे--पं० भवानीदयाल जी, श्रो 
पी० आर० पत्तर, श्री एस० एन० रिचार्ड, श्री एफ० रामरूगन, श्री एस० एल० सिह, 
श्री एस० भगवानदोन, भ्रो सत्यवेव, श्री आर० एम० नायड श्री मोहकसचन्द और 
श्री टौ० एसम० तायर । श्री एच० एन० रिचार्ड एक ईसाई यंवक थे, उन्होंने मह्ि 
दंयानन्द के प्रति गहरी भक्ति और श्रद्धा के भाव अभिव्यकत किये । 

२१ फरवरी को आये नर-तारियों का एक विराट जलूस निकाला गया | उस 
अवसर पर हुए अन्य आयोजनो में से प्रथम बेदिक परिषद्‌, विद्यार्थी सम्मेलन, आदि 
समारोह मुख्य थे । 

जन्म शताब्दी उत्सव के अवसर पर जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य हुआ, 
वह आये प्रतिनिधि सभा की स्थापना का था । २२ फरवरी १९२५ को शिवरात्रि के 
अवसर पर भ्री आर० एन० नायड ने यह प्रस्ताव रखा कि दक्षिण अफ्रीका में वैदिक धर्म 
का प्रचार करते के लिए केन्द्रीय आये बंदिक सभा की स्थापना की जाय । यह प्ररत्ताव की 
पं० भवानीदयाल जी के संशोधन के साथ इस रूप में पास हुआ--ऋषि दयाननन्‍्द 
जन्म दाताब्दी पर इस सम्मेलन में पधारे हुए लोग निश्चय करते है कि एक आर्य प्रतिनिधि 
सभा को स्थापना हो तथा उसके द्वारा दक्षिण अफ्रीका में वेदिक धर्म का प्रचार हो ।” 
सभा का केन्द्र स्थल डरबन से रखेने का निहइुचय हुआ । पं० भचानीदबाल जो सभा 
के प्रथम और श्री बी० ए० मेघराज तथा पी० आर० पत्तर कऋ्रमदाः मन्त्री तथा उपमंत्री 
नियुक्त हुए । १९२७ में यह सभा सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा से सम्बद्ध हो 
गयी । 

आर्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना के पद्चात्‌ उपनिवेश में आर्य समाज की प्रव- 
त्तियां बहुत बढ गई । आगामी वर्षो मे वेदिक परिषद्‌ के छः अधिवेशन हुए, जिनसे प्रचार 
के कार्य को बहुत पुष्टि सिली। १९२८ में प्रसिद्ध भजनोपदेशंक ठाकुर प्रवीर्णासह जी 
उपनिवेश के आर्यजनों के विद्वेष निमंत्रण पर वहां गये । उनके सरल और जोश से गाये 
हुए भजनों का वहा के श्रोताओं पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा । १९३३ ई० में जब अजमेर 
से मह॒धि दयानन्द की निर्वाण-अरद्ध शताब्दी मनाई गई तब डरबन में भी निर्वाण-सप्ताह 


विविध प्रदेशों मे अरायसमाज २३३ 


का आयोजन किया गया । सभा की स्थापना के समय से ही उपनिवेश के आरयो को प्रबल 
इच्छा थी कि सभा का अपना भवन बताया जावे। कार्य धन-साध्य था। केवल जमीन 
खरीदने के लिए ही दो हजार पौड़ो को आवश्यकता थी। कार्यकर्ताओं को अपनो दृच्छा 
पुरी करने में दस साल लगे। १९३६ में साहस करके सभा ने जमीन खरीद लो । इस 
कार्य के लिए उसे बहुत बड़ी राशि ऋण रुप में लेतो पड़ी । सभा के अधिकारी वर्ग ते 
भगीरथ प्रयत्न करके पांच वर्षों में उस ऋण को उतार दिया और कुछ अधिक धन इकट्ठा 
करके काम चलाऊ भवन भी तेयार कर लिया। शुभ कार्य के लिए किया गया साहस भी 
कभी व्यर्थ नहीं जाता। भवन के निर्माण पर कार्य प्रारम्भ हो जाने पर १९४० ईस्वी में 
सभा के उस समय के प्रधान श्री आर० बोधासिह जी ने वेद मद्ििर के निर्माण के लिए 
एक लाख बत्तीत हजार रुपया दान देने की घोषणा को । कुछ ही वर्षों में आर्यसमाज को 
भूमि पर शानदार वेदमन्दिर खड़ा हो गया। 

दक्षिण अफ्रीका में आयेसमाज के प्रचार का जो इतिहास गुरुकुल कांगडो के 
स्नातक प॑० नरदेव वेदालंकार ने लिखा है, उप्तमें से हम एक महत्वपूर्ण प्रसंग उद्धत 
करते है :--- 

“भारत सरकार के दक्षिण अफ्रीका के राजदूत सर सेयद रजाअलो ने जनवरी 
१९३६ मास में फिम्बलों की एक हिंलू कया कु० सामी से विवाह करना तय किया । 
इस कारण से हिन्दू समाज में घोर आरदोलन उठ खड़ा हुआ। इस विरोध का सृत्रपात 
प्रतिनिधि सभा ते किया। इस विवाह के विरुद्ध १९ जनवरों १९३५ के दिन सभा 
ने समस्त हिंदुओं का एक विराट अधिवेशन बुलाया, जिसमे सहत्नो हिन्दू उपस्थित थे। 
इसमें उक्त विवाह का घोर विरोध हुआ और बड़े गरमागरम भाषण हुए। सपना 
को प्रेरणा से कई संस्थाओ ने उप्र विरोध के प्रस्ताव पास किये। हरेक हिस्दू संस्था को 
श्री सेयद रजाअली से असहयोग करने के लिए प्रार्थना को गई। इस तरह इस विवाह 
के विरुद्ध सारे दक्षिण अफ्रीका में उग्र विरोध जाग उठा । इसके परिणामस्वरूप सर 
सैयद रजाअली ने रजिस्ट्रेशन द्वारा विवाह किया और मृत्यु पर्येतत कु० सामी का धर्म- 
परिवर्तन नहीं हो सका ।” 


पद्वहवाँ अध्याय 
आयंसमाज की संस्थाओं का सिंहावलोकन 


१. गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 


अब हम आयंसमाज के इतिहास के दूसरे युग को समाप्ति पर पहुंच रहे हैं । 
इस कारण यह उचित प्रतीत होता है कि दूसरे युग मे आर्यसमाज की तथा उससे 
सम्बन्ध रखने वाली अन्य संस्थाओं की प्रगति का भो सिहावलोकन कर ले। दूसरा युग 
गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय के इतिहास में विशेष घटना-पूर्ण और सनसनीदार रहा। 
इस कारण उसकी चर्चा हम सबसे पूर्व करेंगे। 


जल-प्रलय 


हम इतिहास के इसो खंड के प्रारम्भिक अध्यायों में गुरुकुल कांगडी के विस्तार 
का वृत्तात्त लिख आये है। १९२४ तक गुरुकुल की कई बडी-बड़ी शाखाएं खुल चुकी थीं । 
मुल्तान, कुरुक्षेत्र, झज्जर, भटिण्डा, मटीण्ड्‌ आदि पंजाब के स्थानों मे और सुरत जिले 
के सूथा ग्राम में गुरुकुल को जो शाखाये स्थापित हुई थी, उनमें सैकड़ों ब्रह्मचारी शिक्षा 
पा रहे थे। कन्या गुरुकुल, जो दिल्‍ली से उठकर देहराइून मे पहुंच गया था, गुरुकुल का 
ही एक अन्तरीय अंग था। वह दिनोंदिन उन्नति कर रहा था। उसकी आचार्या श्रीमती 
विद्यावती सेठ बी० ए० का तपस्‍्वी जीवन आये जगत्‌ की अन्य महिलाओं के लिए 
वृष्टान्त का कार्य दे रहा था । श्रीमतो सेठ ते पश्चिभोत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित और 
समृद्ध घराने में जन्म लिया था। बी० ए० तक पढ़ने फे पदचात्‌ आपने यह संकल्प किया 
कि अविवाहित रहकर जन्म भर स्त्री जाति की स्लेवा करेगी । इसी भावना से प्रेरित 
होकर आपने कन्या गुरुकुल का आचार्य पद अंगीकार किया। इसमें सन्देह नहीं कि आपके 
वृढ़ संकल्प और जीवन से कन्या गुरुकुल कों विकसित और उद्नत होने में बहुत सहायता 
मिलो । 

भगवान्‌ उन्नति के समय में ही व्यक्तियों और संस्थाओं की बल-परीक्षा लिया 
करते है। १९२४ में गुरुकुल कांगड़ी को भो परीक्षा के गहरे भंवर मे से गुजरना पड़ा । 
उस वर्ष सितम्बर सास से बहुत वृष्टि के कारण देश के अनेक भागों मे जल-विप्लव का 
जो आक्रमण हुआ, उसने एक बार तो गरुकुल कागड़ी के भौतिक कलेवर को सांगोपांग 
उखाड़कर फेंक दिया । गंगा की बाढ़ मे जहां हरिद्वार और कनखल के कई हिस्सों को 
हानि पहुंचाई, वहां उसने गुरुकुल द्वीप को सभो मुझ्य इमारतो को या तो सर्वथा नष्ट 
कर दिया अथवा तोड़-फोड़ कर निकम्मा कर डाला। विद्यालय का आश्रम, प्रेस, भंडार, 


आयसमाज की संस्थाओं का सिहावलोकन २३५ 


चिकित्सालय आदि की इमारतें बाढ़ में बह गईं, जो थोड़ी सी पक्‍की इमारतें थी, वे 
भी बसने लायक न रही । इस प्रकार २२-२३ वर्षो में जो विशाल भवन खड़ा किया 
गया था, वह रेत में समा गया । 

गुरुकुल के संचालको के लिए वह समय गहरी चिन्ता और कड़ी परीक्षा का था। 
उस समय गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता पं० विश्वस्भरनाथ जो और आचार्ष प्रों० रामदेव 
जी थे। दोनो महानुभावों ने बडी बीरता से परिस्थिति का सामना किया। आय प्रति- 
निधि सभा के सामने दो प्रस्ताव थे। एक प्रस्ताव था कि गुरुकुल की उसी भूमि के ससीप 
पहाड के नीचे नये भवन बनाये जाये और दूसरा प्रस्ताव था कि गंगा से पश्चिम की ओर 
नहर और नदी के बीच की भूमि खरीद कर उस पर गुरुकुल का पुर्नानर्माण किया जाए। 
बहुत से विचार के अनन्तर सभा नें दूसरे प्रस्ताव को स्वीकार किया । तदनुसार गुरुकुल 
के दोनों मुख्य अधिकारी कमर कसकर नयी सृप्टि की रचना सें लग गये। आर्य जनता 
ने भो उनका पूरा साथ दिया । आज गुरुकुल का जो विज्ञाल रूप विद्यमान हैँ, बहु अधि- 
कारियो और आयंजनो के उसी साहसिक परिश्रम का फल हैं । 


रजत जयन्ती 


१९२७ में गुरुकुल कांगड़ी की रजत जय॑नती मनाई गई । वस्तुतः गुरुकुल को 
गुजरावालां में स्थापित हुए २५ वर्ष तो १९२५ मे ही पूरे हो गए थे, परन्तु बाढ़ 
के कारण जो सकट आया, उसने जयस्तो के मनाने में कुछ विलम्ध कर दिया। यों कागड़ी 
के स्थान में गुरुकुल का पहला उत्सव १९०२ में ही हुआ था । रजत जयन्तो के उपलक्ष 
में उस वर्ष का वार्षिकोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया । देक्ष के महात्मा गाधी, पंडित 
मवनमोहन मालवीय, श्री श्रीनिवास आयगर, बाब्‌ राजेन्द्रप्रसाद जी, सेठ जमनालाल 
बजाज, डा० मुँजे और श्री शकरलाल बंकर आदि नेताओ ने पधार कर गुरुकुल के प्रति 
अपना प्रेम प्रदर्शित किया । देश के विद्वानों में से प्रिन्सिपल ध्य्‌ व, साधु वास्वानी, डा० 
अविनाशचन्द्रदास और श्री पोयूषकास्ति घोष ने उपरिथत होकर उत्सब को शोभा को 
बढाया । आयंसमाज के अनेक नेता, संन्यासो और विद्वान्‌ गुरुकुल के कार्यकर्ताओं और 
ब्रह्मचारियों को आश्ञीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए थे। गुरुकुल कांगड़ो में बह महोत्सव 
२५वा था। आर्य जनता को यह अनुभव करके बड़ा दुःख हुआ कि यह पहला उत्सव था 
जिसमें संस्था के संस्थापक श्री श्रद्धानन्द ज़ी महाराज उपस्थित नहीं थे । उत्सव से लगभग 
तोन महीने पहले उनका बलिदान हो चुका था। उत्सव पर रूगभग ५० हजार की उप- 
स्थिति थी और डेढ़ लाख के लगभग रुपया प्राप्त हुआ, १ राख ३० हजार की प्रतिज्ञाएं 
हुईं, जिनका धन पीछे से वसूल हो गया । 

रजत जयन्ती की सफल समाप्ति के पहचात्‌ पंडित विद्वम्भरनाथ जी गुरुकुलू 
से विदा हो गये। सभा ने उनके स्थान पर आचार्ष रामदेव जी को मुख्याधिष्ठाता भी नियुक्त 
कर दिया। आचार्य रामदेव जो ने अपने तन और मन की सारी शक्ति लगाकर गुरुकुल 
को पुरानी ज्ञान तक पहुंचाने का अनथक प्रयत्न किया और बहुत दूर तक सफल भी 


हुए । 


२३६ आयंसमाज का इतिहास 


सत्याग्रह श्रान्दोलन और गुरुकुल 


सन्‌ १९३० में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत की स्वाधीनता के लिए सत्या- 
ग्रह-संग्राम का प्रारम्भ हुआ । वह संग्राम तवयुवकों को त्याग और तपस्या के लिए 
आद्वान कर रहा था। गुरुकुल के विद्यार्थी ऐसे समय में शान्त नहीं रह सके । उन दिलों 
ब्रह्मचारी सर्वमित्र १४ वीं श्रेणी मे पढ रहे थे । वह एक अत्यन्त होनहार विद्यार्थों थे। 
इनके नेतृत्व में गुदकुल के विद्यार्थियों ने देश के प्रति अपने कत्तंव्य पालन का निश्चय 
किया । शुरुकुल के अधिकारी इसके लिए अनुमति नहीं दें सकते थे, क्योंकि गुरुकुल का 
एक संस्था के रूप में सत्याग्रह-संग्राम में भाग लेता संभव नहीं था। अतः अधिकारियों से 
अनुम्तति प्राप्त न होने पर भी विद्यार्थियों ने स्व॒राज्य-संग्राम से भाग लिया और विवश 
होकर कुछ महीने के लिए गुरुकुल के महाविद्यालय विभाग मे अवकाश करना पड़ा । 
घहुत से विद्यार्थो कद हो गये और ब्न॒० सर्वेम्िन्न तथा उनके साथी ब्र० सत्यभूषण देहातों 
में काम करते हुए बीमार पड़े और स्वर्ग सिधारे । घोर विपत्तियों और प्रचण्ड महामारों 
को परवाह न कर जिस ढंग से इन ब्ह्मचारियों ने अपने प्राणों को मातृभूमि के लिए 
स्वाहा किया, उसे हम 'बलिदान' कहे तो अनुचित न होगा । 

कुछ मास के असाधारण अवकाश के बाद गुरुकुल तो खुल गया, परन्तु अनेक 
छात्र सत्याग्रह-संग्राम में रंगे रहे । सत्याग्रह के स्थगित होनें पर ये फिर गुरुकुल में प्रविष्ट 
हुए और अपनी पढ़ाई को पूर्ण किया । 

सन्‌ १९३२ में आचार्य रामदेव जी भी सत्याग्रह में भाग लेने के लिए गुरुकुल 
से चले गये। उनके स्थान पर प्रो० चमृपति जी मुख्याधिष्ठाता नियत किये गये । 
आचार्य पद पर पं० अभयदेव जी की नियुक्ति हुई। पं० चम्‌पति जी विद्वान, कवि और 
घुवक्ता थे। आचार्य अभयदेव जी वेदों के पण्डित और तपस्चो ब्रह्मचारी थे। दोनो ने 
पांच वर्ष तक गुरुकुल की बहुमूल्य सेवा की। १९३५ में पं० चमपति जी ने त्यागपत्र 


दे दिया। उनके स्थान पर पं० सत्यक्षत जी सिद्धान्तालंकार मुख्याधिष्ठाता पद पर नियुक्त 
किये गये । 


बविद्या-सभा की स्थापना 


१९३५ से गुरुकुल की प्रबन्धे-ध्यवस्था में एक ऋ्तिकारी परिवतेन हो गया। 
आये प्रतिनिधि सभा ने गुरुकुल विश्वविद्यालय के संचालन के लिए एक विद्या सभा की 
स्थापना कर दी । उससे पूर्व अन्तरंग सभा हो वेद-प्रचार और गुरुकुल दोनो का कार्य 
संचालन करती थी। उससे गुरुकुल के कार्य में बाधा पड़ती थी । पृथक्‌ विद्या-सभा के बन 
जाने से गुरुकुल को विश्वविद्यालय के रूप में विकसित होने का सुअवसर मिल गया । 
उससे पूर्व प्रतिनिधि सभा गुरुकुल के विकास के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार 
कर चुकी थी :-- 

“क्षिक्षा सम्बन्धी क्षमता को बढ़ाने के लिए आवद्यक प्रतीत होता है कि चर्तमान 
गुरकुल को ऐसे विववरविद्यालय के रूप से परिणत किया जाय, जिससे भिन्न-भिन्न विषयों 


ग्रार्यंसमाज की सस्थाओ्रं का सिहावलोकन २३७ 


में शिक्षा दी जा सकें । इसलिए नि4चचय हुआ कि इस विश्वविद्यालय के साथ निम्नलिखित 
महाविद्यालय सम्बन्धित होंगे :-- 

क--बवेद महाविद्यालय, 

ख--साधारण महाविद्यालय, 

ग--आयुर्वेदिक महाविद्यालय, 

घ--कृषि भहाविद्यालप, 

च--व्यवसाय महाविद्यालय । 


अआयुरवेद महाविद्यालय तथा गुृरुकुल फार्मेप्ती 

नई व्यवस्था के अनुसार गुरुकुल का महाविद्यालय, बेद महाविद्यालय तथा 
साधारण महाविद्यालय इन दो भागो में पहले ही विभक्‍त हो चुका था। महाविद्यालप में 
भायुर्वेद को जो पढ़ाई होती थी, उसे भी आयुर्वेद महाविद्यालय का रूप दिया जा चुका 
था। पृथक्‌ विद्या-सभा बन जाने पर तीकब्र गति से महाविद्यालयों का विकास होने 
लगा। थोड़े ही वर्षों में आयुर्वेद महाविद्यालय ने इतनी उन्नति कर ली कि उसके लिए 
आयुर्वेद महाविद्यालय का अलग भवन बनाने की आवद्यकता प्रतीत होने लगी । 

आपूर्वेद महाविद्यालय की उन्नति का यह स्वाभाविक परिणाम हुआ कि गुरुकुल 
फे अधिकारियों का आयुर्वेद की औषधियों के निर्माण की ओर ध्यान विशेष रूप से 
खिता और पहले संक्षिप्त से रूप में गुरुकुल-फार्मेसी का सूत्रपात हुआ। उन दिनों के 
गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता पं० सत्यक्षत जी सिद्धान्तालंकार थे। उनकी प्रेरणा से फार्मेसी 
का असाधारण विकास हुआ । अब फा्मेंसी का जो विशालरू रूप हे, उसका बहुत सा 
प्रारम्भिक श्रेय पंडित सत्यव्रत जो सिद्धान्तालंकार की व्यावहारिक प्रतिभा को है। आपने 
गुरुकुल भूमि में आमों के कई बाग भी लगवाये जो अब बहुत वर्षो से गुरुकुल को आथिक 
लाभ पहुंचा रहे हे । 

आचाय॑ देवशर्मा जी के तपोमय जीवन का ब्रह्मचारियों पर बहुत अच्छा प्रभाव 
पड़ता था। ब्रताभ्यास द्वारा नियम पालन की पद्धति का आविष्कार आपके हो समय 
में हुआ । 

अंग्रेजों के राज्यकाल में पढ़े-लिखे भारतवासी भो यह मानते थे कि अंग्रेजी के 
माध्यम के बिना ऊंची शिक्षा नही दी जा सकती। उनका भारत को प्राचीन शिक्षा प्रणाली 
पर भी विदवास नहीं था । गुरुकुल के परीक्षण ने इन दोनों भावनाओं को निर्मल सिद्ध 
कर दिया था। साथ ही यह भो अद्भुत बात थी कि सरकार से किसी तरह की सहायता 
लिये बिना और प्रायः सरकार का कोप-भाजन रहकर भो गुरुकुल निरन्तर उन्नति 
कर रहा था। इन दोनों बातो ने न केवल गुरुकुल कागड़ी को अपितु प्रायः सभी गरुकुलों 
को राष्ट्र का प्रेस-भाजन बना दिया था। उसी राष्ट्रप्रियता का परिणाम था कि उन 
वर्षों में गुरुकुल में आने बाले दर्शकों मे हम महात्मा गांधी, पं० जवाहरलाल नेहरू, 
सरदार पटेल, श्री चक्नवर्तों राजगोपालाचार्य, डा० राजेन्रप्रसाद, डा० अन्सारी, म्ि० 
आसप्फअली, आदि देश-नेताओं के नाम पाते है। ये महानुभाव गुरुकुल में आये, सब कुछ 
देखकर प्रसन्न हुए और आशोर्वाद देकर गये । 


२३८ श्रायंसमाज का इतिहास 


२. गुंठकुल विदवचिद्यालय, वृन्दावन 

गुरुकुल वृन्दावन की स्थापना और प्रारम्भिक विकास का वृत्तान्त हम इसी खंड 
के आरम्भ में दे आये है। गुरुकुल बुन्दावन को भी न्यूनाधिक रूप में उन्हीं सब कठिनाइयो 
और परोक्षाओ में से गुजरना पड़ा, जिनमे से गुरुकुल कागड़ी गुजरा | बंग-विच्छेद के 
कारण देश भर में जो राजमंतिक उत्थान हुआ, उससे घबराकर अंग्रेजी सरकार प्रायः 
सभी उद्यतिशोल संस्थाओं के सम्बन्ध में राजद्रोह का संदेह करने लगो थी । कई वर्षो तक 
आर्यसमाज और उसके गुरुकुल सरकार की फाइलो मे राजद्रोहियो की सूची में अंकित 
होते रहे । अब्त में सरकार के बहसी अफसरों को भी सानता पड़ा कि आर्यसमाज की 
शिक्षा देशभक्ति तो अवदय सिखाती है परन्तु उसे राजद्रोही कहना असत्य है । वृन्दावन 
में गुरुकुल के भवन की आधारशिला रखते हुए उस ससय के पश्चिमोत्तर प्रदेश के 
गवर्नर सर जेम्स मेस्टन ने कहा था, “गुरुकुल के गुएओ और ब्रह्मचारियो ! जहां तक 
में समझता हूं आपके धर्म, आपके मिशन और आपकी भावनाओं में, सच्ची शक्ति का 
इतना समावेश है कि आप अन्धकार की शक्तियों पर हावी हो जावेंगे। में आपके भवन 
का उद्घाटन करता हुआ आपको यह विव्वास दिलाता हूँ कि सरकार आपको हित- 
चिन्तक और पित्र हे। मुझे आशा है, आप इस आइवासन को स्वीकार करेंगे।” 

सन्‌ १९१८ में गुरुकुल वृस्दावन ने विश्वविद्यालय का रूप धारण कर लिया। 
उस वर्ष शिरोमणि उपाधि प्राप्त करने के लिए स्नातकों की पहलो मंडली ने दीक्षान्त- 
समारोह में भाग लिया। 

१९२० तक गुरुकुंल वृत्दावन का संचालन महात्मा नारायण अ्रसाद जो ने किया । 
उसके पश्चात्‌ वे संन्यास आश्रम सें प्रवेश करने की तैयारी के लिए एक्वान्तवास के 
लिए चले गए। उनके पव्रचात्‌ प्रसिद्ध विद्वान्‌ प॑० गंगाप्रसाद एम० ए० भूतपूर्व डिप्टी 
कलक्टर, ओर चीफ जज टिहरी गढ़वाल, गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता और आचार्य बने। 
आपके कार्थ काल में गुरुकुल के दिक्षा-क्रम को व्यवस्था में लाने का अत्यन्त उपयोगी 
कार्य हुआ। उनके गुरुकुल से चले जाने पर ३ वर्ष तक प्रो० धर्मेनद्रवाय जी तकंशिरोसणि ने 
आचार्य पद पर कार्य किया | उनके पद्चात्‌ राज्यरत्न मास्टर आत्माराम जी त्था आगरे 
के बाबू श्रीराम जी ने गुरुकुल के संचालन मे मुख्य भाग लिया । इसी बीच में मेरठ के पं० 
घासीराम जी एम० ए० जो प्रतिनिधि सभा के प्रधान का कार्य कर रहे थे , गुरुकुल के प्रबन्ध 
में विदोष सनोयोग देने रंगे । 

१९२२ से १९३७ तक पडित बहस्पति जी ज्ञास्त्री, वेदशिरोमणि आचार्य का 
कार्य करते रहे। उस समय को एक विशेष घटना यह हुईं कि गुरुकुल के कार्य से सन्तुष्ट 
होकर आवागढ़ नरेश ने अपने व्यय से आवागढ के २०० विद्यार्थों प्रविष्ट कराये, जिनके 
पालत-पोषण का व्यय स्वय देने का निह्चय किया । यह प्रलोभन तो बड़ा भारी था, - 
परन्तु गुरुकुल के सचालक उसमें फंसे नहीं । उन्होंने आवागढ़ नरेश को शर्तों को स्वीकार 
नहीं किया । उस पर आवागढ़ के विद्यार्थो वापिस बुला लिये गये। एक बार तो इस 
अध्रिय घटना से गुरुकुल को बहुत धक्का लगा परन्तु संचालकों के दृढतापूर्चक उद्योग करते 
रहने से शीघ्र ही गुरुकुल उन्नति के मार्ग पर चलने रूगा। 


ग्रायंसमाज की संस्थाओ्रों का सिहावलोकन २३९ 


विद्यालय से महाविद्यालय ओर महाविद्यालय से विश्वविद्यालय तक' पहुंचने 
का विकास क्रम व॒ुन्दावन में भी वैसा ही रहा जैसा गुरुकुल कांगड़ी से । पाठ्यक्रम भी 
बहुत कुछ समानान्तर ही चलता रहा। मुख्य भेद इतना ही है कि गरुकुल वन्दावन में 
स्तातकों को शिरोमणि उपाधि से विभूषित किया जाता है जबकि गुरुकुल कांगडी की 
वेदालंकार, विद्यालंकार आदि हे । आश्रम की व्यवस्था गुरुकुल कांगड़ी के समान हो 
है। शिक्षा नि.शुल्क है । 

१९१५-१६ के लगभग गुरुकुल में आयुर्वेदिक प्रयोगशाला की स्थापना की 
गयी थी। उस प्रयोगशाला में आयुर्वेद की औषधिया तैयार की जाती है । उस प्रयोगशाला 
को अब एक लिमिटेड कम्पनी का रूप दे दिया गया हैं। कम्पनी को जो लाभ होता है, 
वह गुरुकुल के काम आता है । 

जिन अन्य महानुभावों ने बड़ी तल्लग्नता से गुरुकुल वृन्दावन के सचालन में 
भाग लिया, उनमे से पंडित शंकर देव जो पाठक काव्यतीर्थ, ठाकुर कर्णासह जी, पण्डित 
हिजेन्द्रनाथ जी सिद्धान्त-शिरोमणि आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखयोग्य हे । 


३. डी० ए० वी० कालेज 

हम डो० ए० वो० कालेज फी स्थापना और प्रारम्भिक विकास का वृत्तान्त 
पहले भाग में दे आये हे। दयानन्द एंग्लो-बेदिक-स्कूल की स्थापना १ जन १८८६ 
को हुई थी। १९१२ में कालेज की रजत जयन्ती मनाई गई । तब तक संस्था बहुत विशाल 
रूप धारण कर चुंकी थी। छात्रों को सश्या और परीक्षाओं में सफलता की दृष्टि से 
संस्था का स्थान सारे पंजाब में पहला समझा जाता था । रजत जयल्ती के समय जो 
रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, उससे बिदित होता है कि यूनिवर्सिटी द्वारा निश्चित साधारण 
पढ़ाई के अतिरिक्त आयुर्वेद और इंजीनिर्यारेग की शिक्षा का भी विशेष प्रबन्ध किया 
गया था। डी० ए० बी० कालेज की प्रारम्भ से ही यह विद्येषत्ता रही कि उसने कभी 
अंप्रेजी सरकार से अनुदान नही लिया । 


दयानन्द ब्राह्म-महा विद्यालय 

१८९६ में कालेज के साथ धामिक शिक्षा की विशेष व्यवस्था करने के लिए 
फालेज-कमेटी ने दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय की स्थापना की । इस महाविद्यालय का 
उदय ऐसे उपदेशक तेयार करना था जो आयरयंसमाज के अच्छे प्रचारक बन सके। 
आर्यसमाज को योग्य प्रचारकों की इतनी अधिक आवद्यकता थी कि थोड़े ही समय में 
सलाबार, मेसूर, हैदराबाद (दक्षिण), उड़ीसा, गढ़वाल, मौरिशस जैसे सुदृरवर्तो प्रदेशों 
से विद्यार्थों आने लगे। शिक्षा बिना किसी शुल्क के दी जाती थी । छात्रों के पालन-पोषण 
के लिए मेनेजिग कमेटी और आर्यसम्राजों की ओर से छात्रवृत्तियों की व्यवस्था थी। 
सब छात्रों को विद्यालय के आश्रम में हो रहना पड़ता था। पुरी पढाई छ: वर्षो मे समाप्त 
होती थी। आयंसमाज के प्रसिद्ध विद्वान्‌ पं० विद्वबन्धु जी संस्था के आचार्य थे । 

ब्राह्म महाविद्यालय के साथ हो लगा हुआ एक अनुसंधान विभाग भी था। कालेज 
कमेटी के पहले प्रधान श्री .लालचन्द जी के निधन पर उनकी स्मृति में इतिहास और 


२४० श्रायंसमाज का इतिहास 


संस्कृत साहित्य सम्बन्धी ग्रन्थों के एक पुस्तकालय को योजना कार्यान्वित की गई थी । 
उसका नाम लालचन्द लायब्ेेरोी रखा गया । अनुप्तन्धान विभाग खुलने पर वह पुस्तकालय 
बहुत उपधोगी सिद्ध हुआ। अनुसधान विभाग ने एक उपयोगी कार्य यह किया कि 
प्राचीन हस्तलिखित संस्कृत पुस्तको के संग्रह और संरक्षण की व्यवस्था की । उसमे हस्त- 
लिखित पुस्तकों की संख्या लगभग हजार तक पहुंच गई थी । 


हिन्दी को प्रोत्साहन 

जब डो० ए० वी० कालेज की स्थापना हुईं तब पंजाब में अंग्रेजी और उ्द का 
बोलबाला था। राजभाषा अंग्रेजी को ओर लोकभाषा उर्दू को साना जाता था। पंजाब 
में डो० ए० वी० हाईस्कूल पहली ऐसी संस्था थी, जिसने हिन्दी और संस्कृत की शिक्षा 
देनी आरम्भ की। आज यह बात साधारण मालूम होती है, परन्तु १८८६ में वह स्वथा 
नई और असंभावित बात थी। तबसे डो० ए० बो० कालेज की संस्था हिन्दी और 
संस्कृत के प्रचार के लिए निरन्तर प्रयत्न करती रही । यद्यपि अधिकतर आये समाजी 
हिन्दी-संस्कृत के बारे में उसके कार्य की प्रगति से संतुष्ट नहीं थे और गुरुकुल फी स्थापना 
उसो असंतोष का परिणाम थी परन्तु यह मातना पड़ेगा कि सरकारों विश्वविद्यालय से 
सम्बन्ध रखते हुए उस दिज्ञा में जो कुछ किया जा सकता था, उसके पुरा करने का भरसक 
यत्त किया गया। १९३६ में समाप्त होने वाले जिस युग का वृत्तान्त हम लिख रहे हैं, 
उसकी समाप्ति पर हम डो० ए० वी० कालेज और उसकी शाखाओं को एक विशाल 
हरे-भरे ओर फलशाली वृक्ष के रूप में परिणत हुआ पाते है । उस समय के प्रिन्सिपल प्रो० 
साइंदास जो एस० ए० थे । 


श्री विरज्ञानन्द वदिक शोध-संस्थान 

१९०३ ई० में स्वामी विश्वेद्वरानन्द जी और स्वामी नित्यानन्द जी ने यह संकल्प 
किया था कि एक वेदिक कोष बनाया जाय । शिसले में स्वामी-युगल ने जिस शान्ति- 
कुरीर का निर्माण किया था, उसका मुख्य उद्देश्य भी कोष निर्माण और अनुसंधान का 
केख् स्थान बताना ही था। स्वामी नित्याततन्द जी का देहान्त पहले ही हो चुका था । 
स्वामी विशवेश्वरानन्द जी का देहान्त १९२५ में हुआ उनकी अन्तिम इच्छा के अनुसार 
श्री विश्वेबवरानन्द बैदिक शोध संस्थान को विधिपुर्वंक रजिस्ट्री कराई गई । संस्थान के 
सदस्यों की कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या २१ थी, जिनमें पंजाब के सभी श्रेणियों और 
सम्प्रदायों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को रखा गया था। शोध-कार्य में परामर्दा देने के लिए 
विद्वानों की एक परामश-समिति की रचना की गई थी, जिसमें देश और विदेश के सभो 
प्रसिद्ध संस्कृतज्ञों के नाम विद्यमान थे। एक तीसरी समिति 'संस्थानीय कमिष्ठ वर्गे' 
के नाम से बनाई गई, जिसके सुझ्य सचालक तथा संपादक श्री विश्वबन्धु शास्त्री एम० 
ए०, एम० ओ० एल० थे। इस समिति के कार्य को देश भर में इतना अधिक पसन्द किया 
गया कि धनो-मानी सज्जनों ने दिल खोलकर सहायता दो। भारत सरकार की ओर से 
भो संस्थान दगे पुष्कल सहायता मिलती रही है । भारत के विभाजन से पुर्व॑ संस्थान का 
कार्यालय लाहौर में था । डी० ए० बी० फालेज और उससे संबद्ध संस्थाओं के लाहौर 


ग्रायंसमाज की सस्थाओ का सिहावलोकन २४१ 


से चले जाने फे पदचात्‌ संस्थान का कार्यालय होशियारपुर में स्थापित हो गया। संस्थान 
का अपना प्रेस है, पुस्तकालय हैँ और पुस्तके बेचने की व्यवस्था हैं। सभा का मुख्य कार्य 
वेदिक शब्दों का कोष तैयार करना हे। परन्तु उसके अतिरिक्त रामायण-पुराण आदि 
ग्रन्थों के अनुवाद और सश्ोधित संस्करण प्रकाशित करने का कार्य भो जारो है। प्रारस्भ 
में प० भगवद्तत्त जी बी० ए० भी डी० ए० बी० कालेज के स्थिर सेवक और अनुसन्धान- 
विभाग के कार्यकर्ता थे । कुछ समय पीछे उनका पं० बिद्ववबन्धु जो से बहुत गहरा सतभेंद 
हो गया । पं० भगवद्दतत्त जी का मत था कि पं० विश्वबस्धु जी के लेखों मे स्वामी 
दयानन्द जी के विचारों के प्रति हल्की सी विरोध की ब्‌ है । दोनो ओर से कुछ लेख लिखे 
गये, जिनका अन्तिम परिणाम यह हुआ कि पं० भगवद्ृत्त जी ने डो० ए० वी० कालेज 
के प्रबन्ध से अपना सम्बन्ध तोड़ लिया। अब पं० भगवहल जी अपना स्व॒तन्त्र अनुसधान 
का कार्य करते है । 

डो० ए० बी० कालेज कमेटी के प्रबन्ध में इस समय कई कालेज और बीसो हाई 
स्कूल चल रहे है । 


४. गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर का विकास 
* इस भाग के पहले खण्ड में ज्वालापुर में गुरुकुल महाविद्यालय को स्थापना की 
सक्षिप्त चर्चा हो चुकी है। गुरुकुल कांगड़ी से आचार्यवर पं० गंगादत्त शास्त्री, गुरुवर 
पं० काशीनाथ ज्ञास्त्री, पं० भोमसेन दशर्मा, पं० नरदेव शास्त्री तथा प० पद्मासह शर्मा 
आदि विद्वानों के नई सस्था में पहुँच जाने से उसे आर्पजगत्‌ में एकदम ख्याति प्राप्त हो गई । 
आपंसमाज के अनेक प्रभावश्ञालो कार्यकर्ता, जो महाविद्यालय द्वारा सम्भत पाठप्रणाली 
से सहमत थे, उधर झुक गये । तदनन्तर अपनी निश्चित दिशा में महाविद्यालय निरन्तर 
उन्नति करता गया। श्री स्वामी दशंतानन्द जी का संरक्षण प्राप्त ही था। संस्था श्री 
स्वामी शुद्धयोध तीर (पं० गंगादत्त जी) के आचायंत्व और पं ० नरदेव शास्त्री के प्रबन्ध में 
वीघ्रहीसुध्यवस्थित शिक्षणालय के रूप में आगई। कई वर्षो तक मुख्याध्यापक का कार्य 
साहित्याचाय ५० भीमसेन जी करते रहे । 
महाविद्यालय के वाधिक विवरणों से उसकी क्रमिक उन्नति का अनुमान रंगाया 
जा सकता है। १९१५ में संस्था में छात्रो की संख्या ७१ थी। १९३३ में छात्रों को 
संख्या १८९ अंकित है। १९१३ में अध्यापको की संख्या १५ थी। १९३१ में वह २० तक 
पहुँच गई। विद्यालय की अन्तिम परीक्षा उत्तोर्ण करने पर “विद्यारत्न” तथा “विद्या- 
भास्कर” की उपाधियाँ दी जाती थी। १९४८ के वार्षिक विवरण में विद्याभास्कर तथा 
विद्यारत्न उपाधि प्राप्त स्‍्तातकों को जो सूची दी गई है उसमें १३० नाम हे। इस सूची सें 
डा० सूर्य कान्त शास्त्री, ५० उदयवीर दास्त्री, पं० व्यासदेव शास्त्रो, प० विदवनाथ शास्त्री 
आदि अनेक लब्धग्रतिष्ठ विद्वान भी हूँ । ढ 
धीरे-धोरे विद्यालय की आर्थिक स्थिति भी पुष्ट होती गई। आश्रम, विद्यालय, 
पुस्तकालय, गोशाला, वाटिका, कृषिविभाग आदि सभी आवदह्यक विभागो के लिए अरूग- 


अलग इमारतें बन गईं। आनन्दाश्रम, गहस्थाश्रम आदि नामों से कई आश्रमों की चर्चा 
भी विवरणो में मिलती है। 


२४२ ग्रायसमाज का इतिहास 


विद्यालय के प्रबन्ध के लिए १९२० में विद्यासभा की स्थापना को गई जिसके 
अधिवेशन आवद्यकतानुसार होते रहते थे। छात्रों के लिए आर्य किशोर सभा, विद्वतुकला- 
परिषद्‌ आदि नाम की सभायें थों जिनमें छात्र लोग बोलने तथा लिखने का अभ्यास 
करते थे । 

गुरुकुल कांगड़ी और महाविद्यालय ज्वालापुर के उत्सव प्रायः साथ-हो-साथ 
होते रहे है । देश के जो प्रतिष्ठित महानुभाव एक जगह आते थे वे प्रायः दूसरी जगह 
भी होकर आते थे । श्री सत्यम्‌ति, डा० राधाकृष्णन, प० विधुशेखर भट्टाचार्य, ५० अमरनाथ 
झा आदि मान्य विद्वानों ने महाविद्यालय को भी देखा और वहाँ की व्यवस्था तथा 
पाठविधि पर संतोब प्रकट किया। 

हैदराबाद के आय सत्याग्रह के अवसर पर महाविद्यालय ज्वालापुर के ब्रह्मचारियों, 
स्‍नातकों तथा शिक्षकों ने आगे बढ़ कर बहुत प्रशंसनीय कार्य किया । इस कार्य के संबंध 
में हम 'भारतोदर्य' के सत्याग्रह-विद्येषांक मे मुख्याधिष्ठाता द्वारा दिये गये वृत्तान्त का कुछ 
भाग उद्धृत करते हे : 

“महाविद्यालय के लिए यह सचमुच परीक्षाकाल था और पास एक पाई भी त 
रहते हुए उसने वह्‌ अपुर्ब कार्य किया जिसको अन्य कोई न कर सका। महाविद्यालय 
ब्रह्म वारियों को सत्याप्रह में भेजे तो भेजे कैसे, सह॒स्नों रुपये तो किराये में ही लगते थे 
ओर जनता का दान का प्रवाह शोलापुर को ओर ही चल पडा था और प्रवाह का उधर 
जाना आवश्यक भी था, पर महाविद्यालय में तो प्रतिदिन के खर्चे के हो लाले पड़ रहे थे । 
हम बड़ी चिन्ता में पड़ गये। उधर शोलापुर से विज्ञप्तियां निकल रहो थों कि जहाँ-जहाँ 
चन्दा हो रहा है वह सब चन्दा सीधे शोलापुर आना चाहिए। वो-चार जगह हमने 
सहायता मॉगी थी किल्तु उन्होंने शोलापुर को लिखा वहाँ से उनके पास उत्तर आया कि 
सहाविद्यालय को मत दो, चन्दा सीधे इधर भेजो। फिर हमने पजाबकेसरी ला० 
खुदहालचन्द जी प्रधान आर्य प्रादेशिक सभा पंजाब, सिन्‍्ध, बलोचिस्तान को लिखा। 

उन्होने प्रथम जत्ये का व्यय भेजने का वचन दिया और भेज भी दिया । इस प्रकार विधाताने 
हमारी सहायता को और एक जत्था श्री ला० खुशहालूचन्द्र जो के साथ ही शोलापुर 
चला गया। आउंसमाज रु डकी व शामली के भादयों ने भी खूब मदद की जिससे प्रितीय 
तथा बृतीय जत्ये भी यथासमय शोलापुर पहुँच गये। वहाँ से पहला जत्था श्री चांदकरण 
शारदा जी के साथ गूलबर्गा गया, दूसरा जत्था श्री खुशहालचन्द्र जी के साथ गुलबर्गा 
में पकडा गया, तीसरा जत्था श्री ज्ञानेन्द्र जी प्िद्वान्तभूषण के साथ बम्बई से गया और 
वह भी गुलबर्गा में पकड़ा गया। भहाविद्यालय के जत्थे के अधिनायक और सत्याग्रही 
अह्यचारी तथा स्तातकी का उत्साह प्रशंसतीय तथा देखने पोग्य था। उनक्तो वैत्ती आकृति 
क्या कभी देखपे को मसिलेगी। इन तीनों जत्थों में महाविद्यालय के पंडित थे, संन्यासी थे, 
सस्‍्तातक थे और जश्यचारी थे। हम तो यह चाहते थे कि सारा महाविद्याहय ही सत्याग्रह 
में चला जाबे। हम तो यडी चाहने भरे कि चाहे महाविद्यालप वर्ष डे वर्ष के लिए बन्द 
करता पड किन्तु सत्याग्रह युद्ध में किसी भी ससया से पीछे न रहे। अस्तु, अठारह बर्ष 
से नीचे की आयु वाले ब्रह्मवारी नही जा सकते थे। जेल के कष्ट का सामना था। 


आ्रयेसमाज की सस्थाश्रों का सिहावलोकन २४३ 


और अनेक कठिनाइयों भीं, नहीं तो सोलह वर्ष की उम्र से लेकर अठारह वर्ष तक की उम्र 
वाले ही ३०-४० ब्रह्मचार्त तेयार बेठे थे । वे ही भेजे गये, जो जेल की किसी भी यातना को 
सहष॑ झेल सकते थे। हवन के लिए हमारे ब्रह्मचारियों ने बहुत कष्ट सहे, नारे लगाने 
पर कई ब्रह्मचारियों को कालकोठरी दी गई। कठिन-से-कठिन परिश्रम कराया गया, पर 
चीर, यर्ति, द्रती ग्रह्मचारियों ने सब कुछ सहा और परीक्षा में पूर्ण सफल हुए। महावि- 
आलय से जिस ज्ञान से बिदा किये गये थे उससे दुगनी-तिगनी शान से वापस आये। 

सब सिलाकर ५१ सत्याग्रही महाविद्यालय से सत्याग्रह में भाग लेने के लिए 
हैदराबाद गये। 


महाविद्यालय से जो पहला जत्था गया उसके सदस्य निम्नलिखित थे: १. 
स्वामी विवेकाननद जी, आप जत्थे के अधिनायक थे। २. श्री भगीरथलाल जो वानप्रस्थी 
३. भाई रणवोर जी महाविद्यालय के व्यायामाध्यापक। (४) पं० कनकसिह जी बह्म- 
चारियों के संरक्षक । ५. १० हितपाल जी श्ञास्त्री विद्याभास्कर | ६. ब्रह्मचारी कपिलवेव 
द्वादश श्रेणी | ७. ब़्० धर्मेदेव। ८. ब्० धर्मेन्द्र । ९. ब्र० भश्रुतिधर। १०, ब्० जगदीद- 
चन्द्र । ११. ब्र० हरिदचन्द्र | १२. न्र० सुखपाल । १४. ज्० दयाराम | १४, ब्र० 
भहावीर। १५. क्० विनेशचन्ध्र । १६. म्र० काशीप्रसाद । 


६. आये कुमार परिषद 
आये कुमार परिषद्‌ का प्रारम्भ १९०९ में हुआ था। प्रो० सुधाकर जी एम० ए० 
और प्रो० सिद्धेववर जी एम० ए० आदि कुछ आये तवयुवकों ने रावर्लापडी में आर्य- 
कुमारो का संगठन करने का निदच्चय किया । डा० 
केदावदेव द्ास्त्री उन विनों वही थे । उनके नेतृत्व में 
आर्य कुमार सभा की स्थापना हुई । आये कुमार सभाओं 
का वाषिक समारोह आय॑ कुमार-परिषद्‌ के नाम से प्रति 
तर्ष होने लगा | परिषद्‌ का उद्देद्य कुमारों तथा युवकों 
में ईववर, बेदिक धर्म और स्वदेश के प्रति भक्ति उत्पन्न 
करना और उन्हें क्रियाशील बनाना था। साधनों में 
आयेकुमार सभाओं की स्थापना तथा धामिक परीक्षाओं 
का नियत करना था । 


प्रारम्भ से ही कार्यकर्ताओ ने बड़े प्रयत्न से 
कुमार सभाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त वातावरण । 
उत्पन्न कर विया। थोड़े ही वर्षों में देश भर सें कुमार श्री ड।० केशवदेव शास्त्री 
सभाओं का जाल फंल गया । स्थान-स्थान पर आर्य 
कुमार परिषद्‌ के अधिवेशन बड़ी सफलता से होने लगे । अधिवेशनों में जो महानुभाव 
सभापति पद को अलंकृत करते रहे, उनकी सुच्ची से विदित होता हैँ कि आर्य समाज नें 
कुमार सभाओं के आन्दोलन का हृदय से स्वागत किया । सभापतियों में से कुछ नाम 
ये हैं :-- 


२४४ ग्रारयममाज का इतिहाम 


श्री हा० केशवदेद जी शास्त्रों, आचार्य रामदेव जी, लाढा लाजपतराप जी, 
स्वामी सत्यातद जो महाराज, महात्मा मुल्यीराम जी, प्रित्सिपल बालकृष्ण जी, महात्मा 
हंसराज भी, पं० गंगाप्रसाद जी एम० (०, भाई परमानरद् जी एम० ०, महात्मा तारायण 
स्वामी जी, मा? आत्माराम जी अमृतसरी, प्रेठ गोविन्दलाल जी पित्ती, प॑० विएणु- 
भास्कर जी केहकर, प० इस जी विद्यावाचस्पति। रा० सा० मदनमोहन जी सेठ, पं० 
रामचत्र जी देहल़वी, महाराजाधिराज सर नाहुरातिह जी शाहपुराधीश, भी ५० गंगा- 
प्रसाद जी उपाध्याय । 

परिषद का कार्यलिय पहुले कुछ वर्षो तक सहारनपुर में रहा, उस समय उसके 
अध्यक्ष श्रो अहख़ मुरारी जी बी० ए०, एलएल० बी० भे। उसके पश्चात्‌ ५ वर्षो तक 
कार्यालय अजरर में रहा, जहां भ्री कुंवर चांदकरण जो शारदा बी० ए०, एहएल० बी० 
उप्तको देखरेख करते रहे । वहां से काशी होता हुआ कार्यालय दिहली पहुंच गया। 
कुछ वर्षों तक डा० यद्धवीरसह जी उत्तका संचालन करते रहे । उसके पश्चात्‌ भी यहु 
कार्यलिय निरत्र भमण करता रहा। आयंकुमार' मातिक पत्र का भी प्रकाशन परिषद 
को ओर से किया गया । 

परिषद की ओर से धामिक परीक्षाओं को योजना सत्‌ १९२७ मे क्रार्यान्वित 
की गई। उस समग्र उतका नाम बढिक धर्म विशारद” परीक्षा, (प्रथम खंड, हितोष 
खंड, तृत्तीप संड)) था। बाद में सन्‌ १९३६ से चार परीक्षाएं निलत प्रकार रखी गई -- 

पहली सिद्वान्त सरोज, दूसरों पिद्धान्त रल, तीसरी प्िद्ात्त भास्कर, चौथी 
और अन्तिम पिद्वा्त शास्त्री । प्रवेश शहक काठ: ॥), १), २) और ३) रखा गया । 
इन परीक्षाओं में सहझ्नों परीक्षार्थी बेठकर उत्तीर्ण हुए हैं। समय के साथ इनकी लोक- 
प्रिय्ता बढ़ती गई है। अजमेर के डा० सुर्धदेव दर्मा एम० ए०, डी० लिट्‌ ०, इन परीक्षाओं 
के दस वर्ष ते अधिक समय तक परीक्षा-मंत्री रहे, उस काल में इतकी विशेष उम्नति हुई । 


पांचवाँ खण्ड 


(हैदराबाद में सत्याग्रह ) 


पहला अध्याय 


हेदराबाद के शासक ओर उनकी नीति 


१६५८ ईस्वी में, आबिदकुली खां नाम का एक युवक बुखारा से घमता-फिरता 
भारत पहुंचा ओर दिल्ली में बादशाह औरंगजेब के दरबार में हाजिर हुआ । आदमी चतुर 
था। बादशाह को पसन्द आ गया। वह बढ़ता-वबढ़ता १६८१ मे औरंगजेब का वजीरे-आजम 
बन गय़ा। वह बाददाह के साथ दक्षिण के संग्राम में जाकर युद्ध में मारा गया । उसका 
लड़का मोर शहाब॒हीन भी बहुत कार्यकुशल समझा गया । उसे औरंगजेब के उत्तराधि- 
कारी बहादुरशाह ने गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। 


मौर शहाब॒द्दीत के लड़के का नाम चिनकुलिच खा था। १७१३ में बादशाह 
फरंखतीयर ने उसे दक्षिण की सुबेदारी सौप दी। चिनकुलिच खां अपने बाप-दादा से 
भी अधिक चालाक था और महत्वाकांक्षी भो खूब था। उन दिनों दिहली की बादशाहत 
बहुत ही निबंल हो रही थी। जेसा ऐसी अवस्था में प्रायः हुआ करता है, महत्वाकांक्षी 
रईस राज्य का प्रधान मंत्री बनने के लिए चारों ओर से चीलों की तरह झ्पद्‌टा मार 
रहे थे। चिनकुलिच सां भी उन चीलों में शामिल हो गया और दिल्ली आकर संघर्ष सें 
पड़ गया। दिल्‍ली में उस समय सेयद भाइयो का जोर था। वे मुगल बादशाह नाम के 
कई ब॒तों को तोडकर उनेके स्थान पर नए बुत बिठा चुके थे। चिनकुलिच लां उन पर 
हावी न हो सका और निराश होकर दक्षिण वापिस चला गया । वहाँ उसकी अनुपस्थिति 
में उसका प्रतिनिधि मुवारिज खां मौका पाकर स्वयं दक्षिण का शासक बत गया था। 
चिनकुलिच खां के पास पर्याप्त सेना थी, उसकी सहायता से उसने मुबारिज खां को 
मार दिया और दक्षिण की सुबेदारी संभाल ली। दिल्‍ली के निर्बल बादशाह ने ज़ब देखा 
कि चिनकुलिच खां विजयी हो गया है, तो उसे प्रसन्न करने के लिए न केवल उसे दक्षिण 
को सूबेदारी पर संपुष्ट कर दिया, उसे पुरस्कार रूप में एक हाथी और कुछ हीरे भेजने 
के अतिरिक्त आतिफजाह की उपाधि से भी विभूषित कर दिया। उसके कुछ समय पचात 
आप्िफजाह ने बादशाह के पुरस्कार का यह उत्तर दिया कि मुगलों को अधोनता का 
जुआ कंधों से उतार कर फेक दिया और पूर्ण स्वाधोनता को घोषणा कर दी । दक्षिण 
हैदराबाद नाम को रियासत के जन्म का यही इतिहास है। इतिहास से स्पष्ट है कि यह 
रियासत चालाको और स्वामी-प्रोह की बुनियाद पर खड़ी हुई थी । आसिफजाह वंश के 
बादज्ञाह्‌ निजाम कहलाते लगे । 


२४८ आर्यसमाज का इतिहास 


भारत पर नाविरशाह के आक्रमण के समय की एक घटना से निजाम के चरित्र 
पर अच्छा प्रकाश पडता है । जब मुगल बावज्ञाह्‌ ने यह समाचार सुना कि विजयी नादिर- 
गाहु ने भारत की ओर अपने घोड़े का म॒ह घुमाया है, तो उसने अपने सब सरदारों और 
मित्रो को दिल्‍ली पहुचने का आदेश भेजा। जो सरदार दिल्‍ली पहुंचे, उनमें से निजाम 
और सफदरजंग मुख्य थे। निजाम धूते था और सफदरजग सीधा पठान । मुगल बादशाह 
करनाल के मंदान मे परास्त हो गया। उसने नाविरशाह से सन्धि की दार्ते तय करने के लिए 
निजाम और सादत खा को अपना दूत बनाया। दोनों ने यह्‌ सोचकर कि ड्बतें हुए 
नक्षत्र से उदित होते हुए नक्षत्र की उपासना करना अधिक उपयुक्त होगा, नाविरशाह 
को ऐसी सलाह वी जिससे मुगल बादशाह ओर दिल्‍लो वालो की मुसीबतें बढ गईं। 
नादिरशाह ने दिल्‍ली पहुच कर पहुले किस प्रकार शहर में लृूट-मार कराई और फिर 
कत्लेआम कर विया, यह जगत्प्रसिद्ध बात हैं। जब भारतवासियों के सोने और रक्त 
से अपनी प्यास बझ्चाकर नादिरशाह अपने देश को वापिस लौटने लगा तब दोनों सरदार 
अपने स्वामी-द्रोह का इनाम पाने के लिए नादिरशाह के सामने पहुचे और इनाम की 
प्रार्थना की तो नादिरशाह ने उत्तर दिया, “में तुम दोनों को लानत भेजता हूं और मेरा यह 
गुस्सा तुम्हारे लिए कहर की निश्ञानी हें । यह कह कर उसने दोनो विश्वासधातियो को 
दाढी पर थूक दिया और उन्हें दरबार से बाहर निकलवा दिया । कहते हे कि दोनों 
अपमानित रईसों ने बाहर जाकर निशुचप किया कि इतनी बेइज्जतो के पीछे जीना 
असम्भव हूं, इस कारण दोनों को जहर खाकर मर जाना चाहिए। निजाम ने पहल की 
उसने घर जाकर कुछ पी लिया और घड़ाम से जमोन पर गिर पड़ा । सादतख्ा का दूत 
यह सब कुछ देख रहा था। उसने अपने मालिक को जाकर सूचना दी कि निजास मर 
गया। तब सादत खां को अपने बच जाने पर बहुत रलानि हुई और उसने तेज जहर का 
प्याला पीकर तत्काल आत्महत्या कर ली। उसकी मृत्यु का समाचार ज्योही निजाम के 
कानों तक पहुंच कि वह उठकर खडा हो गया । कहते हे, निजाम जीवन भर इस घटना 
को सुनाकर कहा करता था कि मेने खुरासान के भौदू को खब गधा बनाया । इस प्रकार 
निजास ने मुगल बादशाह के मन्‍्त्री के सार्ग में से एक काटा तिकाल दिया । 

यहा यह घटना मेने आसिफजाही वंश के आदि पुरुष के चरित्र को स्पष्ट करने 
के लिए दी है। इस वंड़ा का अगला सारा इतिहास उस प्रारम्भिक विशेषता से अंकित है । 
निजाम का राज्य मराठा राज्य का पड़ोसी था। उन दोनों में संधि और संघर्ष का होते 
रहना स्वाभाविक था। निजाम अपनी नीति का निश्चय केवल अवसरवादिता के आधार 
पर करता था। जब आवश्यकता समझता सुलह कर लेता और जब लाभ देखता, तब 
आक्रमण कर देता था। मंसुर के सुल्तान हैदर अली और मराठों से अंग्रेजी सरफार 
का संधर्ष आरम्भ होने पर भी निजाम शासकों को यही नीति जारी रही । वे जब चाहते 
अग्रेजों के मित्र बन जाते और जब चाहते शत्रुता करने लगते । अन्त में अपनी इच्छा से 
अपने गले में दासता को जंजीर बांधने वाले नरेशों में से सबसे पहला नम्बर निजाम ने हो 
पाया । अधोनतापूर्ण सन्धि (5700५ 9[॥4706) को सर्वप्रथम निजाम ने ही 
मंजर किया। इस प्रकार की संधि का अभिप्राय यह था कि हैदराबाद के शास्तक ने 


हैदराबाद का सत्याग्रह २४९ 


अपनी रक्षा के लिए अपने राज्य मे कुछ अंग्रेज़ी सेताओं को रखना स्वीकार कर लिया 
और उनके सारे खर्च की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। इसी प्रकार की संधिया थी, जिप्होंने 
धोरे-धीरे देसी राजाओं की स्वाधीनता को समाप्ति कर दी । अग्रेजी राज्य के प्रारम्भ 
काल में यह अधोनता-पूर्ण सन्धि विष-कन्या सिद्ध हुई । सबसे पहले उसे अंगीकार करने 
का श्रेय निज्ञाम ने प्राप्त किया । 

हैदराबाद रियासत की एक विशेषता यह रही कि बहा के हिन्दुओ में सामूहिक 
सत-परिवर्तेन को चाल नहीं चली । इसका एक कारण तो यह था कि दक्षिण में हिन्दृत्व 
की भावना बहुत प्रबल थी । दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि आसिफजाह के वंशज 
दिल से पूरे मुसलमान रहते हुए भी प्रत्यक्ष रूप से यही घोषित करते रहे कि उतके लिए 
हिन्दू और मुसलमान बराबर हूं। उन्होंने कभी जिहादी मनोचृत्ति को खुलकर खेलने का 
मौका त्तहों दिया । 

भारत के मुसलमान निजाम को अपनो शक्ति का स्तम्भ समझते रहे है । 
जब से टकों के खलोफा का सूर्य अस्त हुआ, तब से तो भारत के मुसलमानों ने यह आन्दोलन 
आरम्भ कर दिया था कि निजाम को ही संसार भर के मुसलमानों का खलीफा मान 
लिया जाय । मुसलमानों कौ इस सनोवृत्ति का बतंमान निजाम की मनोवृत्ति पर प्रभाव 
पड़ना स्वाभाविक हो था। इनके पिता नवाब मीर मह॒बूब अली खां बहादुर बहुत नरम 
दिल के शासक माने जाते थे । उनके समय में रियासत में बहुत शान्ति रही । अपने मुख्य 

मन्‍्त्री राजा सर किद्वनप्रसाद और हाईकोर्ट के जज १० केशवराव जी उनके बहुत 

विश्वासपात्र थे। वतंमान निजाम का पूरा नाम नवाब सर सीर उस्मान अली खा हैं । 

सर उस्मान अली खां के गद्दी पर बेठने के समय से रियासत की नीति से परिवर्तन 
आना आरम्भ हो गया । नये निजाम में पहले से ही तीन विशेषताएं रही हैँ । वह अंग्रेजी 
सरकार का परमभक्‍त, कवि होने के कारण विद्याप्रेमी और कट्टर मुसलमान है। अवसर- 
बादिता, जिसका दूसरा नाम क्टनीति है, आसिफजाही बच्चा में प्रभूत मात्रा में सदा से 
विद्यमान रही है। वह मीर उस्मान अलो खां में भो विद्यमान है ही । 

इन सब विशेषताओं से युक्‍त नये निजाम के सामने जब यह आशा आविभूंत 
हुई कि सम्भव है उसे दुनिया भर के मुसलमानों का खलीफा मान लिया जाय तो उसका 
स्वाभाविक मजह॒बोी प्रेम तीत्र हो गया, जिसके कारण उसके पिता के समय में रियासत से 
साम्प्रदायिक पक्षपातहीनता की जो नीति प्रचलित थी, उसका अन्त हो गया । निजाम 
को ऐसा अनुभव होने लगा कि कट्टर मुसलमान बनने में ही अपना भला है। 

हैदराबाद रियासत की साम्प्रदायिक स्थिति की जो विशेषता है, वह नोचे दी 
हुई जनसख्या (सन्‌ १९३६) की तालिका से प्रकट हो जायेगी । 


हिन्दू +४८४४८८००० ७८० 5२ १,७२५ ८४ ६ 
आदि हिन्दू, ... - ,, ०» ५,४४,७८९ 
मुसलमान...... ....« « ४७७» १५,३४,६६६ 


शेष सब सस्प्रदायो की सख्या लगभग २२९ हजार थी | इन सख्याओं से स्पष्ट है 
कि रियासत में लगभग ८७ फो सदी हिन्दू, ४ फी सदी आदि हिन्दू और १०३ फीसदी 


२६७ ग्रायंसमाज का इतिहास 


मुसलमान थे। भादि हिंदुओं को भी हिलुओं में ही जोड़ लिया जाय (हिन्दू होने से 
उनकी संए्या जुड़नी भी चाहिए) तो हिन्दुओं कौ और मुसलमानों को आबादी का अनुपात 
लगभग ९० और १० का हो जाता है। यदि व्याय की दृष्टि से देशा जाय तो हैदराबाद 
के शासन में केवल शासक के मुसलमान होते के कारण इस्लाम का अथवा मुसलमानों 
का विशेष पक्षपात होता किसी प्रकार भी उचित नहीं सम्नज्ञा जा सकता था। परन्तु 
जब हम स़त्‌ १९३८ के रियासती गज में दिश्रे हुए सरकार के उच्चाधिकारियों की 
सूची पर दृष्टि डालते है तो यह देखकर हमें आइवर्य होता है कि उसमें मुसलमानों और 
हिन्दुओं का अनुपात आबादों के अनुपात से बिलकुल उलटा है। सब विभागों में 
उच्चाधिकारियों को संख्या का अनुपात तिस्तलिणित था :-- 


मुसलमान १३११ 
ह्लि ३१६ 

इसी प्रकार व्याय-विभाग में १७४ मुसलमानों के मुकाबले में २३ हिंलू और 
पुलिस में ३६ मुसलमानों की तुलना में १० हिंदू अधिकारी थे। 


जब तक देश में राजनोतिक जागृति उत्पन्न नहीं हुई, शासन की इस प्रकार की 
अंधेरणर्दों चलती रही । परन्तु जब राजनीतिक जागृति की लहरें रियासत को दीवारों 
को लांधतो हुई हैवराबाद में प्रविष्ट हो गई तब यह स्वाभाविक हो था कि रियासती प्रजा 
में गहरा असंतोष उत्पन्न होता । वह असंतोष दो धाराओं में चल रहा था। एक धारा 
राजनीतिक थी। अन्य रियात्तों को प्रजा की भांति हेदराबाद की प्रजा भी चाहती थी 
कि उसे तानाशाही की काल कोठरी से निकाला जाय। दूसरी धारा धामिक थी | हिलुओं 
का यहू अनुभव करना सर्वेथा स्वाभाविक था कि अत्यन्त बहु-संस्या में होते हुए भी 
उनके साथ गुलामों जैत्ता व्यवहार किया जाता है। असंतोष की इन दोनों धाराओं को 
रोकने के लिए निजाम की सरकार ने क्या-क्या उपाय किए, इसका विवरण अगले 
अध्याय में दिया जायेगा। इस अध्याय में उस पृष्ठभूमि का संक्षिप्त वर्णन किया गया है, 
जिस पर आपंसमाज के सत्याग्रह का चित्र अंकित हुआ। 


दूसरा भ्रध्याय 


जाग्रति ओर दमन 


हम गत अध्याय में ऐतिहासिक सिहावलोकन करके बतला आये हे कि आसिफ- 
जाही वंश की नोति सदा अवसरवादिता से प्रभावित रही है। अवसरवादिता पर आधारित 
तोति कभी सर्वथा स्पष्ट या सीधी नहीं होती । वह पेचदार और परस्पर विरुद्ध धोष- 
णाओं से भरो होती है। देश में जागृति का दोर होने पर हैदराबाद को रियासत 
की प्रजा में जो असंतोष उत्पन्न हुआ, उसके प्रति निजाम का व्यवहार भी पेच्ीदा और 
परस्पर विरोधी रहा। वाणी द्वारा निजाम की ओर से प्रजा के साथ सहानुभूति प्रकट 
को जातो रहो ओर व्यवहार में शिकंजों को कसने का प्रयत्न होता रहा। 

रियासत की प्रजा में राजनोतिक जागृति का प्रारम्भ १९१९ में हो गया था। 
पह वह वर्ष या जिसमे महात्मा गांधी ने रौलद एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह संग्राम का झषण्डा 
खड़ा किया था। उसकी प्रतिक्रिया प्रायः सभी रियासतों में हुई। तिजाम की प्रजा ने भी 
उससे प्रभावित होकर राजनीतिक अधिकार मांगता आरम्भ कर दिया। उत्तर से 
निजाम ने एक फरमान निकाला, जिसमें राज्य की प्रबन्धकारिणी समिति के अध्यक्ष 
सर अलो इमास को आदेश दिया गया कि वह ऐसी सामग्री इकट्ठो करे, जिसके आधार 
पर विधान सभा की योजना तेयार की जा सके । यह कार्थ एक साल तक होता रहा । 
परन्तु कोई परिणाम न निकला । इस पर राज्य की प्रजा मे आन्दोलन होने लगा और 
ब्रिटिश भारत में राजनीतिक प्रगति का वेग भी बढ़ गया था। तब असंतोष की बाढ को 
रोकने के लिए लाचार होकर निजाम ने एक दूसरा फरमान निकाला, जिसमें विधान 
सभा को योजना तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई । 

दृधर विधान सभा की आशा दिलाने वाले फरमान प्रकाशित किये जा रहे थे 
और उधर १९२२ में एक तीसरा फरमान निकाला गया, जिस द्वारा सब राजनीतिक 
सभाओं का करना जुर्म करार दे दियां गया । कुछ दिनो पीछे एक काली गछतो चिट॒छो 
निकाली गई, जिस द्वारा राजनीतिक रंगवाली सब सभाओं को बन्द कर दिया गया । 
देश में राजनीतिक आन्दोलन का तापमान इतना ऊचा जा रहा था कि निजास के फरमान 
बहुत कुछ व्यर्थ होते गए क्योकि वहा की प्रजा का जोश ठंडा होने की जगह बढ़ता 
गया। १९३१ और ३२ के भारतव्यापी सत्याग्रहों मे हैदराबाद के सैकड़ों स्वयंसेवकों 
ते भाग लिया । सब रुकावटों के होते हुए भी स्थान-स्थान पर कांग्रेस कमेदियों और 
तौजवान सभाओं की स्थापना हो गई, जिनको ओर से झंडे को सलामी, विदेशी कपडे का 
बहिष्कार आदि कांग्रेस की नियमित प्रवृत्तियां होने लगीं । 


> 
शा 
बडा | आ। 


आंर्यंसमाज का इतिहास 


कई वर्षो को सुख-निद्रा के पश्चात्‌ १९३७ में फिर निजञाम के कानो के पास 
असंतोष की सरसराहूट का दब्द पहुंचा । तब उन्होंने एक विशेष सन्देश द्वारा अपनी 
विधान सभा को यह सूचना दी कि दीवान बहादुर आपंगर की अध्यक्षता में एक 
विशेष सम्तिति नियुक्त की जाती है, जो सरकारी कामो में प्रजा के सहयोग में वृद्धि 
उपायों की योजना तेयार करे। एक वर्ष तक सरकारी कारखानों में योजना घड़ी 
जाती रही । इधर हैदराबाद प्रजा-परिषद्‌ ने जनता की ओर से सुधारों को एक पूरी 
योजना बनाकर १९३८ के आरम्भ में सरकार के सामने रख दी। निजासम की सरकार 
ने उस योजना को भी रही की टोकरी में डाल दिया । 

१९३७ तक कांग्रेस की यह नीति रही कि रियासतो में कांग्रेस कमेटियों को 
स्थापना न की जाय, क्योंकि महात्मा जी रियासतों के शासकों से लड़ाई आरम्भ नहीं 
करना चाहते थे। हरिपुरा मे कांग्रेत का जो अधिवेदान हुआ, उसमे देशी राज्य सम्बन्धी 
नौति का रूप बदल गया । देशी राज्यों की प्रजा का अप्ततोष इतना बढ़ गया था और 
बह इतनी बडी संख्या से हरिपुरा पहुंची कि कांग्रेस के कर्णधारों को अपनी नीति सें 
परिवर्तन करना पड़ा । यद्यपि कोई औपचारिक प्रस्ताव स्वीकार नही किया गया तो भी 
देशी राज्यों की प्रजा को अपने पाव पर खड़े होने की प्रेरणा करके काग्रेस ने उन्हें 
अकारान्तर से कांग्रेस का संगठन करने की अनुभत्ति दे दी। फलूतः: १९३८ के मध्य में 
हैदराबाद राज्य कांग्रेस को स्थापना हो गई । थोडे ही समय में राज्य कांग्रेस के सभासदो 
की सख्या हजारों तक पहुंच गयी । काग्रेस का प्रभाव इतना बढ़ा कि बहुत से राज- 
नोतिक मनोवृत्ति रखने बाले मुसलमान भी काग्रेस में सम्मिलित हो गये । 

तब तो हिज एक्जाल्टेंड हाइनेंस निजाम का आसन डोल गया । कुछ समय तक 
तो रियासत के नये वजीरे-आजम सर अकबर हैदरी ने वेधानिक सुधारो से शाब्दिक 
सहानुभूति ओर साम्प्रदायिक विचारों से विरोध प्रकट करना जारी रखा। परन्तु अन्त 
में ७ सितम्बर १९३८ को राज्य को कांग्रेस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया | ९ सितम्बर 
को काग्रेस का अधिवेशन होने वाला था, वहु रोक दिया गया। इस समय निजाम की 
सरकार यह कहने लगी थी कि कांग्रेत्त कमेटी एक साम्प्रदायिक संस्था है । रियासत की 
सरकार के आक्रमण का उत्तर कांग्रेस ने सत्याग्रह द्वारा दिया । २५ अक्तुबर को 
कांग्रेस-कमेटी के सब सदस्य और अन्य बहुत से सभासद्‌ गिरफ्तार कर लिये गए । 

आर्यसमाज को सत्याग्रह के प्रसंग में रियासत की राष्ट्रीय आन्दोलन सम्बन्धी 
नीति की चर्चा करने का अभिप्राय यह है कि उस समप की निजास सरकार की कुटिल 
और अनुदार नीति का त्िचत्र सामने आ जाय । यह ध्यान मे रखने योग्य बात हें कि जिस 
समय आपंसमाज का सत्याग्रह आरम्भ हुआ, उस समय कागग्रेस का सत्याग्रह चल रहा था । 

धार्मिक मामलों में भी निजाम की वही कूटनीति थी, जिसका प्रयोग वह राज- 
नीति में करता था। निजाम की घोषणाओं को पढ़ें तो प्रतोतत होता है कि वह उदारता 
का अवतार है। साम्प्रदायिक भावना उसे छ तक नहीं गई । ६ मई १९२९ के दिन निजाम 
सरकार ने एक विशेष गजट निकाला था, जिसमें कहा गया था कि “जहां तक सार्वजनिक 
ञान्ति और व्यवस्था आज्ञा देती हे, प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण धाभिक स्वाधीनता प्राप्त है ।/ 


जागृति और दमन २५१ 


८ जुलाई १९२९ को नादेर के गुठुद्वारे के सम्बन्ध में निजास ने निम्नलिखित 
घोषणा की थी, यह प्रत्येक सरकार का कत्तेव्य है कि वह अपने भिन्न धर्मावलम्बी 
प्रजाजनो के जीवन, सपत्ति और धर्म-स्थानो की रक्षा करे। मेरे पृ्वंजो की यही नीति रही 
है और में भी उसी मार्ग का अनुसरण कर रहा हूं ।” 

इस इतिहास के चौथे खड में हमने हैदराबाद में आर्यसमाज को स्थापना और 
उसके बिकास का वृत्तान्त लिखते हुए एक आयंसमाजियों के शिष्टमंडल की चर्चा की 
थी, जो रियासत के होम मेम्बर से मिला था। शिष्ट मडल ने होम मेम्बर के सामने ऐसे 
बहुत से दृष्टान्त रखे थे, जिनसे सिद्ध होता था कि रियासत के अधिकारी आर्यप्तमाज के 
कार्य में बाधाये डालते हे । उत्तर देते हुए होम मिनिस्टर ने उन्हों सब शुभ विचारों को 
दोहराया था, जिनकी निजाम की ओर से कई बार घोषणा हो चुकी थी । यह तो हुए 
शब्द, अब निजाम सरकार के व्यवहार पर भी दृष्टि डालिये। यह हम देख आये है कि 
हैदराबाद मे आर्वंसमाज की स्थापना करने वालों में, हेदराबाद हाईकोर्ट के जज प० 
केशवरास जी जसे निजाम के विश्वस्त व्यक्ति थे। प्रतिष्ठित राव जो की मृत्यु के पश्चात 
उनके सुझोग्य पुत्र, बेरिस्टर विनायकराव विद्यालंकार आर्येंसमाज के कर्णधार बने । 
आर्यंसमाज के सभी प्रमुख व्यक्ति उत्तरदायी और गम्भीर प्रकृति के थे। बे व्यर्थ 
में रियासत की सरकार से कोई विरोध नही पैदा करना चाहते थे । उनके इस सही 
व्यवहार की आप रियासत के निम्नलिखित कारनामो से तुलना करके देखिए तो विदित 
होगा कि निजाम सरकार के शब्द और कार्य एक दूसरे से सर्वथा विरुद्ध थे। 

आर्थेसमाज के अनेक उत्सवों को ब्रिविध बहाने करके रोक दिया गया । पहुल- 
गाव आयंसमाज के उत्सव को रोकने का यह कारण दिया गया कि यह संस्था नयी है। 
इसकी स्थापना के लिए सरकार की मजूरी नहीं ली गई, इस कारण इसे धार्मिक कृत्य 
नहीं कहा जा सकता । उदगीर की आर्य कुमार सभा का उत्सव भी इसी आधार पर 
रोक दिया गया कि उसकी स्थापना से पूर्व सरकार की इजाजत नहीं ली गयी । 

आर्य प्रतिनिधि सभा निजाम राज्य के मंत्री श्री इबयामलाल वकील ने एक दर- 
ख्वास्त दी कि उन्हें सुलतान बाजार में अखिल भारतीय आर्य सम्मेलन करने की अनुमति 
दी जाय । उन्हें उत्तर मिला कि अदालत और कोतवालो के विभाग ने निर्णय किया हें 
कि इस सम्मेलन की स्वीकृति नही दी जा सकती । 

किदानगंज से आर्यसम्ाज का सन्दिर खड़ा हो रहा था, उसके बारे में हुक्म हुआ 
कि सरकार से स्वीकृति प्राप्त किये बिना धर्म-संदिर बनाना कानून के विरुद्ध है। ऐसी 
स्वीकृति प्राप्त करने के लिए एक प्रार्थना-पत्र भेजना चाहिए और यह भी लिखा जाय कि 
स्वीकृति के बिना मन्दिर बनाना क्यों आरम्भ किया गया ? 

ग्राम हल्लीखेड़ के कुछ सज्जन १९३३ में दहहरे के अवसर पर एक धामिक 
जल्स निकालना चाहते थे। कोतवाली ने उस जलूस की आज्ञा न देने का यह कारण बताया 
कि यह काम नया है, पहले नही होता था । 

श्री भगवानराव होगीराव आर्य ने सिलागा ताल्‍लुके में धाभिक विषयों पर व्याख्यान 
दिए । इस पर उन्हें निम्नलिखित आजा दी गधी--“ तुम्हें सूचना दी जाती हे कि हनुमान 


पड आय जत्तमाज का इतिहास 


देवल, हिसामाबाद में तुम्हारा व्याख्यान देना गर कानूनी है । तुम्हें व्याख्या देना बन्द 
कर देना चाहिए और पहले तत्सम्बन्धी अधिकारियों से आज्ञा प्राप्त करनी चाहिए। 
अन्यथा तुम पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी ।* 

इसी प्रकार श्री रामचन्द्र राव राजेश्वर राव आर्य को भी व्याख्यान देने से रोकते हुए 
यह आज्ञा दी गई--आज दिवाली के दिन हल्लीखेड़ से बंसीलाल तुम्हारे पास आया 
है और यह भी खबर लगी है कि वह तुम्हारे मकान में व्याख्यान देने वाला है । लिहाजा 
तुम्हें हुकम दिया जाता है कि वह व्याख्यान रोक दिया जाय । अन्यथा तुम्हारे विरुद्ध 
कानूनी कार्रवाही की जायेगी ।” 

मुहम्मद खान नाम के नाकासोनी के एक सरकारी कर्मचारी के नाम बहुत ही 
मनोर॑जक हुक्मनासा प्राप्त हुआ था । उससे आर्यसमाज के प्रति रियासत की नीति पर 
खुला प्रकाश पड़ता है । हुक्मनाभा यह था--- मुझे खबर लगी हैँ कि साले गांव में कुछ 
आयंसमाजी आये है। तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि तुम फौरन उस गांव में पहुंचो और 
नीचें लिखी बातें दरयापत करके रिपोर्ट भेजो:-- 

क--किस तारीख को और किस वक्‍त ये लोग गांव में पहुंचे ? 

ख--किस व्यक्ति के पास ठहरे ? 

ग--उनके आते का मज्ञा कया है ? 

घ--उनके नाम कया है ! 

ड--उनके मुखिया का क्या नाम है ? 

च--उन्हें किसने बुलाया है ? 

छ--वे कब तक ठहरेगें ? 

ज--क्या उनके पास कोई सरकारी हुक्मतामा है ? 

क्ष--पुलिस पटेल ने उनकी सूचना मेरे पास क्‍यों नहीं भेजी ? पटेल को 

फौरन मेरे पास भेजा जाए । 

ब्य--अगर आर्यसमाजियों की तादाद ज्यादा हो तो तुम्हें चाहिये कि तुम्र वहीं 

ठहरो और इस बात की निगरानी रखो कि किसी तरह का कानूत भंग न 
हो। अगर फिसाद का अंदेशा हो तो सुझे फौरन खबर दो ।” 

१९३७ ईस्वो में पं० बलदेव, श्री भगवन्तराव पदेल तथा श्री गोविन्दराव 
पटवारी को इस कारण नौकरी से अलग किया गया कि बे आरथंसमाज के जल्सों में 
आते जाते है । 

पुलिस के सब-इन्सपेक्टर रुवाजा मुमुन्नद्दीन ने निरुंगा आर्यसमाज के मंत्री 
श्री रामराव वकील के नाम एक आज्ञा पत्र भेजा था जिससे निम्नलिबित प्रश्न पूछे गये थे - 

१--जुम किस तारीख को आर्यंसमाज मे प्रविष्ट हुए ? 

२--जुमने सनातन धर्म कब छोड़ा ? 

३--मुम्हें आर्यससाज का मंत्री किसने बनाया है ? 

४--मत्री के तौर पर तुम्हारे क्या कत्तंव्य है ? 

५--मन्‍्त्री दब्द के क्‍या अर्थ है ? 


जागृति और दमन २५५ 


६--तुम आयंसमाज में जो व्य(रुपान देते हो, बया उसके लिए सरकारी 
आज्ञा प्राप्त कर लो है ? कर ली है तो उसकी नकल भेजो । नही की तो 
उसका कारण बताओ । 
७--लुमने अब तक कितने व्याख्यान दिए हे और किन-किन विषयों पर दिये 
हैं। इन व्याख्यानों को लिखकर भेजो और आगे से जो व्याख्यान दो, 
उसकी नकल हमारे पास भेजते रहो । 
रियासत के बाहर के व्याख्याताओं पर विशेष प्रतिबन्ध लगाये गये । पं० 
देवेन्द्रनाथ शास्त्री हैदराबाद गये तो सुल्तान बाजार आर्यंसमाज के मनन्‍्त्री को हुक्म 
दिया गया कि उनका अथवा किसी बाहर वाले व्यक्ति का व्याख्यान समाज में न कराया 
जाय । 
ऐसे मामले प्रायः होते रहते थे जिनमें किसी मुसलमान ने हिन्दू को मार डाला 
था कोई फिसाद हो गया । ऐसे मामलों में पुलिस प्रायः हिन्दुओं को ही गिरफ्तार किया 
करती थी । आर्यसमाजियो पर पुलिस की विशेष कृपा-दृष्टि थी इसलिए ऐसे अवसरों से 
लाभ उठाकर रियासत के अधिकारी आयेंससाजियों को धर दबाते थे। हसन खां नाम 
के एक मुसलमान ने सत्यनाप्पा नाम के एक हिन्दू को मार डाला। मारने वाला भाग 
गया या लापता कर दिया गया। कागज का पेंट भरने के लिए २८ आर्यसमाजियों को 
गिरफ्तार करके दफा १०४ के अनुसार उन पर अभियोग चला दिया, जो कई महीनों 
तक चलता रहा। अग्ड्र, नन्दुर्ग और बेलारचित गोपा में भी इसी प्रकार के मामले हुए 
और उनमे भो आयंसमाजियों को व्यर्थ में परेशान किया गया। 
ये सब अत्याचार होते रहे और फिर भी हिज हाइनेस निज्ञाम अपनी निष्पक्षता 
का इंका बजाते रहे । इसकी तह में भी एक मायाजाल था। रियासत में एक महकमा 
था, जिसका नाम था, सहकमपे-अम्‌ रपे-सजहबी, जिसका अभिप्राय यह है कि घामिक 
विषयों का सरकारी सहकमा । इस विभाग को बहुत विस्तृत अधिकार प्राप्त थे । रियासत 
भर की मसस्जिदों, सन्दिरों, सावंजनिक सभाओं, धामिक जलसों और उत्सवों की व्यवस्था 
उसका मुख्य कार्य समझा जाता था। उसकी आज्ञा के बिना न कोई नया सन्दिर 
बन सकता था और न कोई मरम्मत हो सकती थी । किसी समाज या सभा की स्थापना 
के लिए आज्ञा प्राप्त करना आवश्यक था । लिखित आज्ञा प्राप्त किये बिना सम्मिलित 
प्रार्थना कराना या निजी घरों मे इकट्ठा होकर धासिक चर्चा करता तक अपराध 
माना जाता था। परिणाम यह था कि रियासत में धामिक सुधार अथवा जागृति को 
कोई चर्चा नहीं हो सकती थी । कुछ बड़े मन्दिर थे, जो ज्ञायद आसफजाही बंश को 
स्थापना से भी पुराने थे। उन्हें रियासत की ओर से आथिक सहायता अबबय दी जातो 
थी परन्तु उससे हिन्दुओं के घामिक जीवन को इतनो पुष्टि नहीं मिलतो थी, जितनी 
घिजाम की सत्ता बृढ़ होती थी । पुराने मठ और मन्दिर प्रायः राजभक्िति के गढ़ बन 
जाया करते हे । महकमगे-अम्रये-मजहूदी का यह रिवाज था कि मुसलमानों को सागो 
का समर्थन करता और सुधारक हिखुओं या आरंक्षमाजियों की प्रवृत्तियों में रुकाबटें 
डालना । ऊपर से निष्पक्षता का दप्त भरते हुए भो रियासत के अधिकारी इस्लाम 


२५०६ ग्रायंसमाज का इतिहास 


को बढ़ावा देने मे कोई कसर नही छोड़ते थे । दर्जनों शहरों और पग्रामों के पुराने नामों 
को बदल कर मुसलमानी रूप दे दिया गया था। अखोली से जहीराबाद, बोदर से 
मुहम्मदाबाद, धाराशिव से उस्मानाबाद, तन्दूर से बशीराबाद बनोॉं कर पुराने समय के 
घिन्हों तक को मिटाने का थत्न किया जा रहा था। रियासत में हरिजनों को मुसलूसान 
बताने की विशेष चेंष्टा की जाती थो । उन्हें नौकरियों और आर्थिक लाभ की आशाएं 
दिला कार इस्लाम को अंगीकार करने के लिए प्रेरित किया जाता था । 


यह ऐतिहासिक सत्य हैं कि गत पच्रास-साठ वर्षो भे उदूं को जितनी पुष्ठि 
हैदराबाद रियासत से मिली है और किसी से नहीं मिली । रियासत में संस्कृत और 
हिन्दी को मिटाकर उदूं को प्रतिष्ठापित करने का श्रेय तो निजास समीर उस्मान अलो 
को है ही, वेश के अन्य शिक्षा केच्रों में लाखों रुपये देकर उर्दू को प्रबल बनाने का श्रेय भो 
उसी को है । रियासत के स्कूलों मे राजभाषा के तौर पर उर्दू पढाई जाती थी। जिसका 
परिणाम यह था कि जिन बालकों की मातृभाषा हिन्दी, मराठो या कन्नड थी, उन्हें भी 
आवदयक तोर से उर्द पढ़नी पड़ती थी। 


72075 66060 0५ 90]89॥ /४५४ - 0प॒ुध्वां 


तीसरा ग्रध्याय 
संघष का सूत्रपात 


आर्यत्तमाज हिन्दुओं के सम्मुख आये धर्म की श्रेष्ठता रखकर उन्हें अपने आय 
धर्म पर दृढ़ रहने की प्रेरणा करने के अतिरिक्त अन्य मतावलम्बियों को भी आय॑ धर्म 
में प्रवेश करने का खुला निमन्त्रण देता था, इस कारण इस्लाम के धर्मान्ध प्रचारक 
और उनके अनुधायी प्रारम्भ से ही आयंत्तमाज से विद्वेष करने लगे थे। धर्मंवीर पण्डित 
लेखराम का बलिदान उस विद्ष-भाव का पहला फल था। आयंप्तमाज ने उन सब 
आक्रमणों का जो उस पर किए जाते रहे, सदा शाल्ति से उत्तर दिया । उसके पद्चचात्‌ 
क्रमश: स्वामी श्रद्धानन्द जी, महाद्य राजपाल जी आदि के बलिदान हुए । उन सबके 
उत्तर में आर्मंसमाज ने अद्भुत श्ान्तिप्रियता का प्रमाण देते हुए निर्भपता से अपने 
प्रचार का को जारी रखा । इससे चाहिए तो यह था कि उसके विरोधी यह अनुभव 
करते कि आर्यसमाज को न विक्षुब्ध करना सम्भव हैं और न भयभीत करना । परन्तु 
अद्रदर्शी लोगों ने आर्यसमाज के व्यवहार से उल्टा हो परिणाम निकाला। उन्होंने 
समझा कि यदि पर्याप्त शक्ति से समाज पर चोतरफा आक्रमण किया जाय तो उसके 
रास्ते बन्द किए जां सकते हे और अकेले डालकर उसका दमन किया जा सकता है। 
हैदराबाद की रियासत को उस समय के जोशीले मुसलमान इस्लाम का सबसे अधिक 
संगीत गढ़ समझते थे | इस कारण उन्होंने आर्यसमाज के विरुद्ध आक्रमणात्मक कार्यवाही 
के लिए उसो स्थान को चुना । निजाम मीर उस्मान अली कट्टर मजह॒बी व्यक्ति था । 
उसे अद्रदर्शी मतवादियों का औजार बनने से कुछ अनोचित्य भी अनुभव न हुआ। 


प्रारम्भ आरयसमाज के प्रचारक पं० चस्द्रभानु जी सिद्धान्त-भूषण के तिर्वासन 
से हुआ। वे आर्यसमाज के उत्सबों पर,व्याण्यान देने के लिए पंजाब से हैदराबाद 
गये थे। अभो वे दो-तीन व्याख्यान ही दे पाये थे कि रियासत का आसन डोल गया। 
उन्हें रियासत फी सीमाओं से बाहर जाने की आज्ञा दे दी गयी। इस पर स्थानीय आर्प- 
समाज के प्रमुख सभासव्‌ एक शिष्टमंडल के रूप में निजाम के पोलिटिकल भेम्बर की 
सेवा मे उपस्थित हुए और यह जानना चाहा कि निवर्सित की आज्ञा किस आधार पर 
दो गयी है। पोलिटिकल मेम्बर ते जो उत्तर दिया, उसका यह अभिशाय था कि रियासत 
की पुलिस को उनसे कोई शिकायत नहों है। उनका निर्वासत भारत सरकार की इस 
रिपोर्ट के कारण किया गया है कि पं० चद्धभानु का एक अवाठनीय राजनीतिफ संस्था 
से सम्बन्ध हे । परन्तु जब भारत सरकार के राजनेतिक विभाग से पूछा गया तब वहां 
से यह उत्तर मिला कि तिर्वासत की आज्ञा से ब्रिटिश सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं 


२५८ आर्यसमाज का ४तिहास 


यह उत्तर मिलने पर॒निज/म सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया तो उसने यह कहकर 
सासले को टाल दिया कि हमारे यहां यह केस समाप्त किया जा चुका है अब इस पर 
पुर्नावचार नहों हो सकता ।' 

इसके पश्चात्‌ इस मामले को सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली ने अपने 
हाथ में ले लिया । उसने भारत सरकार के पोलिटिकल (राजनीतिक) विभाग से निजाम 
सरकार के इस कथन का स्पष्टीकरण मांगा कि वया पं० चन्द्रभानु जी को भारत सरकार 
की रिपोर्ट पर निर्वासित किया गया है। वहां से भी यही उत्तर मिला कि पण्डित चन्रभान्‌ 
जी के निर्वासन से भारत सरकार का लेदामात्र भी सम्बन्ध नही है । 

आज्ञा तो यह थी कि इस काण्ड से हैदराबाद सरकार कुछ सावधान होगी 
परन्तु हेदराबाद को सरकार ने आरयंसमाज के दमन के लिए एक पग और आगे बढ़ाया । 
१९३३ के मई मास में हल्लीखेंड़ आर्धतमाज का वा्िकोत्सव होने वाला था । वहां 
के ताललकेवार ने उत्सव बन्द करने का हुक्स दे दिया । कारण यह बतलाया कि उत्सव 
धामिक नहीं, राजनीतिक है। इस पर हैदराबाद के प्रधान सन्‍्त्री का द्वार खटखटाया 
गया तो उसने उत्सव करने की आज्ञा तो दे दी परन्तु नगर-कौतंन पर से प्रतिबन्ध नहीं 
उठाया । १९३४ सें उत्सव भो बन्द कर दिया गया । 

इन्हीं दिनों हैदराबाद में एक नया पेगम्बर आविर्भत हुआ । सिद्दीक वीनदार 
नाम के मुसलमान ते यह मशहूर कर दिया कि, “में लिगायत सन्त घचिन विश्वेदवर का 
अवतार हूं ।” उस प्रदेश में (लिगायत सम्प्रदाय का बहुत प्रचार था। सिद्दीक ने सम्प्रदाय 
के लोगो को इस्लाम ग्रहण करने की प्रेरणा करते हुए हिन्दुओ के देवी-देवताओं को 
खूब गालियां दी । उसने 'सरवर-ए-आलम' नाम की एक पुस्तक लिखी, जो अशिक्षित 
हिन्दुओं को काफी भ्रम में डालने वालो थी । हैदराबाद के हिन्दू निवासो यह देखकर 
आइचयित थे कि जहां उनके उत्सव और नगर-कीतंन तक बन्द किये जा रहे थे, वहां 
सिद्दीक जेसे शरारती व्यक्ति को विष फेलाने का खुला अवसर मिल रहा था। 

इस' विकट आक्रमण का प्रत्युत्तर वेने के लिए हैदराबाद के आये लोगों ने 
पं० रामचन्द्र देहलबी को अपने समाज के वारषिकोत्सव पर निमंत्रित किया। प० रामचरुद्र 
जी आयंसमाज के उन प्रचारकों में से हे, जिनकी युक्ति जितनी तीत्र होतो है, भाषा 
उतनी ही संपतत होती है। आपकी भाषण दज्वलो में दिल्‍ली की द्ायस्तगी कूट-कूट कर भरी 
रहती है । आप कुरान के पंडित हें। आयतों का उच्चारण मुसलमान मौलवियों से भी 
अधिक सही करते है । साथ ही आप भारतीय वर्द्दनों की भी पुरी अभिज्ञा रखते हे । 
बढ़िया मुहावरेदार हिन्द्रस्तानी भाषा के तो आप स्वामी ही हे । पण्डित जी ने हेदराबाव 
आर्येसमाज के वार्षिकोत्सव पर तीन व्याख्यान दिये | श्रोताओं का कहना था कि उन 
व्यास्यानो पर हिस्दु और मुसलमान दोनों के सिर झूम उठे । इस पर हैदराबाद की 
सरकार बोखला गई । इससे पहले वर्ष आपके दो व्याख्यान बीदर में भी हुए थे। पण्डित 
जी जब हेदराबाद के वाधषिकोत्सव पर तीसरा व्याब्यान दे रहे थे तब रात के ९॥ बजें 
एक समन दिया गया जिस पर बीवर के सब-जज के हस्ताक्षर थे। समन गत वर्ष बोदर 
म दिये गये व्याख्यान के आधार पर जारी किया गया था । जब यह समाचार समाचार- 


संघर्ष का सूत्रपात २५६ 


पत्रों में प्रकाशित हुआ तो देश भर के हिखुओं में विक्षोभ को एक लहर चल गयी। 
पण्डित जो लूगभग तीस वर्षो से भारत के कोने-कोने में व्यास्यान दे रहे थे। कभो 
उनके व्याज्यान को आपत्तिजनक नहीं समझा गया । उन पर आपत्तिजनक भाषण देने 
का कारण बतला कर अभियोग लगाते के समाचार ने आयें-जगत्‌ में बिजली-सो 
दौड़ा दी । सार्वदेशिक सभा के प्रधान ने तिजाम के ताम निम्नलिखित तार भेजा-- 
“इस समाचार से कि पण्डित रामचन्द्र जी देहलवी पर बीदर की पुलिस नें इस्लास का 
अपमान करने के आधार पर मामला चलाया है, अत्यन्त आदइचर्य हुआ । पं० रामचन्द्र 
जी आर्थयसमाज के माननोय, अनुभवी और पुराने उपदेशक हे और उन्होंने अपने श्रोताओं 
को धामसिक भावनाओं को कभी ठेस नही पहुंचाई । इसके प्रतिकूल उनके व्याख्यान 
सदा मधुर, मोलिक एव तकंपूर्ण रहते हे और इस सम्बन्ध में उनके मुसलमान मित्रों ने 
भी उन्हें सदा सराहा है। सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा अत्यन्त सम्मानपूर्वक श्रीमन्त 
से प्राथंना करती है कि आप पुलिस को विद्वान्‌ पं० जो के विरुद्ध मामला चलाने से रोक 
दें। यदि ऐसा न हो सके तो सभा श्रीमन्‍्त से अनुनय करती है कि आप एक ऐसे विशेष 
ट्व्युनल के सामने इस अभियोग को उपस्थित करने को व्यवस्था करें, जो पुलिस के 
स्वार्थ मिश्रित प्रभाव से सुरक्षित हो, ताकि न्याय और निष्पक्षतापूर्ण व्यवहार हो सके ।” 

इसी आशय का एक पतन्न भारत सरकार के पोलिटिकल सेक्रेटरी को भो लिखा 
गया। सावंदेशिक सभा के इन प्रयत्नों का परिणाम यह हुआ कि २ अगस्त १९३४ को 
पं० रामचरद्र जी पर से अभियोग तो उठा लिया गया परन्तु रियासत में प्रवेश के निषध 
को आज्ञा लगा दी गयी । स्पष्ट है कि निजाम की सरकार का यह कार्य किसी प्रकार 
भी हेतु-पंगत नहीं था । यदि अभिषोग सच्चा था तो उसका उठाना उचित नहीं था 
ओर यदि झूठा था तो पण्डित जी के हैदराबाद प्रवैद्ञ पर रोक लगाना न्यायसंग्त नहीं 
था। मामले की गम्भीरता का अनुभव करके सा्वेद्रेशिक आयें प्रतिनिधि सभा के सुयोग्य 
मंत्रो प्रोफेसर सुधाकर जी एम्ृ० ए० स्वयं हैदराबाद गए। वहां वे निजाम सरकार 
के मुख्य अधिकारियों से सिले । अधिकारी प्रो० सुधाकर जी से प्रेमपुर्वकं मिले और यह 
सफाई देते हुए कि आरयों और हिन्दुओ के प्रति किये गये दुव्यंवहारों की जिम्मेदारी छोटे 
कर्मचारियों की है, यह आशा दिलाई कि भविष्य में ऐसा नही होने पायेगा । 

अधिकारियों के आइवासन से यह आशा बधी थी कि परिस्थिति में कुछ सुधार 
हो जायेगा परन्तु हुआ उसके विपरीत ही । छोटे अधिकारी और भी उम्र हो गये और 
अपनी ज्यादतियों को बढ़ा दिया । इस बिगड़तो हुई परिस्थिति को सभालने और 
स्पष्ट करने के लिए सावंदेशिक आयें प्रतिनिधि सभा की ओर से निजाम के पास ए 
मेमोरियल भेजा गया, जिसमें निम्नलिखित मार्गें पेश कीं :-- 

(१) पुलिस को निजाम को ओर से स्पष्ट और असंदिग्ध रूप में हिदायत दे 
दी जाय कि सुसलमान और ईसाइयों की तरह आपयंसमाजियो को भी 
अपने न्‍्यायोचित धार्मिक कत्तंव्यों के अनुष्ठान करने का पूरा अधिकार 
है, ताकि नीचे के पदाषपिकारी किसतो अशुद्ध धारणा अथवा किसी अन्य 
कारण से विरुद्ध आचरण न कर सकें । 


२६० आर्यंसमाज का इतिहास 


(२) रियासत में आयेसमाज के उपदेशकों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध न 
लगाया जाये । 

(३) आयंसमाज के धासिक जलूसों को उसी स्वाधोमता से निकलने दिया 
जाये, जिस स्वाधीनता से अन्य मतावलरूम्बियों के जलस निकलते है । 

(४) धामसिक और भक्तिपरक साहित्य पर प्रतिबन्ध न लगाया जाये । यदि 
किसी ऐसे साहित्य को आपत्तिजनक समझा जाय तो उचित जांच के 
बिना कोई आज्ञा न दी जायेगी । यदि कोई प्रतिवन्ध हों तो उनके विरुद्ध 
अपील का अधिकार रहे । 

(५) सार्वजनिक सभाएं, ज्ञास्त्राथं, भाषण तथा प्रचार करने का अबाधित 
अधिकार सारी प्रजा को तथा आयंसमाज को प्राप्त हो । 

(६) अन्य धर्म-सन्दिरों की तरह आर्यसमाज सन्दिरों का भी आदर किया 
जाये और उनमें सत्संग की आयोजना करने में कोई प्रतिबन्ध न लगाया 
जाये । 

(७) रियासत से निर्वासित किए गए आये प्रचारकों के विरुद्ध लगें हुए प्रति- 
बन्धों को एक उच्चपदस्थ न्यायाधीश के सम्मुख विचारार्थ उपस्थित 
किया जाये ओर भविष्य में भी ऐसे ही भ्रतिबन्धों पर पुनविचार का 
अधिकार प्रमाणित माना जाये । 

सावंदेशिक सभा का यह मेमोरियल भाषा में इतना संयतत और युक्तिसंगत 
था कि न केवल वेश के समाचार पत्रों ने उसकी भ्रि-भ्रि प्रशंसा को, भारत सरकार के 
राजनीतिज्ञों ने भो उसे आदर की दृष्टि से देखा । ऐसे युक्तिसंगत आवेदन पत्न को निजाम 
सरकार पर जो प्रतिक्रिया हुई, बह उसकी पेचद्ार नीति के अनुरूप ही थी | रियासत 
के पोलिटिकल मेम्बर ने सभा के मंत्री को निम्नलिखित पत्र भेजा :-- 

“मुझे आपको यह सूचना देने का आदेश हुआ है कि हैदराबाद रियासत में 
किसी धर्म या सम्प्रदाय के अनुयायियों के मार्ग में किसी प्रकार के प्रतिबन्ध लगाने का 
कोई प्रइन नहीं है। हजर-निजाम की सरकार अपने प्रत्येक प्रजाजन के प्रति, चाहे वह 
किसी धर्म, वर्ग या सम्प्रदाय का हो, व्यवहार में सदा निष्पक्ष रहती आयी है और अब 
भी है। तथावि यदि कोई व्यक्ति ऐसी बात कहे या करे जो विभिन्न सम्प्रदायों के बीच में 
संघर्ष उत्पन्न करने वाली हो तो अनुशासन और कानून के नाते सरकार का यह करत्तंव्य 
है कि बह अपराधो के धर्म विशेष का ध्यान न रखते हुए उच्चित और आवश्यक कार्रवाई 
करे। में यहां यह भी जोड़ देना चाहता हूं कि आर्यसमाजियों को विशेष रूप से किसी 
प्रकार का कष्ट पहुचाने का रियासत की ओर से कभी विचार नहीं किया गया ।” 

रियासत के इस उत्तर को सार्वदेशिक सभा ने निजाम की बदली हुई मनोवृत्ति 
का प्रमाण समझा और उसका स्वागत किया । स्वागत करने के लिए जो पत्र लिखा गया 
उसमें आशा प्रकट की गयो कि अब तक आरयंसमाज तथा उसके सदस्यों एवं प्रचारकों पर 
जो प्रतिबन्ध लणये गये है, वे हटा लिये जायेंगे और भविष्य में वह न दोहराये जायेगे ॥ 
इसके साथ ही सभा को ओर से पं० रामचन्द्र जो पर लगाये गये प्रतिबन्ध फो हटाने 


सघर्ष का सूत्रपात २६१ 


को मांग को दोहराया गया । तिजाम सरकार ते इस मांग का जो उत्तर दिया वह उप्तके 
योग्यही था। उसमें कहा गया था कि “श्रोमान्‌ निजाम सहोदव को सरकार यह बता 
देना चाहती हु कि यद्यपि वह किसी वर्ग की विशेष शिकायतों पर छानबीन करने के 
विरुद्ध नही है, तो भी वह समझती है कि पंडित रामचन्द्र जी के हेदराबाद से निर्वासित 
किए जाने के सम्बन्ध में आतन्दोलत का जो मार्ग पकड़ा गया है और प्रचार द्वारा निजाम 
की प्रजा से परस्पर फूट उत्पन्न करने के जो उपाय किए गए हूं, वे सर्वथा अनुचित और 
ईर्ष्यापूर्ण है ४” 

निजाम की सरकार के ऐसे गोलमोल और म्ामक वक्तव्य के दो परिणाम्त हुए । 
एक परिणाम तो यह हुआ कि रियासत के छोटे अधिकारियों को प्रोत्साहन मिल गया । 
उन्होंने यह समझा कि सरकार आर्यसमाज की प्रवत्तियों को कुचलना चाह॒तो है । 
उस वक्तव्य का दूसरा परिणाम यह हुआ कि देश भर के आयंसमाजियों में असतोष और 
विक्षोभ को जबरदत््त लहर चल गयी । सा्वदेशिक सभा और उसकी आये रक्षा समिति 
पर आये जगत्‌ की ओर से दबाव पडने लगा कि रियासत के अत्याचारो का उत्तर सत्या- 
ग्रह द्वारा दिया जाय। रियासत के भिन्न-भिन्न स्थानों से सभा के कार्पालय में छोटे अधि- 
कारियों हारा किये गये दमनकारी कार्यों और अत्याचारों के समाचार निरन्तर पहुंच 
रहे थे। सभा कार्यालय से उनकी सुचना तत्काल निजाम सरकार को दी जाती थी । 
निजाम सरकार बिल्कुल पत्थर बनी बेठी थी। बहु न अपनी नीति को बदलती थी और न 
सभा के पत्रों का उत्तर देती थी। 

अकस्मात्‌ उन्हीं दिनों रियासत के तत्कालीन प्रधान मंत्री महाराज सर किशन- 
प्रसाद बहादुर किसी सरकारी काम से दिल्ली आये । बातचीत हारा उलझन को 
सुलझाने के लिए, सभा की ओर से निम्नलिखित महानुभावो का एक शिष्टमंडल उनसे 
मिला । 

श्रीयुत्‌ एम० एस० अणे, एम० एल० ए०, श्री ए० सी० दत्त एम० एल० ए० 
(उपप्रधान केन्द्रीय असेम्बली ), माननीय श्री वी० वी० कालिकर (सदस्य कौसिल 
आफ स्टेट ), डा० बी० एस० मुंजे (प्रसिद्ध हिन्द नेता), पं० कृष्णकान्त सालवीय एम० 
एल० ए०, श्री जी० एस० गुप्त एम० एल० ए०, श्री लाला देशबन्धु गुप्त एम० एल० 
ए० (पंजाब), प्रो० सुधाकर एम० ए०, चौ० मुख्तारसिह (भूतपूर्व एम० एल० ए०), 
लाला नारायणदत्त (कोबाध्यक्ष साबंदेशिक सभा), तथा लाला ज्ञानचन्द जी । देर तक 
बातचीत हुई । सर किशनप्रसाद ने आये समाज के दृष्टिकोण से थोड़ो बहुत सहानुभूति 
भी प्रकट को परन्तु निश्चितत परिणाम कुछ न निकला । 

निजञाम सरकार के अधिकारियों की ओर से आर्पस्तमाज की न्यायथुकत मागों 
के प्रति जो विरोध या उपक्षा का भाव प्रयुक्त किया जा रहा था, उससे रियासत के छोटे 
मुसलमान अधिकारी ओर धर्मान्थ मुसलमान और भी अधिक उत्साहित होकर हिम्दू 
जनता पर खुले आक्रमण करने लगे । दिसम्बर १९३७ में, गंजोटी नाम के स्थान में 
वेवप्रकाश को दिन वहाड़े हत्या उस प्रवृत्ति का अकाटय प्रमाण थी। वहां आर्यंसमाज 
की स्थापना होने वाली थी । उसे रोकने के लिए मुसलमानों की भीड़ ने हमला करके 


२६१२ ग्रायस्माज का इतिहास 


वेदप्रकाश को मार दिया। जिला उदगीर के बुदशनोर प्रदेश के छपरा ग्राम में दोपहर 
के ३ बजे २०० मुसलमानों मे एक हिस्दू के मकान पर धावा बोल दिया। उस्समें माणिक- 
राव आप, भोमराव पथेल और उनकी चाची की हत्या कर दी गयी। तोनों लाझें भी 
उसी मकान के एक कोने में जा दी गईं। बीदर जिले के ताल गांव के युवक बाबराव पर 
पुलिस के कमंचारी सेयद अमीर ने तलवार से हमला करके उसे निकम्मा बता दिया। 
जिला उस्मानाबाद के एक हिम्बाजी ताम के नोजवान को आर्यस्तप्ताजी बनते के अपराध 
में पुलिस द्वारा इतना पीटा गया कि वहु पागल हो गया । 


यह तो देहालों को दशा भी । हैदराबाद और अन्य नगरों को दशा भी कुछ 
बेहतर नहीं थी। १९३८ में निजामाबाद में बकरीद पर किये गये गोवध के कारण 
निजामाबाद में हड़ताल हुईं। उसे अपराध समझा गया ओर चार भयंसमाजी 
दोषी ठहराकर गिरफ्तार कर लिये गए । उनके साथ पुलिस ने अत्यन्त कठोरता का 
व्यवहार किया । गूलबर्गा में होह़ी पर हिन्दू-मुसल्मानों का झगड़ा हो गया । उसका 
दोष भी आयसमाज के मत्ये मढ़ा गया और चार आर्थत्माजियों को दस-दस साल की 
जेल की सजाये दो गयीं। हैदराबाद के मुसलमानों का साहस इतना बढ़ गया कि वे रियासत 
की आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान बेरिस्टर विनायकराव विद्यालंकार के मकान को 
घेर कर मारकाट करने की धमको देने लगे। अकस्मात्‌ उत्ती समय एक बड़े अंग्रेज अफसर 
के वहां आ जाने के कारण भोड़ तितर-बितर हो गयी । 


त्थान-स्थान पर आर्यसमाजियों पर जो अभियोग चल रहे थे, उनको पेरवो के 
लिए बम्मई के बेरिस्टर मिस्टर नरीमान को बुलाया गया तो रियासत को सरकार ने 
उनके वकालत करने का निषेध कर दिया। श्री भूलाभाई देसाई को भी सफाई के लिए 
बुलाया गया था। वे हैदराबाद में आ भी गये पर उनके साथ सरकार द्वारा ऐसा 
अभद्र व्यवहार किया गया कि वे हैदराबाद से वापिस जाते के लिए मजबूर हो गये। 
दिल्ली के मि० तवककली और मुलतात के श्री रामचछ खन्ना को आयंत्प्राजियों के 
विरुद्ध लगाये गये अभियोगों में सफाई के लिए पेश होने की अनुमति मिल गयो थी। 
उन्होने बड़ो योग्यता से अपने कार्य को पूरा किया । 


चोथा ग्रध्याय 


सत्याग्रह की घोषणा 


पण्डित चद्धभानु सिद्धान्त भूषण के निर्वासन के समय से ही हैदराबाद के मामले 
को सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने अपने हाथ में ले लिया था। रियासत में होने वाली 
घटनाओ का ठीक-ठीक विवरण जानने के लिए १९३८ के मा में सभा को ओर से 
श्री शिववन्द्र जो को वहा भेजा गया। श्री शिवचर्द्र जी ते तिजाम आर्य प्रतिनिधि सभा 
के मंत्री पं० बंशोलाल जी के साय १६-१७ घटनास्थलों का दौरा किपा। वे रियासत 
की पुलिस के डाइरेक्टर जनरल मिस्टर हौलिन्स से तथा अन्य अधिकारियों से भी 
मिले। लोटकर सभा कार्यालय में श्रो शिवचद्ध जी ने जो रिपोर्ट दी वहु अत्यन्त विन्‍्ता- 
जनक थी। उससे प्रतीत होता था कि हैदराबाद को मुप्ततमान जतता सर्वया निर्भेव 
होकर विशेषतः आय॑ सम्ाजियों और साधान्य रूप से हिन्दुओं पर हर प्रकार के अत्याचार 
करने पर तुली हुई है। सभा ते अनुभव किया कि यदि ज्ञीक्ष ही उत्त भयानक प्रवृत्ति को 
रोकने का यत्न न किया गया तो रियथाप्तत में आर्यक्पताजियों का रहता स्वया अप्तम्भव 
ही जायेगा । 

दशा बहुत॑ चिस्ताजनक थी और लगभग असम्भव होती जा रही थी, तो भी 
सभा के उस समय के प्रधान श्री घनश्याम सिंह जी गुप्त ने यह उचित समझा कि हम 
एक बार स्वयं यत्न करके मामले को सुलझाएं। आप २९ जन १९३८ को हैदराबाद 
पहुंचे । वहां पहुंच कर वे तब स्तब्ध हो गये, जब उन्हें मालम हुआ कि दो दिन पूर्वे २७ 
जून को आयंसमाज कल्याणी के उत्साही कार्यकर्ता श्रो धर्मप्रकाश को आरयसमाज 
जाते हुए मुसलमानों के एक गिरोह ने घेर लिया और तलवार से काट डाला, तो भी 
धैर्य करके गुप्त जी रियासत के प्रधान मंत्री सर अकबर हेदरी से मिले। आपने हेदरी 
तथा पुलिस के अन्य बडे अधिकारियों के सामने भआार्यों पर किये गये सब अत्याचारों को 
कहानियां रखीं । परन्तु कोई विशेष लाभ त हुआ। वे लोग अत्यावारों को रोकने 
का आव्वासन देने के स्थात पर दुष्कर्मों को सफाई देने का निष्फल प्रयत्न करते रहे । 
ऐसी स्थिति देखकर सभा के प्रधान जी रियासत में अधिक ठहरता अनावह्यक समझ कर 
दिल्‍ली लौट आये | रियासत को आन्तरिक दह्षा दिनों दिन बिगड़तो गयी । जुलाई में 
समाचार प्राप्त हुआ कि गजोटो में श्रों वेदप्रकाश को मेहरअली नाम के मुसलमान ने 
छरा भोंक कर मार दिया । इसी प्रकार अन्य अनेक स्थातों से भी समाचार आते रहे ! 

हैदराबाद के समाचारों से आर्थजगत्‌ में विक्षोभ की मात्रा प्रतिदिन बढ़ रही 
थो। सावंदेशिक सभा ने स्थिति को शञास्तिपृर्वक संभालने के जितने प्रयत्न किए वे 


२६४ ग्रा्यंसमाज का इतिहास 


सब (िध्फल हुए। ऐसी दश्चा में यहु आवद्यक प्रतीत होने लगा कि आर्येस्तमांज की ओर 
से कोई ऐसा प्रयत्त किया जाय जो हैदराबाद की आत्रमणकारी प्रवृत्तियों पर रोक- 
थास लगा सके । सम्पूर्ण परिस्थिति पर विचार करने के लिए ३० अप्रेल १९३८ को 
सावंदेशिक सभा की एक विद्येष बंठक हुई, जिसमें देर तक विचार-बिमर्श के परचात्‌ 
श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया गया :-- 

“बहु सभा हैदराबाद रियासत सें आर्थश्मराज और समाजियों पर जो अत्या- 

चार हो रहे है, उसकी धोर निनन्‍्दा करते हुए उस रियासत के आर्य निवासियों के साथ 
हादिक सहानुभृति प्रकट करती है। इस सभा को इस बात का विशेध दुःख है कि रियासत 
के उच्च अधिकारियो ने सभा के प्रतिनिधियों को बार-बार आइवासन दिये है कि रियासत 
में आयंसमाज के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जायेगा, परन्तु उन आइवासनों को सदा 
ही तोड़ा गया है और स्थिति को अधिक से अधिक भयंकर होने दिया है। यह सभा समझती 
है कि अब दशा बहुत ही बिगड़ गयी हु और उसकी उपेक्षा करता असम्भव हे । 

“सभा की हैदराबाद से मांग है कि :--- 

१. गछती निशान ५४ को मन्सूल कर दिया जावे । 

२. कवायद तकरोबन मजहबी मन्सूख कर दिये जाये । 

रे, कानून अखाडा मन्सूख कर दिये जायें। 

४. खानगी सदरसे की गहती मन्सूख कर दी जाये । 

५. फिरकेवारों दंगों के मुकदमे की तहकीकात निष्पक्ष कमीशन दह्ारा 
कराई जाये । 

६. बाहर के उपदेशकों पर इजाजत की पाबन्दी न लगाई जाप। कोई खिलाफ 
कानून कास करे तो मुकदमा चलाया जाय । जिसका दाखिला बन्द है, 
खोल दिया जाय । 

७. पुस्तके बिना जाच जब्त न को जावे । 

८ समाचार पत्रों के निकालने की आज्ञा दी जाय। 

९. मुसलमान, हिन्दू और आर्य त्योहार सिलकर आने पर उनके मनाने की 
स्वतन्त्रता रहनी चाहिए । 

१०. आयंसमाज तथा हवन कुण्ड के स्थापित करने के लिए इजाजत को 
जरूरत न रखी जाय । 

११. जेलखानो में कंदियों को मुसलमान न बताया जाय और हमको उनमें 

व प्रचार को आजा हो । 

१२. सरकारी नौकर जो आर्य है, उन पर आर्य होने के कारण सख्ती न को 
[जाय । 

१३. आरयों को अपने घरो पर और आयेसमाज पर झंडा लगाने की स्वतन्त्रता 
दी जाय । 

१४. गुलवर्गा, निजामाबाद, हैदराबाद के मुकदसों की तहकीकात निष्पक्ष 
कमीशन द्वारा की जाय । 


संत्याग्रह को घोषणा २६४५ 


“क्योंकि सभा को दिये गये आइवासनों की रियासत के अधिकारियों ने कोई 
परवाह नहीं की और सभा यह भी आवश्यक समझती है कि सम्पूर्ण आय जनता को 
इस आवश्यक प्रइन के सम्बन्ध में साथ लिया जाय, इसलिए सभा निश्चय करतो 
है कि पांच मास के अन्दर-अन्दर मध्य प्रदेश मे अथवा सहाराष्ट्र में किसी ऐसे केन्द्र में, 
जो हेदराबाद रियासत के समोप हो, एक आर्य सम्मेलन किया जाय, जिससे विशेषतया 
हैदराबाद की समस्या पर विचार हो । 


“सभा की सम्पति है कि थदि रियाप्तत के अधिकारी श्ञीक्र हो अपनो नीति में 
परिवतंन करने को तैयार न हों, तो सम्पूर्ण आर्थलमाज को सब उचित उपायों से, 
जिनमें सत्याग्रह भी शासिल है, अपने अधिकारों के लिए लड़नें को तेघार हो जाना 
चाहिए । 


“घह सभा आय रक्ष। सप्तिति को आदेश देतो हे कि वह इस प्रस्ताव के अनुसार 
आर्य महासम्मे लन के संगठन तथा अन्य सब आवश्यक उपायो को काम में लाकर हैदराबाद 
में आयंसमाज के अधिकारों की रक्षा करने का प्रयत्न करे ।” 


प्रस्ताव सर्वंसम्मति से स्वीकृत हुआ । 


इस प्रस्ताव से कुछ सहीनो तक रियासत की गतिविंधि में सुधार को प्रतीक्षा 
करने का निर्देश किया गया था | वह समय बिना किसी परिवतंन के ही निकल गया। 
रियासत के छोटे कर्मचारी और धर्मान्थ मुसलमान आर्यो पर यथेच्छ अत्याचार करते 
रहे और रियासत के ऊंचे अधिकारी लाग-लपेट की बातो में समथ गुजारत रहे । परि- 
स्थिति पर विचार करने के लिए ९ अक्तूबर १९३८ को सार्ववेशिक सभा को अन्तरंग 
सभा का विशेष अधिवेशन हुआ । उसमे सत्याग्रह सम्बन्धी निद्चय को अन्तिम रूप 
देने के लिए दो महत्वपूर्ण निइचय किये गये । सभा के प्रधान पद पर श्री घनवयाम सिह 
जो गुप्त प्रतिष्ठावित किये गये और आये कांग्रेत के विशेष अधिवेशन के स्थानादि 
सम्बन्धी निश्चय करने तथा सत्याग्रह क्र संचालन करने के लिए एक समिति बनाई, 
जिसके प्रधान श्री नारायण स्वामी जी महाराज और उनके सहायक श्री स्वामी स्वतस्त्रा- 
तन्‍्द जी महाराज नियुक्त किये गये । श्री नारायण स्वामी जो ने हेदराबाद के आय 
सज्जनो और सत्याग्रह समिति के सदस्यों के परामर्श से निएुचय किपा कि आय कांग्रेस 
का अधिवेशन शोलापुर में हो । शोलापुर हैदराबाद रियासत की सीमा के अत्यन्त समीप 
एक बड़ा नगर है। श्री नारायण स्वामी जी ओर श्री स्व॒तन्त्रानन्द जी, सभा के कार्यकर्ता 
श्री शिवचन्द्र जी को साथ लेकर २० अक्तुबर १९३८ को शोलापुर पहुंच गये और वहां 
के प्रतिद्ध सार्बजनिक कार्यकर्ता श्री विश्वलाथ कनाले तथा अन्य सज्जनो की सहायता 
से काग्रेस की तेथारिया शुरू कर दी। श्रीयुत गणपति सिद्धरामय्या तथा श्रोयुत महावीर 
णतिल ने शिविर की स्थापना के लिए २५ एकड़ भूमि बिना किराये आर्य सम्मेलन के 
लिए दे दी। उस भूमि पर सा्वेदेशिक सभा को दी हुई प्रारम्भिक आथिक सहायता से 
सगर का निर्माण आरम्भ हो गया। थोड़े ही समय भे १० हजार प्रतिनिधियों तथा दर्शकों 
के निवास के लिए निवास-स्थान सज्जित हो गये। प्रत्येक प्रान्त के उपनिवेश और भोजन 


२६६ ग्रार्यंसमाज का इतिहास 


के प्रबन्ध की अलूग व्यवस्था की गई थी। सम्मेलन के लिए जो विश्ञाल पंडाल बनाया 
शया था, उसमें पच्चीस हजार व्यक्तितयों के बेठने का स्थान था । 

सम्मेलन खब धम्रधाप्त से हुआ । सम्मेलन के सभापति महाराष्ट्र के प्रसिद्ध 
राष्ट्रीय नेता श्री माघव श्रीहरि अणे का सभापति पद से दिया गया भाषण अत्यन्त 
ओजस्वी और महत्वपूर्ण था। आपने अपने भाषण के प्रारस्भ से कहा, “में स्वयं आये- 
समाजी नहीं हु और इसी आधार पर में स्वागत समिति के निमंत्रण को अस्वीकार कर 
सकता था। परन्तु वर्तमान स्थिति पर गहरी दृष्टि डालने से मुझे अनुभव हुआ है कि 
यह निमंत्रण केवल रिवाजी नहीं है, वरन्‌ एक कर्तव्य का आह्वान हैँ, जिप्ते स्वीकार 
करना मेरा कत्तेंव्य है ।” 

आये समाज ने हिन्दू जाति को जो सेवायें की हे, उनकी चर्चा करते हुए सभा- 
पति जो ने कहा, 'आर्यसमाज ने हिन्दू समाज फी जो सेवायें को हे, वे इतनो प्रस्तिद्ध है 
कि इस भाषण में उनके विस्तृत उल्लेख की आवश्यकता नहीं.. .....आर्यसमाज का मिशन 
सब लोगों को आपस में मिलाना है। आये समाज बहिष्कार की उस तीति और भावना 
को नष्ट करना चाहता है, जो बतंमान हिन्दू धर्म का कलंक बनो हुई है। आर्यसमाज ने 
हिन्दू धर्म में सिशनरी भावना का सचार किया है, जो सामूहिक और नियमित रूप 
में निर्धनों, असामियों और पिछड़े हुए लोगों की विविध प्रकार की सेवा-शश्रुषा द्वारा 
व्यक्त है । 

इस प्रकार देश भर के हिन्दुओं की आर्य समाज फे प्रति उस समय जो 
मनोभावना थी, उसे प्रकट करते हुए सभापति जी ने हैदराबाद रियासत की 
स्वेच्छाचारिता और पक्षपातपूर्ण नीति का विस्तृत वर्णन किया । अन्त से आपने 
रियासत की ओर से आयंसमाज और आये जनों पर किये गये अत्याचारों का विवरण 
देकर सार्वदेशिक सभा के सत्याग्रह सम्बन्धी निश्चय का जोरदार शब्दों में समर्थन किया । 
आपने अपना भाषण इन शब्दों से समाप्त किया, “अन्त में में उन लोगों को अपनी शुभ 
कामनायें अर्पण करता हूं, जो रियासती प्रजा की स्वतन्त्रता और धामिक अधिकारों के 
लिए लड़ रहे हैं अथवा शीघ्ा ही लड़ने वाले हे । वेद के शब्दों मे 'अस्माक॑ वोरा उत्तरे 
भवन्तु, अस्मानु देवा अवतां हवेषु /--हमारे बोर विजयी हों, देवता युद्ध मे हमारी रक्षा 
करें । 

प्रस्ताव मुख्य रूप से हैदराबाद की स्थिति को लक्ष्य रख कर ही बनायें गये थे। 
एक प्रस्ताव में हैदराबाद के सर्वश्री वेदप्रकादा, पं० श्यामलाल, रामजी ताउसी, सत्य- 
नारायण और महादेव आदि आययंबोरो पर धर्मान्ध मुसलमानों हारा किये गये आक्रमणों 
की निन्‍दा की गयो थी और आयेबोरों की बलिदान भावना का अभिननन्‍्दन किया गया 
था। प्रध्ताव संख्या चार में उन सब धामिक अधिकारों की घोषणा की गई थी, जो 
सार्वदेशिक सभा द्वारा पहले घोषित हो च॒के थे। पाचवा प्रस्ताव सबसे अधिक महत्व- 
पूर्ण था। उसमें अपने अधिकारों को रक्षा के लिए किये जाने वाले सत्याग्रह की पूरी योजना 
निर्मित को गयी थी। प्रस्ताव निर्नलिखित हे :-- 

(अ) यतः सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा तथा आयें प्रतिनिधि सभा निजाम 


सत्याग्रह की घोषणा २६७ 


राज्य द्वारा गत ६ वर्षो में प्रथम प्रस्ताव में वणित विधिध अधिकार« 
सम्बन्धी शिकायतों के निराकरण को सभी प्रार्थनाएं और प्रयत्न 
निष्फल हो चुके है, और क्योकि निजाम राज्य के तथा समस्त भारत- 
वर्ष के आर्यो मे इस सम्बन्ध में घोर असंतोष फैल रहा है, इस सम्मेलन 
की सम्मति में अब अपनी शिकायतों के निराकरण के लिए आत्म-त्याग 
व सहिष्णुतापूर्ण अहिसात्मक सत्याग्रह के अतिरिक्त और कोई दूसरा 
चारा नही रह गया है । 

(आ) अतः यह सम्मेलन आहसात्मक सत्याग्रह के आन्दोलन के संचालन के 
लिए सत्याग्रह समिति” नियत करता है, जिसके प्रथम डिक्टेटर श्री 
महात्मा तारायण स्वामी जो भहाराज होंगे ओर समस्त भारत की आये 
व हिन्दू जनता को आदेश करता है कि थे इस आन्दोलन को पूर्ण 
सहायता दें । 

(इ) यह सम्मेलन श्री महात्मा नारायण स्वामी जी को अधिकार देता है कि 

वे इस समिति के सदस्यों को संख्या व नामावली नियत कर ले । 

सत्याग्रह के निश्चित और परिमित लक्ष्य दो रखे गये । पहला अन्य मताव- 
लम्बियों की भावनाओ का उचित सम्मान करते हुए बेदिक धर्म और आये सस्क्ृति के 
प्रचार तथा अनुष्ठान की पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना और दूसरा हैदराबाद में नये 
आयंसमाजो की स्थापना, तथा हवन कुण्डों का निर्माण और पुराने मन्दिरों को मरम्मत 
को सोगए-अमूर-ए-मजहुबी अथवा अन्य सरकारी विभाग से मुक्त करना। यह भी निश्चय 
किया गया कि सत्याग्रह फो स्थगित करने का अधिकार सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि. 
सभा को होगा। सत्याग्रह के संचाहून के सम्बन्ध में अन्य जो निश्चय किये गये उनमें 
से निम्तलिखित विशेष महत्वपूर्ण थे--प्तत्याग्रहियो को मन, वचन और कर्म से सत्य 
और अहिसा का पालन करना होगा । यह घोषणा की गयी कि आर्य समाज का सत्याग्रह 
सर्वभा धार्मिक है, राजनीतिक नहीं । 

सम्मेलन ने अन्त में अपने ज्ञुभ का में देश को अन्य सार्वजनिक संस्थाओं से 

सहयोग और भारत सरकार से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया । 

इस आन्दोलन के गरम होने पर हैदराबाद की सरकार ने बिना कोई अभियोग 

चलाये उत्साही कार्यकर्ता पं० नरेन्द्र जी को कालेपानों भेज दिया था। सम्मेलन ने 
प्रस्ताव संख्या १४ में रिघासत के उस कार्य को घृणा के योग्य घोर अत्याचार बतलाते 
हुए पंडित नरेन्द्र जी को उनकी बोरता के लिए बधाई दी । 

सभा ने आन्दोलन को देशव्यापी करने के लिए देश भर की आर्यसमाजो को 

आदेश दिया कि वे २२ जनवरी १९३५९ को सब स्थानों पर हैदराबाद दिवस मनाएं । 
सम्मेलन के समाचारों को समाप्त करने से पूर्व पण्डित दयामलाल जी की दुःखंद 
मृत्यु का वृत्तान्त देना आवश्यक प्रतीत होता है दयोकि उससे हैदराबाद रियासत के 
काले कारनामों का एक स्पष्ट चित्र आंखों के सामने आ जाता है । १० दइयासलाल जी 
आय प्रतिनिधि सभा हैदराबाद के प्रधान थे । वह बहुत ही उत्साही और अनथक काये- 


१६८ ग्रायंस्माज का इतिहास 


कर्ता थे। रियासत के मुसलमान अधिकारी उन पर बहुत नाराज़ थे । जब बीदर के 
हृत्याकाण्ड के सम्बन्ध में अन्धाधुन्ध गिरफ्तारियां हुईं, तब पं० श्यामलाल जी भी हत्या 
के अभियोग में गिरफ्तार कर लिये गये । गिरफ्तारी से पूर्व वे रोगी थे । बबई के एक 
बेद्य उनकी चिकित्सा कर रहे थे। दृध और फलों के अतिरिक्त ध्यामलाल जी कोई 
अन्य भोजन नही करते थे। जब वे जेल में पहुंच गये तो उनके मित्र तथा सम्बन्धी जेल 
अधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त करके भोजन के लिए दूध और फल भेजते रहे । जेलर 
को शायद यह बात अनुचित प्रतीत हुई कि एक कंदी को इतना आराम दिया डाय | जेलर 
ने बाहर से इध और फलो का आता बन्द कर दिया और पं० श्यामलाल जी को रीटियां 
खाने के लिए विवश किया । प्रतिकूल भोजन से उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो 
उन्होंने उस भोजन को ले से इन्कार कर दिया | इस धोर अपराध से रुष्ट होकर जेल 
अधिकारियों ने पण्डित जी के पांव में भारी बेड़ियां डालकर उन्हें गंजी में पटक दिया और 
मित्रों तथा सम्बन्धियों से मुलाकातें भी बन्द कर दों। इन चिन्ताजनक समाचारों से 
उहिस्त होकर व्यामलाल जी के भाई बंशीलाल जी ते रियासत के ऊंचे अधिकारियों का 
ध्यान आक्ृष्ट करते हुए यह प्रार्थना की कि द्यामलाल जी को स्वास्थ्य के 
अनुकूल भोजन लेने की अनुमति दी जाय अन्यथा उनका जीवन संकट से पड़ 
जायेगा । बंशीलाल जी की प्रार्थना मानों बहरे कानों पर पडी। उसका कोई उत्तर 
तक न मिला। अन्त में वही हुआ जिसकी आहांका थी। १७ दिसम्बर १९३८ को बीदर 
जेल के अधिकारियों ने सूचना दी कि वद्यामलाल जौ का देहान्त हो गया है। उनका 
शव मिलने पर आयंसमाज ने चिकित्सक हारा उसकी जांच कराई । परीक्षा की रिपोर्ट 
निम्नलिखित है--“१८ दिसम्बर १९३८ के दिन शव की परीक्षा को गई। मत शरीर 
खिचे हुए पेट के साथ संकुनित पाया गया। दाये हांथ की अंग लियों के नाखन काले 
पड़ गये थे। दायीं टांग के गिटे के पास आध इंच गहरा और उत्तने ही धरे का एक व्रण 
पाया गया । पिडली की हडडी के दोनों ओर दो लम्बरूप जरुम भी विद्यमान थे। 
दायीं टांग पर भी सामने की ओर एक लम्बा वब्रण था और दोनों ओर भी व्रण थे ।” 

इस रिपोर्ट से स्पष्ट है कि पं० इ्यामलाल जी की मृत्यु उन आधातों से हुई, 
जो जेल अधिकारियों हरा उनके शरीर पर किए गये। इस प्रकार परिस्थितियों से बाधित 
होकर आरयंसमाज ने कितारे से लंगर उठा लिया और अपने जहाज को समुद्र की तृफानी 
लहरों में छोड़ दिया । सत्याग्रह के प्रथम सर्वाधिकारी श्री नारायण स्वामी जी महाराज ने 
३१ जनवरी १९३९ के दित सत्याग्रह प्रारम्भ करने की सुचना रियासत के अधिकारियों 
फोदेदी। 


पॉचवाँ ग्रध्याय 
हेदराबाद-सत्याग्रह (१) 


प्रथम सर्वाधिकारी श्री त्तारायण स्वाप्ती जो महाराज 


आये महासम्मेलन ने शोलापुर मे निइचय किया था कि २२ जनवरी को देश 
भर में सत्याग्रह दिवस मनाया जाय। उस दिन अनेक नगरों और ग्रामों में विराद सभायें 
हुईं जिनमें सावंदेशिक सभा को ओर से निजास के सामने धामिक स्वाधीनता सम्बन्धी 
जो भांगें पेश की गयी थीं, उनका समर्थत किया गया और आये सत्याग्रह के समर्थन में 
घोषणा की गयी । दिल्‍ली, बरेली आदि कुछ स्थानों पर आयों के उस दिन के जलस 
'बर इंट-पत्थर फेंके गये और बाधा डालने का यत्न किया गया । परन्तु सामान्य रूप से 
जलसे और जलूस निर्विध्न हो गये । देश के मुख्य-मुख्य समाचार-पत्रों ने प्रारम्भ से ही 
आर्यसमाज के आन्दोलन के प्रति सहानुभूति प्रकट की थो। सत्याग्रह की घोषणा होने पर 
कुछ एक मुसलमान पत्रों को छोड़तर शेष सबने यह स्वीकार किया कि परिस्थिति के 
अनुसार आयंतसमाज का निश्चय सर्वधा उचित है। कलकत्ते के प्रसिद्ध मासिक पत्र 'माडन॑ 
रिव्य' के सम्पादक ने लिखा था, “गत मास भारतवर्ष के बहुत से स्थानों में आर्य हिन्दुओं 
के साथ सहानुभूति प्रकट करने के लिए हैदराबाद दिवस मनाया गया । यह दिवस 
किसी अंश में भी मुसलमानों के विरुद्ध न था। दिहली, बरेली आदि कुछ त्थानों पर 
जो साम्प्रदायिक दंगे हुए, वे या तो गलतफहमियों के कारण थे, अथवा उनको जड़ में 
शरारत भरा प्रोपेगण्डा था। यह स्मरण रखने योग्य बात है कि कुछ राष्ट्रीय मुसलमान 
नेताओं ने आरयंसमाज-हैदराबाद संघर्ष में आर्यसमाज् के पक्ष का समर्थन किया । 
काइमीर के उस समय के राष्ट्रीय नेता शेख अब्दुएला में स्पष्ट शब्दों में कहा था 
कि इस विवाद में आयंसमाज का पक्ष उचित है। पंजाब के सोशलिस्ट कार्यकर्ता म॒न्शी 
अहमददोन ने हैदराबाद सत्याशह को पूर्णरूप से न्याय पर आश्रित बतलाते हुए उन मुसल- 
मानों की निन्‍दा को, जो काइमीर आन्दोलन में सबसे आगे बढ़े हुए थे और अब हैदराबाद 
आन्दोलन की निन्‍दा कर रहे हैं। सतारा के मौलाना कमरुद्दीन ने एक लेख में लिखा 
था-- एक ईइवर की पूजा करने के लिहाज से आर्थसमाजी हमारे नजदीक हैँ और हमें 
और ज्यादा नजदीक करने की कोशिश करनो चाहिए........... हैदराबाद सरकार के 
तौर-तरीके इस्लामी स्यालात के खिलाफ है ।” 


कराची के वेदिक साहित्य सत्संग में भाषण करते हुए मियां मौसत अली नामक 
मुत्लिम सज्जन ने कहा था कि में स्वयं हैदराबाद सत्याग्रह में जाने को तंयार हूं। शाहपुरा 


२७० शभ्रायसमाज का इतिहास 


निवासी श्री फैयाजअली तथा कुछ अन्य मुसलमानों ने सत्याग्रह में सम्मिलित होकर 
अपनी सत्रिय सहानुभूति का भी परिचय दिया । 

हैदराबाद रियासत की दशा नागरिक अधिकारों की दृष्टि से बहुत बिगड़ चुकी 
थी और इस कारण आयंसम्ताज का सत्याग्रह सर्वधा सामयिक था, इसका सबसे प्रबल 
प्रमाण यह हे कि आर्यसमाज के सत्याग्रह आरम्भ करने से पूर्व अन्य सार्वजनिक संस्थाएं 
निजाम के शासन के विरुद्ध सत्याग्रह की घोषणा कर चुकी थीं । ३० अक्तूबर १९३८ 
के दिन हिन्दू सभा की ओर से हिन्दू जनता के अधिकारों को रक्षा के निमित्त सत्याग्रह 
आरम्भ किया गया । उसी मास की ८ तारीख को रियासत की आर्यरक्षा समिति की 
ओर से सविनय कानून भंग जारी हो चुका था । निजाम सरकार की प्रवृत्तियां इतनी 
विषेली हो चुकी थीं कि २९ अक्तुबर को हेवराबाद स्टेट-काग्रेस को भी सत्याग्रह आरम्भ 
करना पड़ा । आर्येसमाज का सत्याग्रह आरम्भ होने पर, इस भय से कि कही स्टेट 
कांग्रेस को भी साम्प्रदायिक न मान लिया जाए स्टेट कांग्रेस ने अपना सत्याग्रह स्थगित 
कर दिया था। दोष दोनों सत्याग्रह बड़े सत्याग्रह में द्ञासिल हो गये । 

इन दोनों सत्याग्रहों का विवरण भी मनोरंजकता से शून्य नहीं । आर्य रक्षा 
समिति की ओर से श्री देवीलाल जी प्रथम सर्बाधिकारी नियत किये गये थे। उन्होंने 
२६ अक्तूबर १९३८ के दिन सत्याग्रह किया । लगभग ९ हजार व्यक्ति उतके साथ 
थे। श्री मुन्नालाल जी भजनोपदेशक आदि ६ अन्य आये सज्जन री उनके जत्पे में 
थे । उनके जेल जाने पर मुखेड समाज के मंत्री महाशय श्रीरास जी दूसरे सर्वाधिकारो 
चुने गये। उन्होंने सरकारी प्रतिबन्ध की अवहेलना करके सार्वजनिक रूप से हवन किया। 
उस अपराध में उन्हें जेल को सजा हुई । १९३८ के नवम्बर, दिसम्बर और १९३९ के 
जनवरी मास में यह सत्याग्रह चलता रहा । इसमें सेफ्टी बिल तोड़ने के कारण १०४, 
जमानत और मुचलका न देने पर ३३४ और अन्य अपराधों पर ४७७, इस प्रकार सब 
मिलाकर ९१५ सत्याग्रही जेल में बन्द किये गये । 

इन सत्याग्रहों का दसन करने के लिए निजाम सरकार ने दस्तृरुरू अमल 
तहफकज अमानो अमन (शान्ति रक्षा कानून) प्रचारित किया, जिस द्वारा साम्प्रदाषिक 
बिद्वेष फंलने का आरोप रूगाकर किसी भी नागरिक को कंद किया जा सकता था । 
इस काले कानून का सहारा लेकर रियासत के बहुत से प्रभावशाली आयंसमाजियों 
को जेल में डाल दिया गया था । पं० नरेन्द्र जी की गिरफ्तारी जिस विधि से की गयी, 
उससे रियासत को शासन-व्यवस्था का भली प्रकार परिचय मिलता हुँ । पुलिस बरसों 
से उनके पोछे थी । किन्तु वह न केवल आरयंसमाज के अपितु हैदराबाद के समस्त सादवे- 
जमिक जीवन के जीवन-प्राण समझे जाते थे । १५ अक्तूबर १९३८ को सी० आई० 
डी० के एक अधिकारी ने उन्हें अपने घर पर दावत के लिए निमंत्रित किया और विद्वास- 
घात करके बहीं गिरफ्तार कर लिया । अदालत में नाममान्न को मामला चलाया गया 
और उन्हें कालेपानी का दण्ड दिया गया । 

इस प्रकार तब रियासत का वातावरण असंतोष से प्रकम्पित हो रहा था, जब 
आयंसमाज की सत्याग्रह घोषणा उस पर भूकम्प की भांति अवतीर्ण हुई । 


हैदराबाद-सत्याग्रह (१) २७१ 


आयर्थ सत्याग्रह के प्रथम सर्वाधिकारी श्री नारायण स्वामी जी महाराज ने 
२३१ जनवरी १९३९ के दिन सत्याग्रह आरम्भ करने की घोषणा न केवल समाचार- 
पत्रों मे कर दी थी, उसकी विधिवत सूचना रियासत के अधिकारियों को भी दे दो थी। 
३१ जनवरी का दिन उनके प्रस्थान के लिए नियत किया गया था। योजना यह थी कि 
बम्बई से उसी दिन हवाई जहाज से चलकर स्वामो जी हैदराबाद पहुंचेगे और एक बड़े 
जत्थे को साथ लेकर सत्याग्रह करेगे । ठीक समय पर हवाई जहाज की कम्पनी ने यह 
सूचना दो कि ९ फरवरी से पहले हवाई जहाज में हैदराबाद के लिए स्थान मिलना असम्भव 
हैं । उस समय ससझा गया था कि कम्पनी की इस सूचना की तह में किसो राजकीय 
व्राकित का हाथ था। निजाम की सोने की मोहरों से भरी हुई शैलियों की कथा जगत्‌ 
प्रसिद्ध थी। ऐसी दश्ञा सें लोगों की कल्पना सर्वथा निर्मल भो नहीं कही जा सकती । 
हवाई जहाज के न मिलने से शुभ कार्य में थोड़ा सा विध्न तो पड़ा परन्तु वह सत्या- 
प्रही ही क्या, जो बाधाओं के कारण कत्तंव्य पालन से रुक जाय । स्वामी जी ३० जनवरी 
को रात को गाड़ी से हेदराबाद के लिए चल दिये । निजाम सरकार बहुत सावधान थी । 
उसने चारो ओर नाकाबन्दी कर रखी थी। निजाम सरकार की सीमा के समीप शोला- 
पुर का रेलवे स्टेशन है। उस पर रियासत के बीसों खुफिया सिपाही चक्कर काट रहे थे। 
ट्रेन के एक-एक डब्बे को तलाशी ली जाती भी । गुलबर्गा या बाड़ी के स्वेशन पर सबके 
ताम नोट किए जाते थे और जिस पर सन्‍्देह होता था, उसे रोक लिया जाता था। 

इतना बड़ा प्रबन्ध होते हुए भी स्वामी जी हेदराबाद पहुंच गये । यह देखकर 
रियासत के अधिकारी चकित और स्तब्ध रह गये । पुलिस स्वामी जी की प्रतीक्षा हवाई 
अड्डे पर करती रही ओर स्वामी जी रेल द्वारा हैदराबाद स्टेशन पर पहुंच कर चुप- 
चाप वेटिग रूस सें चले गये । जब स्टेशन से भीड़ हट गयी तो स्वामी जी एक तांगे पर 
बेठकर समाज मन्दिर की ओर चल पडे | वहा पहुचने पर एक आकस्मिक बाधा आ गयी । 
आयंजनो को भो यह आज्ञा नहीं थी कि उनके सर्वा कारी पुलिस की दृष्टि से बच कर 
अकस्मात्‌ समाज मन्दिर में आ पहुंचेंगे । उस समय आर्संसमाज सुल्तान बाजार का 
ताला बन्द था। फलत: स्वामी जी को लगभग आध घंटे तक सड़क पर ही टहलना पड़ा ! 
वहां एक हिन्दू सी० आई० डी० की दृष्टि उन पर पड गयी । उसने स्वासी जी के पास 
आफर पूछा -- 

“आप कौन हैं ?” 

स्वामी जी ने उत्तर में पुछा--/पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो ?” 

“में पुलिस का आदमी हूं । क्या करूँ, मेरी ड्यूटी बहुत बुरी है ।” 

सिपाही के यह कहने पर स्वामी जी ने उसे आइवासन देते हुए उत्तर दिया-- 

“तुम घबराओ मत, अपने कत्तेव्य का पालन करो ।” 

इस पर सिपाही ने प्रइदत किया कि क्या आप मेरे साथ पुलिस चौकी तक चल सकेंगे ? 

स्वामी जी ने उत्तर विया, “में क्‍यों चलूँ, तुम मेरा विज्ञिटिग कार्ड ले जाओ और अपने 
अधिकारियों को मेरा परिचय दे दो ।” सिपाही ने जाकर पुलिस के स्टेशन मे खबर दी । 
वहां से तुरम्त एक मोटर सुलतान बाज़ार पहुंची, जो स्वामी जो को पुलिस सुपरिल्टेंडेंट 


२७२ आर्यसमाज का इतिहास 


के कार्यालय में ले गयी । वहां शिष्टाचार प्रवर्शन के अनन्तर अधिकारी स्वामी जी से 
सत्याप्रह के कारणों आदि के सम्बन्ध में बातचीत करते रहे। उसी अवसर में एक आज्ञा- 
पत्र तेयार होकर आ गया, जिसमें स्वामी जी को रियासत से बाहर चले जाने का आदेश 
विया गया था। स्वामी जी ने आज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर तो कर दिये परन्तु उसके मानने 
से इन्कार कर दिया । इस पर स्वामी जी को मोटर में बिठाकर पुलिस का एक अधि- 
कारी शहर से ५१ मील दूर ले गया और वहां उन्हें कामकोल के डाक बंगले में पहुंचा 
दिया । 

रात को स्वामी जी डाक बंगले में सोये। दूसरे दिन आपको खानापुर पहुंचा दिया 
गया। यह स्थान ब्रिटिश भारत की सीमा पर है। वहां एक छोरी पहले से तेघार थी। 
लारी ने स्वामी जी को १ फरवरी १९३९ के दिन के दो बजे शोलापुर के सत्याग्रह 
शिविर में पहुंचा दिया । 

रियासत के इतने लम्बे-चौड़े आयोजन के होते हुए भी ३१ जनवरो की तारीख 
व्यर्थ तन गयो । अजमेर के स्वामी भास्करानन्द जो नियत समय पर हैदराबाद में पहुंच 
गये और चौक में सत्याग्रह कर दिया । तबसे इस चौक का नाम सत्याग्रह चौक रख 
विया गया है । 

सत्पाप्रह कैम्प में पहुंच कर स्वामी जी ने फिर रियासत में जाकर सत्याग्रह की 
तेयारी आरम्भ कर दी । इस बार गुलबर्गा में सत्याग्रह करने का निईचय किया गया । 
सत्याग्रह संग्राम के सिद्धान्तों के अनुसार आपने गुलबर्गा के सुब्ेदार को तार द्वारा यह 
सूचना दे दी कि, ' से गुलबर्गा में सत्याग्रह करूंगा ।” शोलापुर की जनता ने बड़ो धूमधाम 
के साथ स्वामी जी को गुलबर्गा स्टेशन से विदा किया । जब रेलगाड़ी गुलबर्गा स्टेशन पर 
पहुंची तो प्रेस के अधिकारी सिपाहियों के दस्ते के साथ बहां पहले से हो विद्यमान 
थे। अधिकारी ने स्वामी जी को रियासत से बाहर चले जाने की आज्ञा! दी। स्वामी जी 
ने तथा उनके अन्य साथियों ने इन्कार कर दिया । तब सब सत्याग्रहियों को लारी द्वारा 
हवालात मे पहुंचा दिया गया । ५ फरवरी को मजिस्ट्रेट की अदालत में अभियोग चलाया 
गया । स्वामी जी को तथा अन्य सत्याग्रहियों को एक-एक वर्ष के कड़े कारागार का दण्ड 
दिया गया । 

जो सत्याग्रही ३१ तारीख को हैदराबाद में सत्याग्रह का बिगुल बजाने वाले 
थे, उनमें सबसे बड़ा जत्था गुरुकुल कांगड़ी के ब्रह्मचारियों का था। योजना यह थी कि 
गरुकुल के १५ ब्रह्मचारी उस दिन श्री महात्मा नारायण स्वामी जी के साथ सत्याग्रह 
प्रारम्भ करेंगे । गुरुकुल से विदा होने के समय इस जत्थे का सब कुलबासियों की ओर 
से हादिक अभिननदन किया गया । गुरुजनों ने. उन्हें आशीर्वाद दिए। ब्रह्मचारी क्षितीज् 
कुमार के नेतृत्व में १५ ब्रह्मचारी हरिद्वार से दिल्‍ली और दिल्‍ली से वर्धा होते हुए 
सिकन्दराबाद के लिए रवाना हुए । उनका लक्ष्य किसी प्रकार हैदराबाद पहुंच कर 
स्वाभी जी से मिलने का था। उन्होने वर्धा में ही अपने वेश सें परिवर्तेत कर लिया था! 
काजीपेठ में गाड़ी बदलती थी । पुलिस वाले सावधान थें। उन्होंने ब्रह्मचारियों के नाभ- 
धाम पूछे और ठिकिट ले लिये । सिकन्दराबाद पहुंचने पर, न जाने क्या सोचकर, उन्हें 


हैदरांबाद-सत्याग्रह (१) २७३ 


टिंकिट वापस दे दिये गधे । तिकर्दराबाद में रेल से उतर कर वे एक धर्मशाला में ठहरे । 
वहां से चलकर हैदराबाद पहुंवने का प्रइम पद्म टेडा था। सब ब्रह्मचारी दो-दो, तीन- 
तीन की टोलियों मे विभत होकर सर के लिए निकल पड़े और मलग-अलग रातों से 
सुलतान बाजार में पहुंच गये। स्वामी जी को पुलिप्त शोलापुर ले गयी थी, इस कारण 
बरह्मवारियों को स्वयं ही गोजना कार्यानिवित करनी पड़ी । सत्याग्रह क्षोक में पहुंच कर 
उन्होंते बदिक धर्म की जर्थ के नारो के साथ ओरेम का झण्डा फहुरा दिया। एक बार 
तो पुलित इस आकस्मिक जयघोब से आश्वयित और स्तब्ध रह गयी । उसकी समश्ष में 
न आया कि ये नवधुवक पुलिप और सेता के घेरों को व्यर्य बनाकर बाजार में कहां 
से टपक पड़े । पहले दिन पाँच ने सत्याग्रह किया । दूसरे दिन ९ ने। ८ फरवरी को उनकी 
अदालत में पेशी हुईं, जहां ६-६ मास की कही सजा दी गई। ब० चद्धग॒ुप्त सेबके साथ 
संत्याग्रहू करने में अप्तमर्थ रहा था। उतरे पीछे से अकेले ही सत्याग्रह किया। निजाप्ी 
न्याय के अनुतार उसे २ साल काराबाप का दंड मिला। देखने वालों का कहता है कि 
इत सत्याएदी ने नागर को जनता में नई जागृति सी उत्पन्न कर दी थी । 

इन्हीं प्रारम्भिक दिनों मे अब्य भी बहुत से आर्यवीरों ने सत्याग्रह किया । उनमें 
से पटना के श्री राजेश्रप्रताद, अजमेर के स्वामों भास्करानन्द, ओमप्रकाश और मोहन 
लाल, एटा के स्वामी भोलान-द, कातपुर के भ्रो रामवन्द्र, ज्वालापुर के स्वामो जीवत- 
मुनि, बदापुँ के स्वामी विज्ञानानस्द, पजात के श्री हरिदत्त विमल तथा बम्बई के सर्वश्री 
शिवमूर्ति, रामदास, कन्हैयालाल, रामजी तया रामलाल के ताम रिपोई में अंकित है। 

गुएकुल कांगड़ी के जिन ब्रह्मचारियों ने पहले जत्थे में भाग लेकर सत्याग्रह का 
संतलाचरण किया, उतके ताम निम्तलिखित हे :-- 


१. धीरेल्र कुमार (चतुर्थ वर्ष) ८. सतीशकुमार (द्वितीय वर्ष) 
२. विद्याप्तागर (गृतीय व) ९ उदयबोर (द्वितीय वर्ष) 
३. देवराज (तृतीय वर्ष ) १०. मनोहर (द्वितीय वर्ष) 
४, सत्येद्र (तृत्रोप वर्ष) ११ रामनाथ (दितीय वर्ष) 
५. ओम्प्रकाश (तृतीय वर्ष ) १२. विद्यारत्न (द्वितोष वर्ष) 
६. इख्रसेन (ततीय वर्ण १३ चन्द्रगप्त (प्रथम वर्ष) 
७. विजय कुप्तार (द्वितोय वर्ष) १४. विश्वमित्र (प्रथम घर्ष) 


इनमें से निजाम सरकार के अत्याचारपुर्ण व्यवहार के कारण ब्न० रामनाथ रोगी 
हो गया । उसने जेल में ही प्राणो का त्याग कर दिया। शेष १३ ब्रह्मचारी ६ मास तक 
जेल में रहकर ८ अगस्त को समझौता हो जाने पर जेल से मुक्त हुए । 


छठा अध्याय 


हेदराबाद-सत्याग्रह (२) 


दूसरे सर्वाधिकारी श्रो कंवर चांदकरण शारदा 


सत्याग्रह के लिए प्रस्थान करने से पूर्ण प्रथम सर्वाधिकारी श्री नारायण स्वामी 
जी ने घोषणा को थी कि उनके पश्चात्‌ अजमेर के कुंवर चादकरण दारदा सत्याग्रह के 
सर्वाधिकारी बनाए जाएं। तदनृप्तार स्वामी जी के जेल पहुंच जाने पर चांदकरण जी 
सत्याग्रह सैन्य के दूसरे प्रधान सेनापति घोषित किये गये । 
चंदिकरण जी राजत्यान के यवास्‍्वी शारदा परिवार 
के उज्ज्वल रत्न हैं। आपके पिता श्रो रामविल्ञात शारदा 
महषि दयानन्द के परम भक्त अनुयायियों मे से थे । आपके 
चवा श्रो हरधिलास शारदा विद्वान लेत्ॉक, सार्वजनिक 
कार्यकर्ता और भारतोव विधान सभा के सदस्य की हैसियत 
से देश भर में विस्यात थे। कुबर चांदकरण शारदा युवा- 
वस्था से ही तन-भन-ध्न से राजस्थान ओर उसके बाहर 
के साववज्ञनिक कामों में पड़ गधे थे। १९१९-२० मे 
राजनीतिक आव्दोलन को राजस्थान में जागृत करने का 
22 बहुत-सा श्रेय कुंवर चादकरण जी और' पं० अर्जुनलाल जी 
कुवर चादकरण शारदा सेठी को था। आव उस प्रसंग में जेल भी गये । आयंसमाज 
तो आपका जीवन ही था। आये कुमार सभा, आय॑ 
रवराज्य सभा, शुद्धि सभा आदि सब संस्थाओं में शारदा जी आगे बढ़कर सक्रिय 
रहयोग देते रहे । जब श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी के नेतृत्व में धौरूपुर में आर्य सत्याग्रह 
चला, तब आप तुरन्त उसमें सम्मिलित हो गये। अन्यत्र भी जहा कही कार्य का क्षेत्र 
गरम होता वहां आप अगली पंक्त में दिखायो देते रहे । आपके इस सक्तिप जीवन का 
हो यह प्रभाव था कि आपको जनता ने राजस्थान-कंसरों को उपाधि प्रदान कर दी थी । 
अजमेर से विदा होकर शारदा जी दिहलो पहुंचे । अजमेर में जेसा उह्लासपूर्ण 
विदाई समारोह हुआ था, हिल्‍ली में वेसा हो स्वागत समारोह हुआ । दिललो से चलकर 
८ फरवरी को आप बम्बई पहुंचे । वहां चौपाटी के विज्ञाल्ल मेदान में आपके स्वागत 
के उपलक्ष्य में एक विराद सभा का आयोजन किया गया । सह॒ल्लों नर-तारी उपस्थित थे। 
सभा में थैली तथा मानपत्र भें किये गये। बम्बई से विदा होकर आप ९ फरवरी को 
प्रातःकाल शोलापुर पहुंचे । शोलापुर निवासियों की एक बड़ी भीड़ ने स्टेशन पर आपका 


हैदराबाद-सत्याग्रह (२) २७५ 


स्वागत किया । उसी दिन आर्यंसमाज के प्रसिद्ध व्याख्याता पण्डित बुद्धवेव जी मीरपुरी 
भी शोलापुर पहुंच गये । कुंवर चांदकरण जी ने सत्याग्रह की व्यवस्था का कार्य संभाल लिया 
और श्री मीरपुरी जी प्रचार के कार्य में लग गये । देश के भिन्न-भिन्न केन्द्रों से आये हुए 
सत्याग्रहियो की टुकड़िया निरच्तर सत्याग्रह के लिए रियासत में भेजो जाती रहीं। मार्च 
की ५ तारीख को प्रतान सेनापति अपने जत्थे के साथ हेदराबाद के लिए प्रस्थान करने 
वाले थे । उस समय तक रियासत की जेल में पहुंचे हुए सत्याग्रहियो की संब्या १५०० 
तक पहुंच चुको थी । 

५ मार्च के दिन श्ञारदा जी ७५ सत्पाप्रहियों के साथ गुऊबर्गा के लिए बिदा 
हुए । अहमदाबाद, अजमेर और निजाम राज्य के सत्याग्रहियों के अतिरिक्त इनमें गुरु- 
कुल व॒न्दावत तथा महाविद्यालय ज्वालापुर के ब्रह्मचारी भो सम्मिलित थे। गुरुकुल 
वृन्दावन के जत्थे के नायक स्व्रामी विवेकानन्द जी थे। सब सत्याग्रही रियासत में पहुंचने 
पर गिरफ्तार कर लिये गये । उन सबको बिना आज्ञा जलूस निकालते और नारे रूगाने 
के अपराध में एक-एक मास की सादी कंद और पब्लिक-प्ेफ्टी एक्ट के अनुप्तार एक- 
एक साल कठोर कद का दण्ड दिया गया। उन्हीं दिनों स्वामी परमाननद जो ने भो ६२ 
सत्याग्रहियों के जत्थे के साथ सत्याग्रह किया। वे भी उसी प्रकार दण्डित हुए । 


तीसरे सर्वाधिकारी श्री खुशहालचन्द खुरसन्‍्द' 


श्री शारदा जी के जेल जाने पर _“मिलाप' के संपादक श्री खुशहालचन्द जी 
'खुरसन्द' (श्री आनन्द स्वामी जी) सत्याग्रह के सर्वाधिकारी नियत किये गये । खुरसन्द 
जी का सारा जीवन आर्यप्तमाज के अर्पण ही रहा था। आपने १९०७ से आपंतमाज 
को सेवा प्रारम्भ की । वर्षों तक आर्य प्रदेशिक सभा के मुल्य पत्र "आय गजद' के सम्पादक 
रहे और फिर प्रादेशिक सभा के मंत्री पद पर 
निर्वाचित होते रहे । मलाबार में हिन्दुओं पर 
संकट आने पर और क्वेटा में भूकम्प के अवसर 
पर आपने प्रशंसतीय सेवा कार्य किया । गढवाल 
के अकाल, कोहाट तथा डेरा इस्माइल खां के 
दंगों के अवसर पर भो घटनास्थल पर पहुंच कर 
आपने पीड़ितों को बहुत सहारा दिया। 

२० फरवरी १९३९ को श्री खशहालचन्द 
जी सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए लाहोर से 
रवाना हुए। प्रान्त के हजारों नर-नारी विदाई देने 
के लिए स्टेशन पर उपस्थित थें। अगले दिन श्री खुशहालचन्द 'खुरसर्द' 
दिल्‍ली पहुंचने पर भी आपका भव्य स्वागत किया 
गया । जब आप दिल्‍लो से दोलापुर के लिए यात्रा कर रहे थे तो दायद ही कोई ऐसा बडा 
स्टेशन हो, जहां जनता ने आपका अभिनन्‍्दन न किया हो । बस्बई पहुंचने पर आपको 
एक विराट सभा में बधाई दो गयी । २५ फरवरी को आप शोलापुर पहुंच गये। वहां 


दा" // 
|, । ।ा 
4 ॥॥/ ॥] ४ ( ;, १222 /' 


२७६ आयसमाज का इतिहास 


ब्राह्म महाविद्यालय लाहौर तथा महाविद्यालय ज्वालापुर आदि के अनेक सत्याग्रही 
सत्याग्रह करने के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ह्टेग़नन पर हजारों की सर्या में 
नर-नारी उपस्थित थे। स्टेशन से मगलवार पेठ़ सत्याप्रह शिविर तक आपका और 

अन्य सत्याग्रहियों का जलूस निकाला गया। जलूस को शिविर तक पहुंचने में ढाई 
घंदें गे । रात के नो बजे चादीगली में विरट्‌ सभा हुई। उसके सभापति उस 
समय के सर्वाधिकारी श्री शारदा जी थं। सभा में खरसन्द जी का बहुत प्रभावशालों 
व्याख्यान हुआ । 

आप २० दिवस तक शिविर में 5हरे । वह आप सत्याग्रह की प्रगति को प्रबल 
बनाने में लगे रहे। उसके पश्चात्‌ १६ मार्च को भाप महारा0४ के दौरे पर निकल गये । 
जानें से पूर्व सत्याग्रह के संचालन के लिए आपने एक यद्ध-्समिति नियुक्त कर दी थी । 
उसके अध्यक्ष श्री स्वाभी स्वतन्त्रानन्‍्द जो भार सदस्य ब्रो० शिवदयाल जी एम० ए०, 
लाला देवीचन्द जी एम० ए०, पं० ज्ञानचन्द जी बी० ए० और लाला बजलाल जी नियत 
हुए । 

१५ मार्च की ह्वितीय सर्वाधिकारी कुबर चादकरण शारदा दण्डित होकर जेल 
चले गये। १६ मार्च को सर्वाधिकारी का पद ग्रहण करके खुरसन्द जो महाराष्ट्र के 
दौरे पर चल दिये। पहले अहमदनगर जाकर सत्याग्रह का सन्देश सुनाया, फिर येवला 
आदि स्थानों पर प्रचार और धन-सपंग्रह का कार्प करते हुए २२ मार्च को १५४ सत्याग्रहियों 
के साथ गुलबर्गा के स्टेशन पर जा उतरें। पुलिस पहले से तैयार थी, उसने आगे बढकर 
सिकन्दराबाद जिले के मजिस्ट्रेट का आज्ञा पत्र दिखाया, जिसमें रियासत से बाहर चले 
जाने का आदेश था। जत्थे के सब सत्याग्रहियों ने आदेश सानने से इन्कार कर दिया । 
तब पुलिस उन सबको स्टेट की लारियों में बिठाकर जेक ले गयी । इस जत्थे के पहुचने पर 
गुलबर्गा की जेल पूर्ण रूप से भर गयी थी। कोठरियां खाली न रहने के कारण सत्या- 
ग्रहियों को बरामदो और अस्थायी कंस्पों में ठहरना पड़ा । २७ सार्च को इन सब सत्या- 
ग़हियों पर अदालत में अभियोग चलाया गया और उसी दिन सजा भी सुना दी गयी। 


चोथे सर्बाधिकारी राजगुरु श्री धुरन्द्र शास्त्रो 


चौथे सर्वाधिकारो पं० धुरेन्गर जी शास्त्री (स्वामी धर वानन्द जो) के निर्वाचन 
ते सत्याग्रह में मानों नये प्राण डाल दिप्रे । ज्ञास्त्री जी ने आर्थसमाज के प्रसिद्ध तपस्वी 
स्वामी सवंदानन्द जी महाराज के चरणों में बेठकर धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी। आपका 
सम्पूर्ण जीवन अध्ययन और प्रचार में ही व्यतीत हुआ था । शुद्धि का आन्दोलन प्रारम्भ 
होने पर आप पूरे जोर से उसमें पड़ गये । आर्यस्तमाज के प्रचार में ही आपका जीवन 
व्यतीत हुआ । बिहार और राजस्थान आपके प्रमुख कार्यक्षेत्र थे। राजस्थान के कई अधि- 
कार-सम्पन्न व्यक्तियों पर प्रभाव होने के कारण जनता आपको राजगुरु की उपाधि से 
विशेषित करती थी । 

सर्वाधिकारी नियुक्त होने पर आप संयुक्त प्रान्त में प्रचार और आन्दोलन 
के कार्य के लिए निकल पड़े । आठ-दस दिनो में ही प्रान्त में उत्साह का वातावरण 


हैदराबाद सत्याग्रह (२) २६७ 


उत्पन्न कर दिया। अभी आपका देश के अन्य भागों 
में व्यास्यानों दवरा जागृति उत्पन्न करने का विचार 
था कि तोसरे सर्वाधिकारी श्री खरसन्द जो के 
गिरफ्तार होने का ससाचार मिल गया। ३० मार्च को 
आपका शोलापुर पहुंचता आवश्यक था । उससे पूर्व ही 
आप १०० के लगभग सनिकों के साथ शोलापुर के 
लिए रत्राना हो गये । जाने से पहले आप सत्याग्रह 
निधि के लिए २० हजार रुपये एकत्र करके शोलापुर 
भेज चुके थे। सेरठ से दिल्‍ली होते हुए और मार्ग में 
प्रमुख स्टेशनों पर अभिनन्‍दत और मानपन्न लेते हुए 
आप ३० मा को शोलापुर पहुंचे । वहां आपके जत्थे का शानदार स्वागत और 
अभिनन्दन किया गया। कुछ दिन शोलापुर ठहर कर आपने पुनः अपनी प्रचार- 
यात्रा आरम्भ कर दी और अहमदाबाद, आनन्द, सुरत, पुना आदि अनेक स्थानों 
पर कई-कई ध्याख्यान देते हुए सत्याग्रह के आन्दोलन को प्रगति दी । २० अप्रेल को 
आप ज्ञोलापुर लौट आये और २२ अप्रैल के निव्चित दिन ५३१ सत्याग्रही सैनिकों के 
साथ राजगुरु स्पेशल हारा सत्याग्रह करने के लिए गुलबर्गा की ओर चल दिये। जाने 
से पूर्व आपने बिजनोर के श्री शरवीर सिह जी को सत्पाग्रह-गद्ध-प्तमिति का सदस्य 
नियक्त कर दिया । उसो दिन लगभग ५०० अन्य सत्याग्रही सैनिकों मे भी बेजबाड़ा, 
अहमदनगर आदि केंच्द्रों से सत्याग्रह के निमित्त हैदराबाद राज्य में प्रवेश किया। 
यह पहला ही अवसर था कि एक ही सेनानायक की अध्यक्षता में एक ही दिन में इतने 
अधिक संनिकों ने सत्याग्रह किया । इस सम्पूर्ण आयोजन में और विशेषत' राजगठ- 
स्पेशल की व्यवस्था करने में अजमेर के श्रीमान्‌ प॑ं० जियालाल जी ने विशेष उद्योग किया 
था। यह स्पेशल अजसेर से चलकर व्यावर, अहमदाबाद, बड़ौदा, ओर बम्बई होती हुई 
लगभग ३०० सत्याग्रहियों को लेकर शोलापुर पहुंची थी। ज्ञास्त्री जी के साथ, उनके 
आदेशानुसार श्री पं० हरिशकर शज्ञास्त्री भी बम्बई होकर शोलापुर पहुंचे। बम्बई को 
भाय॑-हिन्दू जनता ने शास्त्री जी का बड़े उत्साह से स्टेशन पर स्वागत किया । उन्हें एक बड़े 
जल्स मे समाज-सन्दिर ले गये । शाम को लगभग १ लाख की भीड़ में शास्त्री जी का 
बड़ा प्रभावशाली भाषण हुआ और श्री हरिशंकर जी ने विशेष रूप से लिखी अपनी 
ओजस्विनी कविता पढ्कर सुनायी जो बहुत पसन्द की गयी | दूसरे दिन शास्त्री जी 
और हछार्मा जो साथ-साथ पूना होते हुए शोलपपुर पहुंचे । हरिशंकर जी की इच्छा सत्या- 
ग्रह करते की थी परन्तु उन्हें भ्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज और राजगुरु के 
आदेश से 'देनिक दिग्विजय” के सम्पादन में जुटना पड़ा। यह देनिक सत्याग्रह के लिए 
ही प्रकाशित किया गया था । दस सहस्ा से अधिक नित्य छप्तता था। शर्मा जो उसका 
सम्पादन बड़ी योग्यता और तनन्‍्मयता से निरन्तर करते रहे । 


श्री राजगुए धुरेन्द्र शास्त्री 


२२ अप्रेल के दिन यह सत्याग्रह-स्पेशल दिन के दो बजे शोलापुर पहुंची । 


र्७्८ ग्रायंसमाज का इतिहास 


स्ठेशन के बाहर जनता ने गगतभेदी जय-जयकारों के साथ सेनापति और सैनिकों का 
स्वाए्त किया । 

स्वेइन ५२ उस समय नगर के बहुत से प्रतिष्ठित नागरिकों का एक शिष्टमंडल 
उपस्थित था । वह बहुत आदरपुर्वक द्ास्त्री जी से मिला और उन्हे अकेले बेटिग रूप 
में ले गया। वहा भंइल ने शास्त्री जो से निवेदन किया कि वे सत्याग्रह आन्दोलन को बन्द 
कर दे । शास्त्री जी मे उन्हें अत्यन्त दृढ़ता से उत्तर दिया कि सत्याग्रह को जारी रखना 
अथवा बग्द करना स्पबंदेशिक सभा के हाथ भें है, में तो इस समय सत्याप्नही सेना का 
सेनापति ५ । मेरा काम सत्याग्रह करना है, उसे से पुरा करूंगा । यह उत्तर पाकर विष्ट- 
संडल वापिस चला ग्या । 

स्टेशन के बाहर पुलिस तैयार खड़ी थी। सत्याग्रहियों के हाथ में ओरेम्‌ की 
झडिया थीं। पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें झडियां पुलिस को सौप कर रियासत से 
चले जाने की आज्ञा दी । आज्ञा के अस्वीकृत होने पर. सच सत्याग्रही पकड़ कर जेल में 
डाल दिये गये । २४ अप्रैल को अभियोग आरम्भ हुआ और दो-तीन दिन के नाटक के 
पदचात्‌ सब सत्याग्रहियो को दो-दो साल के कठोर कारावास का दण्ड दे दिया गया। 


पांचवें सर्वाधिकारी पं. बेदब्नत जी बानप्रस्थी 


सत्याग्रह के पांचवें प्रधान सेनापति पं० वेदब्रत जी बिहार प्रान्तीय आर्य प्रति- 
निधि सभा के प्रधान थे। आयु के पूर्व भाग में आप कटुर सनातनधर्मो थे। धर्मों के सापेक्षक 
अनुशीलन ने आपको वदिकधर्मो बनाया ॥ आपका 
जन्म संयुक्त प्रान्त में हुआ था । १९१५ में आर्य- 
समाज में अविचल श्रद्धा लेकर आप बिहार में 
प्रचार का कार्य करने लगे। १९१९ के कांग्रेस के 
सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लेने के कारण आप 
दो वर्ष तक जेल में रहे । कई वर्षों तक कांग्रेस 
कमेटी के अधिकारी रहकर' आपने राष्द्रीप काये- 
क्षेत्र में काफी प्रतिष्ठा प्राप्त की। बिहार के 
भयानक भूकम्प के अवसर पर आयंसमाज की 
ओर से सेवा का जो का्यें. हुआ उसमें आपने 
प्रमुख भाग लिया। ऐसे कर्मंगोगी ओर प्रभाव- 
शाली सेनापति के चुने जाने पर विद्येषतः बिहार में और सामान्य रूप से सारे 
देश में उत्साह की लहर बंग चल जाना स्वाभाविक ही था। २५ अप्रेल को सत्याग्रह की 
बागडोर संभालकर वातनप्रस्थी जो ने पहुलां कार्य यह किया कि अम्बई तथा मध्य प्रदेश 
के अनेक नगरो में व्याख्यान देकर धन-संग्रह और स्वघं-सेवको की भर्तो फे कार्ष को 
प्रगतिशील बनाया । | 

सत्याग्रह के केन्द्र से घोषणा की गई थी कि पाचवे सर्वाधिकारी ५ मई को 
हैदराबाद रियारुत में प्रवेश करके सत्याग्रह करेंगे । उन्ही दिनो शोलापुर में मुस्लिम लोग 


प० वेदब्रत जी वानप्रस्थी 


हैदराबाद-सत्याग्रह (२) २७९ 


का अधिवेशन हो रहा था। यह अधिवेशन आय सत्पाग्रह के उत्तर के रूप में किया गया । 
भारत के मुंसलमानों को डर हो गया था कि कहीं निजाम का दिल आर्ो के सत्याग्रह 
के सामने प्रकम्पित न हो जाएं। उस अधिवेशन में आर्यसमाज और हिन्दू जाति के विरुद्ध 
खूब विष-वबमन किया जा रहा था। गुलबर्गा में सत्याग्रह करने से मपलमायी से सीधा 
संघर्ष हो जाने की आशंका थी, इस कारण सत्याग्रह का स्थान बदल दिया गया । निश्चय 
किया गया कि पुसद केझ्र से सत्याग्रह किया जाय। वानप्रस्थी जी के जत्थे मे ५३४ सत्या- 
ग्रही थे । जब यह ॒जत्था पैदल यात्रा करता हुआ पाइन गंगा के हट पर पहुँचा तथ बहां 
हजारों ग्र्मवासी एकन्र होकर ऋषि दयानन्द और वैदिक धमे का जय-जयकार 
करने लगे। 

जहां से सत्याप्रही नदी को पार करने वाले थे वह स्थान मध्यप्रदेश में था । 
नदी के दूसरे पार हेदराबाद की रियासत आरम्भ होती थी । इस पार रियासत 
की खुफिया पुलिस के अनेक अधिकारों देखभाल कर रहे थे और उस पार पुलिस के संकड़ों 
सिपाही अफसरो के साथ सत्याग्रहियों को दबोचने के लिए तैयार खडे थे। सत्पाग्रही 
चीर अपने नित्य नियम के अनुसार नदी तट पर स्नान, सम्ध्पा आदि के कार्य में लग 
गये। वहीं नाइता हुआ और उसके पश्चात्‌ भजन, उपदेशादि का क्रम जारी हो गया । 
रियासत की पुलिस के अधिकारियों के लिए अब सियाय मेंह देखने के कोई काम न 
रहा। वे भूखें-प्यासे थे, घबराकर सोचने लगें कि क्या करे ? उन्हें सन्‍्देह होने लगा कि 
कहीं ये आर्वत्तमाजी लोग हमारे साथ क्रियात्मक उपहास तो नहीं कर रहे। यहां इशारा 
द॑ और सत्याग्रह कही और कर डाले । जब सायंकाल तक सत्याग्रहियों ने अपनी विन- 
चर्या नित्य की तरह जारी रखी तब पुलिस वाले जरा ढीले पड़ गये । सन्ध्या की हलूकी - 
हलकी अंधियारी नदी पर छा रही थी। उस समय पुलिस वाले एक दम स्तब्ध रह गये 
जब उन्होंने देखा कि सत्याग्रहियों का जत्था नदी में घुस गया है और उस पार पहुंचने 
वाला है। जब तक पुलिस भाग-दौड़ करके उनका रास्ता रोकने का यत्न करती तब तक 
सत्याप्रहियों ने हैदराबाद की सीमा में प्रवेश करके देविक धर्म का जयकारा आकाश 
में गुंजा दिया । तब तक पुलिस भी सावधान हो चुकी थी, सब सत्याग्रही घेरे में ले लिये 
गये । घेरे मे आये हुए सेनिको में वानप्रस्थी जो के अतिरिक्त जालन्धर के प्रो० ज्ञानचन्द 
जो एम० ए०, लायलपुर के पं० सोमदेव जी, जड़ावाला के श्री शिवनाथ जी, रोहतक 
के श्रो सो० एच० नौनिद सिह जी, हिसार के श्री विद्याचन्द्र जी तथा डा० इलाराम जी 
आवि महानुभाव भी उपस्थित थे । 

इस जत्थे को एक यह विशेषता थी कि शाहपुरा रियासत के एक मुसलमान 
सज्जन श्री सय्यद फंज अली और पांच सिख सज्जनों ने भी सत्याग्रह में भाग लिया । 

नदी तट से पुलिस सत्याग्रहियों को हरगांव ले गई । वहां मकान का कोई प्रबन्ध 
नही था। इस कारण पुलिस के अधिकारी ग्रह आज्ञा देकर कत्तंव्य से मुक्त हो गये कि 
सब लोग पेड़ों के नीचे आराम करे। भोजन के लिए कुछ भुने हुए चने और पाती पर्याप्त 
समझा गया । 


वूवरे दिन जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने हरगाव में हो अभियोग सुनाकर 


२८० आ्रायंसमाज का इतिहास 


पं० वेवन्नत जी को दो वर्ष और शेष सब सत्याग्रहियों की डेड़-डेढ़ वर्ष के कठोर कारागार 
का दण्ड सुना दिया । 


छठे सर्वाधिकारी--महाशय् कृष्ण जी 


पांचवे सर्वाधिकारी १० वेदब्नत जी के जेल जाने से पूर्व ही छठे सर्वाधिकारी 
चुने जा चुके थे। महाशय जी उन आये नेताओ में से है, जो छात्रावस्था से ही 
आयंसमाज के लिए काम करते रहे हे । आपने 
शिक्षा समाप्त करके जब बाह्य जीवन में पहला 
कदम रखा तबसे आज तक आपको एक आर्य- 
समाज की ही धन रही है। देश में अन्य भी 
अनेक आन्दोलन खड़े हुए, एक पत्रकार और 
सार्वजनिक कार्यकर्ता की हैसियत से आपका उनसे 
भी सम्पर्क रहा । आप १९१९ की राजनीतिक 
आंधी की चपेट में भो आये थे। मार्शल-ला के 
दिनों में कुछ समय तक लाहौर के किले में बन्द 
रहना पड़ा था। हिन्दू महासभा और जनसंघर 
आदि के आन्दोलनों से भी आपका थोड़ा बहुत 
सम्बन्ध रहा । परन्तु बह आंशिक था। उससे आपके दिसाग को छुआ, हृदय को 
नहीं । हृदय आपका आयंक्षमाज में ही रहा। १९०७-८ में कुछ मित्रों के साथ मिलकर 
आपने साप्ताहिक 'प्रकाश' का प्रकाशन आरम्भ किया था । इसका एकमात्र उद्देद्य 
आयेसमाज की सेवा करना था। १९१९ से आप देनिक 'प्रता५” निकाल रहे हैँ । यद्यपि 
वह मुख्य रूप से राजनीतिक पत्र है तो भी आयंसमाज का रंग उसकी एक-एक पंक्ति 
पर चढ़ा रहता है। गत ४० वर्षो से पंजाब के आयसामाजिक जीवन में महाशय जी 
का प्रभूत भाग रहा है। ऐसे प्रभावशाली नेता के प्रधान सेनावति चुने जाने का तत्काल 
प्रभाव यह हुआ कि उत्तरीय भारत में सत्याग्रह का आन्दोलन बहुत तीज हो गया । 
आपके प्रताप में प्रकाशित अग्रलेद्दो ने उत्साह की जो अग्नि प्रज्वलित की, उसे आपके 
आजेशपूर्ण प्रभावशाली व्यास्यानों ने वायु बन कर प्रचण्ड कर दिया। श्योलापुर पहुंचने 
से पहले महाशय जी ने पंजाब से १५००० रुपये की राशि एकत्र कर दी थी। आपने 
यह संकल्प भी प्रकट किया था कि “मे अपने साथ कम से कम एक हजार सत्याग्रहियों 
के जत्थे को लेकर जेल में जाऊंगा । 

उत्तर भारत का ढौरा समाप्त करके आप २७ मई १९३९ के दिन लाहौर 
से दक्षिण के लिए प्रस्थित हुए। मार्ग मे दिल्‍ली, मथुरा, झासी, ग्वालियर आदि स्टेदानों 
पर अभिननन्‍दन के लिए एकत्र हुई जनता से मानपत्र और थैलियो की भेट लेते हुए आप 
दो जून को बम्बई पहुंचे । रास्ते में मनमाड के स्टेइान पर आपका आर्यसमाज, हिन्दू 
महासभा, सिखो तथा जेनियों की ओर से बिराद स्वागत किया गया । उस समय ४०० 
सत्याग्रही आपके साथ थे । बम्बई में स्वागत, सम्मान और भाषण आदि की प्रक्रिया 


महाशय कृष्ण जी 


हैदराबाद-सत्याग्रह (२) २८१ 


पूरी करके आप जत्थे के साथ ४ जून को फिर सनमाड लौट आयें। वहां से आपका 
जत्था सत्याग्रह करने के लिए औरंगाबाद की ओर जाने वाला था। मनमाड के हजएरों 

नर-तारियो ने एक विश्ञाल सभा में जत्ये को बधाई और विदाई दी और पुष्पांजलियों 
से अलंकृत किया । 

५ जून को एक स्पेशल ट्रेन, जिसका ताम कृष्ण-स्पेशल रखा गया, ७८२ सत्या- 
ग्रही आर्यवीरों को लेकर दिन के ३ बजे औरंगाबाद के लिए प्रस्थित हुई । इन संनिकों 
के अतिरिक्त पुसद सत्याग्रह शिविर से १५०, अहमदनगर केन्द्र से ६०, बेजवाड़ें से 
५०, चान्दा से ६१, हैदराबाद से २५ और शोलापुर मार्ग से २५ अन्य सेनिकों ने भो 
इसी दिन सत्याग्रह के लिए प्रयाण किया। ज्योही स्पेशल औरंगाबाद पहुंची, वहां के सुबेदार, 
ताहल॒केवार, पुलिस सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट तथा नाजिस आदि उच्च सरकारी अधिकारियों ने 
सहाशय जी से रिवाजी तौर पर सत्याग्रह बन्द करने के लिए कहा | उत्तर में महाशय 
जी ने आर्यतमाज की मागें उपस्थित करते हुए अधिकारियों को सा्वदेशिक सभा से 
समझौता करते की सम्मति दी। महाहशय जी ने यह भी घोषणा की कि हमारा सत्या- 
ग्रह निजाम या इस्लाम के विरुद्ध नहीं है। हमारा उद्देश्य केबल धामिक स्वतन्त्रता प्राप्त 
करना है। महाशय जो की इस घोषणा को “बिना आज्ञा सभा न की जायें” इस हुक्म 
का भंग करार दिया गया और आदेश दिया गया कि सभा एकदम विर्साज़त कर दी 
जाय । सत्याग्रहियो ने उस आदेश का पालन करने से इन्कार किया । इस प्रकार सत्याग्रह 
की प्रक्रिया पुरी हो गई और उन सबको लारी में बिठाकर पुलिस की चौकियो में पहुंचा 
दिया गया । वहा से न्याय का नाटक पूरा करके महाशय जी और उनके सब साथी 
जेलो में डाल दिये गये। 

सातवें सर्वाधिकारो श्री ज्ञानेन्द्र जो सिद्धान्त-भूषण 

१० ज्ञानेन्द्र जी का जन्म गुजरात प्रान्त में हुआ था। बाल्यावस्था में हो माता- 
पिता का देहान्त हो जाने के कारण आप को बड़ौदा के फतह॒सिह राव अनाथालय में 
प्रविष्ट कराया गया । उस अनाथालग् में एक ईसाई शिक्षक थे। बह बालकों को ईसाई 

८८ पक धर्म को शिक्षा दिया करते थे । आपका उनसे 
मतभेद हो गया, इस कारण अनाथालय को 
छोड़कर ज्ञानेन्द्र जी लाहौर चलें गये ओर 
दयानन्द उपदेशक विद्यालय में प्रविष्ट हो गये । 
वहा की पाठविधि समाप्त करके आपने सिद्धान्त- 
भूषण की उपाधि प्राप्त की । उसके पदचात्‌ आप 
प्रचार कार्य में लम गये । गुजरात-काियावाड़ 
के भरौली तामक स्थान में ज्ञाननमन्दिर की 
स्थापना करके आप गुजरात में तथा अच्य प्रान्तों 
सें लेखों तथा व्याख्यानों द्वारा प्रचार करने लगे। 


महाशय कृष्ण जो के पदचात्‌ गुजरात प्रान्त के प्रतिनिधि के तौर पर आप सातवें 
सर्वाधिकारी निर्वाचित हुए । 


श्री ज्ञानेत्र जी 


२८२ आर्यसमाज का इतिहास 


प्रधान सेनापति के पद पर प्रतिष्ठित होने पर सिद्धान्तभूषण जी ने सत्याग्रह 
की तैयारी आरम्भ कर दी । आप २१ जून कौ रात को १७० सत्याग्रहियों के साथ 
मद्रास मेल हारा बम्बई से गूलबर्गा के लिए प्रस्थित हुए । रास्ते मे शोलापुर का स्टेशन 
पड़ता था, वहा जत्थे का धूमधाम से स्वागत हुआ । आपके जत्थे में ज्वालापुर सहा- 
विद्यालय, बड़ौदा, कोटा, आनन्द, गंगानगर, मिर्जापुर, हिसार आदि स्थानों के सत्या- 
ग्रही थे । गुलबर्गा पहुंचने पर पं० ज्ञानेन्द्र जी जत्थे के साथ गिरफ्तार कर लिये गये । 
२४ जून को अदालत का नाटक करके संबको पब्लिक सेफ्टी बिरू की धारा २६ के 
अनुसार ९-९ मास की और आसफिया ताजीरात (निजाम विशेष राजनियम) के 
अनुसार ९-९ सास के सपरिशक्षम कारावास का दण्ड दिया गया। 

आठवे सर्वाधिकारी हैदराबाद क्रे पं० विनायकराब विद्यालंकार चुने गये । 
वह वस्तुतः हैदराबाद के सम्पूर्ण आर्य सत्याग्रह के केन्द्र स्वरूप थे। उत्तके सेनापतित्व 
के समय में जो कुछ हुआ, उसका वृत्तान्त सुनाने से पूर्व कुछ ऐस्ती घटनाओं का विवरण 
देना आवश्यक है, जिन्हें हम आये सत्याग्रह की प्रतिक्रिपा कह सकते है । उस विवरण 
के बिना सत्याग्रह के अन्तिम पर्ब को समझना कठिन हैँ । अगले अध्याय में हम पर्दे के पीछे 
होने वाली उन महत्वपूर्ण घटनाओं की कहानी सुनायेंगे। 


7205 ठा6606 0५ +28]०899॥ /४५३ - 0पुध्वां 


सातवां श्रध्याय 


निजाम सरकार की कलाबाजियां 


निजाम सरकार की नीति प्रारम्भ से ही छल से पूर्ण रहो। उसको नीति 
यह थी कि बाहर के संसार को रियासत की पक्षपातहीन साम्प्रदायिक नोति का विश्वास 
दिलाया जाय और रियासत के अन्दर हिन्दुओं को दबाकर मुसलमानों के प्रभाव को 
बढ़ाया जाय । रियासत के ८५ प्रतिशत निवासी हिन्दू थे। कहो अंग्रेजी सरकार या देश 
के अन्य हिन्दू यह न समझे कि निजाम का शासन पक्षपात से पूर्ण हे, उसकी सरकार 
दम्भ भरे वक्‍तव्यों द्वारा यह प्रचार करतो रहती थी कि निजाम हिन्दू और मुसलमानों 
दोनों को एक दृष्टि से देखते हु. और कि उन्होंने अपने राज्य में सब धर्मो को प्रचार 
की एक-सी स्वतन्त्रता दे रखी है । रियासत के अन्दर जो दशा थी वह हम देख ही 
चुके है । 

आयंत्तमाज की भारत को सबसे बड़ी देत यह है कि उसने देशवासियों के ह॒ृदयों 
में जागृति उत्पन्न कर दी है। जागृत और सुप्त में यही भेद होता है कि जहां जागृत 
अपने साथ होने वाले अच्छे या बुरे व्यवहार को समझ सकता है, वहा सुप्त मनुष्य को 
अपने साथ होने वाले व्यवहार का कुछ पता नहीं लगता। आयंसमाज के प्रचार नें 
हैदराबाद के हिन्दुओं में भी जागृति उत्पन्न कर दो, जिससे वे निजाम सरकार की 
पक्षपातपूर्ण नीति से असंतुष्ट हो गये । उस असंतोष से रियासती प्रजा में राजनीतिक 
जागृति पैदा होने मे भी बहुत सहायता मिलो । तब निजास की सरकार ने आर्यसमाज 


की प्रगति को रोकने का प्रयत्न जारी किया। सत्याग्रह का आन्दोलन उसी को प्रति- 
भ्रियां थी । 


सत्याग्रह आरम्भ करने की सूचना मिलते हो रियासत की सरकार ने यह समक्ना 
कि वह कोरी धमकी है, उसका परिणाम कुछ नहीं होगा । अधिकारियों ने यह भी 
सोचा कि यदि सत्याग्रह जारी हुआ भी तो उसे ज्ञीघ्र ही कुचल दिया जायगा। पर्तु 
उसकी दोनों आशाएं पुरी त हुईं, सत्याग्रह न केवल प्रारम्भ हुआ, वह खूब जोर से चला 
और उसे जितना दबाने का यत्न किया गया वहू उतना ही तीज होता गया । निजाम 
सरकार को- आरयसमाज से इतनी आशा न थी । जेसा हम पीछे लिख आगे है, उसे 
अपनी दरक्ति और आयेसमाज की पराजय पर पुर्ण विश्वास था। आन्दोलन को दबाने 
के लिए उसने प्राचीन, अर्वाचीन, सभो तरह के नीति-साधनों का उपयोग किया था । 
शोलापुर का्फेस को असफल बनाने में यद्यपि उसे असफलता उठाती पड़ी थी, तो भी 
उसका नीति-चक्र जारी था। हैदराबाद-सत्याग्रह निजाम महोदय के व्यक्तित्व और 


ए्पढ आरर्यसमाज का इतिहास 


उनके परम्परागत सिहासन को अपमानित करने के उद्देयय से किया जा रहा है, बह 
इस्लाम के विरुद्ध विद्रोह है, साम्प्रदायिक है, इत्यादि निराधार समाचारों द्वारा जनता 
की सहानुभूति को सत्याग्रह से विमुख कर देने की च्षेष्टा लगातार की जा रही थी । 
धीरे-धीरे रियासत के सामने यह प्रतिक्षण स्पष्ट होता जा रहा था कि दबने के 
बजाय आन्दोलन दिन प्रतिदिन तीव्रतर होता जा रहा है। डेढ़ मास पुव॑ उसने जिसे एक 
अत्यन्त साधारण धब्बे के रूप में देखा था, उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ वह आज एक विशाल, 
गम्भोर सेघ के रूप में उसके सामने खड़ा हुआ था। उसे यह स्वीकार करने के लिए 
विवश होता पड़ रहा था कि इसका सामना करने के लिए उसे अपनो सम्पूर्ण दक्ति, सम्पूर्ण 
धन-बल और सम्पूर्ण चेष्टा व नीति व्यय कर देनी पड़ेगी, रात-दिन के राज्य-सुख, 
अधिकार और भोगों को तिलांजलि देकर प्रतिक्षेण जागरूक रहना पड़ेगा । 

अभी जब सत्याग्रह जोरो पर नहीं आया था, न जाने कंसे, यह प्रतीत होने लगा 
था कि निजाम सरकार अपने आसन से नीचे उतर कर सन्धि-चर्चा के लिए उद्यत है । 

फरवरी के अन्तिम सप्ताह में गुलबर्गा के डिविजनल कमिश्नर और कलेक्टर 
ने मुलबर्गा जेल में महात्मा नारायण स्वामी जी से भेंट की । 

२७ मार्च १९३९ को पुलिस और जेलों के डायरेक्टर जनरूू मि० एस० 
टी० हालिन्स, गुलबर्गा डिदीजन के कमिश्नर नवाब होश्यार जंगबहादुर, कलेक्टर मि० 
रिजवी तथा गुलबर्गा जेल के सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट महोदय महात्मा नारायण स्वाभी जी, 
श्री चादकरण जो शारदा, श्री खुशहालचन्द जी 'खुरसन्द' तथा स्वामी विवेकानन्द जो 
से जेल में मिले । 

चुँंकि यह्‌ भेंट अत्यन्त आकसरिसिक थी अत: निजाम सरकार के इन चार गण्प- 
मान्य प्रतिनिधियों को स्वयं ही सन्धि का प्रस्ताव उपस्थित करते हुए और आर्य सत्या- 
ग्रह के सम्मुख अपनी शीघ्र पराजय स्वीकार करने के लिए उद्यत होते देख यद्यपि 
आय॑ प्रतिनिधियों को आइचयय तो अवश्य हुआ परन्तु उन्होंने घेर्यपुतंक निजाम सरकार 
के प्रस्तावों को सुना । प्रस्तावों का सःर यह था कि ओ३म का झंडा! लगाने, हवन-कुण्डों 
और यज्ञशालाओं का निर्माण करते में न तो निजाम सरकार को किसो प्रकार की 
आपत्ति होगी, ना ही आगे से इनके लिए किसी तरह की आज्ञा की आवद्रयकता होगी । 
साथ ही इस समय रियासत में जितने आर्यंसप्ताज मन्दिर है. और जो बिना स्वोकृति 
प्राप्त 'कये भी स्थापित किये गये है, वे सब भी स्वीकार कर लिये जायेंगे । नथे भन्दिरों 
के निर्भाण के लिये भी प्रार्थना पत्र देने पर १५ दिन के भीतर ही भीतर स्वीकृति की 
व्यवस्था कर दी जाया करेगी और सिवाय इस कारण के कि मन्विर के स्थान से गड़बड़ 
फेलने की आशंका हो, अन्य किसी आधार पर स्वीकृति रोकी नहीं जायेगी और अन्य 
धर्म वालों के भावों का उचित ध्यान रखते हुए प्रचार की भी पूरी स्वतन्त्रता रहेगी । 
सत्याग्रह प्रारम्भ करते समय सभा ने स्पष्ट वाब्दों में घोषणा की थी कि जिस दिन निजाम 
सरकार उसको शर्ते स्वीकार कर लेगी, सत्याग्रह बन्द कर लिया जाएगा । अतः 
संधि के इन प्रस्तावों को विचार-बिनिमय और चर्चा का आधार मानने में इन सर्वाधि- 
कारिये! को कोई हानि प्रतीत न हुई + तथापि सरकारी प्रतिनिधियों को यह स्पष्ठ कह 


लिजाम सरकार की कलाबाजियां २८५ 


दिया गया कि सत्याग्रह को बन्द करने का अधिकार एकमात्र सावदेशिक सभा को हैं । 
अतः सभा के सामने उप स्थित किये बिना कोई अन्तिम उत्तर उन्हें नहीं विया जा सकता । 
इस पर मि० हालित्स ने सार्वदेशिक सभा के प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों 
की सम्मिलित सभा हैदराबाद मे बुलाने का भार अपने ऊपर लिया और यह वचन दिया 


कि तीनो सर्वाधिकारियों को इस वार्ताल्ाप में सम्मिलित करने के लिए वे जेल से 
हैदराबाद ले जायेगे । 


परस्पर परामर्श के लिए नारायण स्वामी जी ने सत्याग्रह समित्ति के मुख्य 
अधिकारी श्री स्वामी स्वतस्त्रानन्‍्द जो को जेल में बुलाकर उनसे बातचीत की । बातचीत के 
साराश की सूचना सार्वदेशिक सभा के प्रवान श्री घनश्यास सिह जी गुप्त को तथा अन्य 
सब सदस्यों को भेजी गयी | ७ अग्रेल को श्री घनवयामासह जी गुप्त प्रधान, प्रो० सुधा- 
कर जी मन्त्री तया श्री ३ शबन्धु जी गुप्त हेवराबाद जाकर श्री नारायण स्वामी जी से 
जेल में मिले । निद्चय हुआ कि सार्वदेशिक सभा की अन्तरग सभा का अधिवेशन प्रस्तुत 
विषय पर विचार करने के लिए हैदराबाद में किया जाय । अन्तरंग सभा के सदस्य 
अपने-अपने स्थानों से हैदराबाद के लिए चल चुके थे कि गुलबर्गा जेल के सुपरिस्टेन्डेन्ट 
का एक पत्र मिला, जिसमे लिखा था कि “आप अपने सब प्रतिनिधियों को हैदराबाद 
की बजाय शोलापुर भेज दें ताकि वे लोग पहले श्री महात्मा नारायण स्वामी, श्री खुशहाल 
चन्द जो और अन्यों के साथ यहां मिल लें। यहां से मिलकर वे ८-४-३९ को हैदराबाद 
रियासत के अधिकारियों से बातचोत करने के लिए तेयार हो । कंपया तार द्वारा गुलबर्गा 
पहुंचने की तिथि और समय की सूचना दें, जिससे यहां जरूरी प्रबन्ध कर लिया जाय ।” 


इस आज्ञा ने रियासत के अधिकारियों का सनोभाव प्रकट कर दिया । सुलह 
को बातचीत जारी करने से अधिकारियों का अभिप्राय केवल इतना था कि भार्थों का 
सत्याग्रह करने का उत्साह मन्द पड़ जाय । रियासत की सरकार चाहतो थी कि कोई 
विशेष मांग पूरी किपे बिना सत्याग्रह बन्द कराया जा सके । जब उसे यह मालूम हो गया 
कि ऐसी संभावना नहीं है तो उसने समाचार पत्रों में निम्नलिखित सुचना छपवाई :-- 


“कुछ समाचार-पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि निजाम सरकार 
सार्वदेशिक सभा से समझौते को बातचीत कर रही है, यह समाचार सर्वथा निराधार 
हैँ ! 

इस सुचना पर श्रीयत एम० एस० अणे ने समाचार-पत्रों में एक वक्तव्य दिया 
जो उस समय को परिस्थिति पर प्रकाश डालता हैँ। वक्तव्य यह है :-- 

“४ अप्रैल के हिज हाइनेस निजाम बहादुर की सरकार के इस वक्‍तव्य को पढ़कर 
कि सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के साथ समझौते के वार्तालाप का समाचार निराधार 
है, ६ अप्रैल को शोलापुर से की जाने वाली सार्वदेशिक सभा के सासने अब कोई काम 
नहीं रहा। सेरी सम्मति है कि यदि सरकार को सभा और हिन्दू सिबिल लिबर्टोज यूनियन 
के सदस्यों के साथ सहयोग का अवसर प्राप्त कर लेने की सलाह दी गयी होतो तो अच्छा 
होता। ताकि रियासत के आर्यश्माजियों और हिन्दुओं को पूर्ण घामिक स्वाधोनता और 


२८६ भ्रायंसमाज का इतिहास 


नागरिक स्वतन्त्रता प्राप्ति के न्यूनतम सुधारों की योजना बनाने और बतंमान सत्याग्रह 
को बन्द कर देने का अवसर प्राप्त होता ।” 


४३ अप्रैल तक प्राप्त होने वाली विश्वसनीय सुचनाओं से यह्‌ विदित होता है कि 
निजाम सरकार के कतिपय उच्च अधिकारी इस प्रशंसनीय उद्योग मे पूर्ण रूप से लगे हुए 
थे कि हैदराबाद की जेलों में सजा काटते हुए कुछ सत्याग्रही केदियों से आर्यसमाज की 
मांगो का ज्ञान प्राप्त किया जाय और यह भो समझते थे कि सार्वदेशिक सभा के प्रमुख 
सदस्यों और हिन्दू सिविल लिबर्टीज यूनियन की युद्ध सम्ति तथा सरकारी सदस्यों के 
बीच सें, सब वर्गों के स्वीकार करने योग्य किसी ससझौते तक पहुंचने के उद्दंदय से खुले 
और अप्रत्याहृत वार्तालाप के लिए जहलदों ही निकाले हुए अवसर को सरकार पसन्द 
करेगी । 

“ऐसे समझौते का यह परिणाम होता कि रियासत की जेलों में बन्द समस्त 
सत्याग्रही कैदियों के मुक्त हो जाने से, उन सुधारों पर, जिनकी शीछ्रा घोषणा करने को 
शपथ सर अकबर हैदरी खा रहे हे, शान्त विचार करने का अत्यन्त अनुकूल बातावरण 
उत्पन्न हो जाता । 


“बर्तमान सरकारो वक्तव्य के सरकारी तोर पर उद्घोषित होने से निदुचय 
ही जनता को सम्मति पर एक अत्यन्त विरोधी और हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होगा। 


“में समझता हूं कि यह अत्यन्त ज्ञोक और असीम दुर्भाग्य की बात है कि सरकार 
को ऐसा वक्‍तव्य॑ प्रकाशित करने की मंत्रणा दी गई, जिससे हिज एग्ज्ञाल्टेड हाइनेंस 
की सरकार और उनकी हिन्दू प्रजा में, सम्मानपूर्ण समझौते के अवसर की आशा, असम्भव 
नहीं तो अत्यन्त दूर जा पड़ी है। 

“मे वक्‍तव्य समाप्त करते हुए आशा करता हू कि अधिकारी जन जल्दी ही अपनी 
भूल को अनुभव कर उसे दूर करने का प्रयत्न करेंगे। वक्तव्य का यह अर्थ हुआ कि रियासत 
उचित और न्यायपुकत बात की अपेक्षा अपने प्रभाव का अधिक ध्यान रखती है । से आशा 
करता हूं कि हैदराबाद सरकार को इस अविवेकपूर्ण हरकत से महाराष्ट्र और पंजाब में 


सत्याग्रह आन्दोलन और भी तीक् हो उठेगा । सेरे सरीखा शान्तिप्रिय व्यक्ति इस पर 
शोक ही प्रकट कर सकता है ।* 


निजाम सरकार के वक्तव्य पर विचार करने के लिए ६ अप्रेल १९३९ को 
शोलापुर में अंतरंग सभा की बेठक हुई | श्रीयुत विनायक दासोदर सावरकर भी उपस्थित 
थे। परिस्थिति का ठीक ज्ञान करने के लिए सभा की अनुमति से स्वामो स्वतन्त्रानन्द जी 
ने गुलबर्गा के जेल सुपरिन्ठेन्डेन्ट को निम्तलणित तार दिया-- 

“आपके पन्न संख्या २६९७ के लिए धन्यवाद। हमारे प्रतिनिधि बातचीत करने 
के लिए प्रातःकाल डाकगाड़ी से गुलबर्गा पहुच रहे है । 

इसका उत्तर मिला :-- 

“आपका तार आज मिला, केवल दो प्रतिनिधियों--भ्री घनव्यामसिह गुप्त 
और प्रो० सुधाकर को मिलने की स्वीकृति वी जा सकतो है ।” 


तिजापम सरकार की कलाब्राजिया २८७ 


यद्यपि यह स्पष्ट हो गया था कि निज्ाम सरकार आर्यप्तमाज की किसी मांग को 
स्वीकार करके समझोते के लिए तेप्नार नही हैँ तो भी शिष्टाचार के तौर पर श्रीयुत 
घनश्यार्मासह गुप्त, प्रो० सुधाकर जी तथा लाला देशबन्धु गुप्त ७ अप्रेल को गुलबर्गा 
गये और भि० हालिन्स से मिले । वार्तालाप से यह स्पष्ट हो गया कि निजाम सरकार 
के हृदय मे कोई परिवर्तद नही हुआ । सुलह की यह चर्चा चौथे सर्वाधिकारी श्री धुरेन्द्र 
शास्त्री के समय में प्रारम्भ हुई थी। उनकी ओर से निम्नलिखित घोषणा समाचार- 
पत्रों मे प्रकाशित की गई -- 

“क्रुछ लोगों में न जाने यह केसे फेल गया है कि हैदराबाद का आर्थ सत्याग्रह 
स्थागित होता जा रहा है। यह बात बिलकुल गलत है। जनता को अच्छी तरह समझ लेना 
चाहिए कि सत्याग्रह उसी समय स्थगित होगा जब निजाम सरकार द्वारा आयंसमाज 
को समस्त मार्ग स्वीकार कर ली जायेगी ।... .. 

“प्रत्पेक आर्य त्ताज़ का कर्त्तव्प है कि वह सन्देह त्याग कर कर्मग्पता के मेदात 
में कूद पड़े । आजकल हमारे सत्याग्रह के सम्बन्ध सें विरोधियों की ओर से निराधार 
प्रचार किया जा रहा है। उससे सावधान रहना चाहिए............. धुरेन्ध शास्त्रो ।” 

अम्तरग सभा ने सारी परिस्थिति का विवेचन करते हुए सत्याग्रही सेनिकों को 
उनको चीरता और नियंत्रण में चलने की प्रवृत्ति की सराहना की और अन्त में यह 
आशा प्रकट की कि आयंदीर और अधिक साहस और घेैर्थ से धर्मशुद्ध में भाग लेंगे । 

असफल सन्धि-चर्चा ने सत्याग्रह को एक विश्ञाल रूप दे दिया । जहां एक ओर 
देश के सब हिन्दू और राष्ट्रीय सावंजनिक नेताओं, संस्थाओं और समाचार पत्रों की 
सहानुभूति आपंसभाज की ओर झुक गई, वहां दूसरी ओर मुस्लिम लोग और मुसलमानों 
की अन्य साम्प्रदायिक सस्थाएं और समाचार पत्र निजाम सरकार को पुष्टि में और 
आर्थेस्तमाज को कोसने में लग गये। संग्राम एक राज्य और एक संस्था का न रहकर दो 
जातियों का बन गया । इस बढ़ें हुए रूप में सत्याग्रह की गज भारत के असेम्बली भवन में 
और इंगलेंण्ड के पालियामेंट हाउस में सुनाई देने लगी। श्रीयुत अणे और श्रीयुत सावरफर 
के सहयोग ने प्रारम्भ से ही आय॑ सत्याग्रह के प्रति सम्पूर्ण हिन्दुओं के हृदयों में सहानु- 
भूति उत्पन्न कर दी थी। राष्ट्रीय कार्यकर्ता निजाम को दमन-तोति से असंतुष्ट होने के 
'कारण आय॑ंसत्याग्रह का स्वागत कर रहे थे। इस प्रकार आर्य सत्याग्रह को देश से 
विस्तृत समर्थन मिल रहा था । 

हैदराबाद सरकार ने इस समर्थन को निर्बल करने के कई प्रयत्न किये। उन्हें 
हम शतरंज के दांव ही कह सकते हे । उन्हीं दिनों निजाम को दानव॒ृत्ति एकदम जाग 
उठी और उसने हिन्दू विश्व विद्यालय को एक लाख रुपये का चेक भेज दिया। रियासत 
की ओर से दूसरा प्रयत्त यह किया गया कि ऋषिकेश के श्री नित्यानन्द गिरि को जगदु- 
गुरु को उपाधि से विभूषित करके रियासत में निसंत्रित किया । अभिप्राय यह था कि वे 
रियासत निवासी हिन्दुओं को आर्येसमाज से विभुख होने की प्रेरणा करें । 

निजाम सरकार ने तोसरा हथकण्डा यह बरता कि अपने पुराने' फर्माबरदार 
सेवक-महाराज सर किश्नप्रसाद से एक वक्तव्य निकलवाया जिसमें रियासत के हिन्दुओं 


श्प८ झ्रायंसमाज का इतिहास 


को आर्यसमाज के विरुद्ध बरगलाने का प्रयत्त किया गया था। किशनप्रस८द जी ने अपने 
वक्तव्य में कहा था-- 


“ये लोग (आयंसमाजी ) हिन्दू धर्म के महान्‌ अवतारों को निन्‍दा करने में भो 
नहीं चूकते । में तुमसे पूछता हूं कि एक सनातनधर्मो हिन्दू आयेसमाज द्वारा किये गये 
भगवान्‌ कृष्ण के अपमान को कैसे सह सकता है ? जरा ठढे मस्तिष्क से सोचो कि यदि 
एक मुसलमान के मुँह से यह शब्द निकले होतें तो उनका तुम पर क्‍या असर होता ? 
चूँकि मे स्वर्गीय महाराज चन्दुलाल का उत्तराधिकारी हूँ और एक सनातनधर्मी हूं, 
मुझे अत्यन्त लज्जा आतो है, जब में देखता हुं कि इन धर्मान्ध व्यक्तियों (आर्यसमाजियों ) 
के बहकाबे में आकर कुछ सनातनथधर्मो भाई तक इस झूठे प्रोपेगेण्डे में आर्यतमाजियों 
के गुप्त सहायक बने हुए हू ।* 

इन कूटनोतिक साधनों के साथ-साथ निजास सरकार ने एक इ्वेत-पत्र द्वारा 
आयंससमाज पर सीधा आक्रमण भी किया । उसमें आवेसमाज के प्रचारकों के नाम से 
बहुत से कल्पित निन्‍्दात्मक वाक्य कहलाकर सनातनधर्मो हिन्दुओं को भडकाने का यत्न 
किया गया। उन विनों यह एक खुला रहस्य था कि निजास की थेलियां देश फे एंग्लो- 
इंडियन, मुस्लिम और कुछ हिन्दू अखबारों की आत्मा को खरीदने के लिए भी खुल गई 
थों। जो थन्न उस जाल में फंस गये वे प्रत्यक्ष या परोक्ष रीति से निज्ाम सरकार को 
समर्थन और आयेसमाज का विरोध करते रहे । 


यह निश्चयपूर्वक कहां जा सकता हे कि निजाम सरकार के सीधे या टेढ़े सब 
राजनीतिक वार खाली गये । हिन्दू विश्वविद्यालय को एक लाख का दान मिल जाने का 
भला अडद्धेय मालवीय जी पर कया असर हो सकता था ? बे आदि से अच्त तक आये 
सत्याग्रह के हित॒चिन्तक और समर्थक रहे । नवनिर्भित शंकराचार्य जो को सफलता प्राप्त 
होना तो एक ओर रहा, वे जहां गये, वहा हिन्दुओं से उन्हें अपमानित ही होना पड़ा | 
महाराज सर किद्वनप्रसाद के वक्तव्य के उत्तर में पं० विनायकराव विद्यालंकार तथा 
पं० वंशीलाल जी आदि आये नेताओं ने जो युक्तियुक्त जोरदार वक्तव्य निकाले उनसे 
आयंसमाज का पक्ष इतना स्पष्ट हो गया कि यदि रियासत के किसी हिन्दू के मन में 
अणुमात्र सन्देह उत्पन्न होने की आशंका थी तो वह भी जाती रहो । पंजाब के निर्भेय नेता 
पं० नेकीराम शर्मा ने रियासत के सब कुटिल प्रयत्नों का भंडाफोड़ करने के लिए समांचार- 
पत्रों में जो वक्‍तव्य निकाला, उसने तो रियासत के पांव ही हिला विये। शर्मा जी के लम्बे 
वक्तव्य का कुछ अंश यहां दिया जाता है :-- 


“आज मेंने “रहबरे दकन” में रियासत हैदराबाव के भूतपूर्व प्रधान मंत्री 
महाराज सर किशन प्रसाव का एक वक्तव्य पढ़ा । मुझे शोक है कि उन्होने सचाई को अपने 
बढ़े आंचल में छिपाने का प्रयत्त किया है और नौकरजाही की नीति का आश्रय लेते 
हुए आर्यससाजियों और सनातनर्धामयों को आपस में लड़ाने का प्रयत्न किया है। किन्तु 
मेरा विचार है कि यह प्रयत्त सफल नही होगा । शायद सर किदनप्रसाद को इस बात का 
पता नहीं कि दिल्‍ली के शिव मन्दिर सत्याग्रह में कितने ही प्रसिद्ध आर्थसमाजी कार्य- 


निजाम सरकार को कलाबाजिया २८९ 


कर्ताओं ने सनातनधर्मियों से भी बढ़कर भाग लिया है और महाराज किशनप्रसाद उसी 
आयंसमाज को सनातनघर्मियों का शत्न बता रहे हे । 


“मुझे शोक है कि इस समय जबकि भारत भर में साम्प्रदायिक झगड़े समाप्त किये 
जा रहे हे, एक बड़ी रियासत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने हिन्दुओं में फूट डालने का यत्न 
किया है। सबसे बड़ी लूज्जा को बात यह है कि फूट डालने का यह यत्न सनातन धर्म के 
नाम पर किया जा रहा हैं ।” 


निजास सरकार के इवेत पत्र का उत्तर सार्वेदेशिक आयें प्रतिनिधि सभा ने एक 
“निजाम सरकार की सफाई की जांच तथा उसका प्रत्युत्तर नाम की पुस्तिका में दिया। 
उत्तर इतना संयत ओर सप्रमाण था कि उसने रियासतों सरकार के दवेतपत्र द्वारा फेंके 
हुए कीचड़ को बिलकुल धो दिया। 

रियासत के कुछ पिठठओं ने हरिजनों को आर्मत्तमाज के विरुद्ध भड़काने का प्रयत्त 
किया था । हैदराबाद निवासी श्री स्वामी सिद्धराज जी महाराज रियासत के सर्वमात्य 
हरिजन लेता थे । उन्होंने (दिग्विजय नामक पत्र में हरिजनों के नाम एक खुला पत्र 
प्रकाशित कराया, जिसमें कहा गया भा कि “निजाम राज्य में आजकल हिन्दू धर्म पर 
महान संकट आया हुआ है। इस संकट को दूर करने के लिए आरयंसमाज ने सत्याग्रह 
आरम्भ किया है। कई स्वार्थो पेट लोग अस्पृक्यों को आर्यंसमाज के विरुद्ध उभारते 
है और भाम फंलाते हे। निजाम रियासत में दो लाख हरिजन मेरे शिष्य है और में 
उनकी ओर से घोषणा करता हूं कि निजाम राज्य में आयेसमाज हमारा शुभचिन्तक है 
और बह हमारे साथ समानता का व्यवहार करता है। वह हर सम्रय हमारे कष्टों को 
दूर करने में आगे रहता है। अतः हम सब उसके साथ हें और आयेसमाज का आदेद पाते 
ही अपना सर्वेस्व अर्पण करके उसको सहायता करने को तेपार है ।” 

इसी प्रसंग में हैदराबाद के कुछेक मुसलमानों के उस डेपुटेशन की चर्चा कर देना 
भी उचित है, जिसने उत्तरीय भारत में दोरा करके आर्यसमाज फे विरुद्ध विष फंलाने 
को यत्न किया । उसके नेता कोई जनाब एम० एस० एहसान साहब थे। उस डेपुटेशान 
ने यह सिद्ध करने के लिए कि हेदराबाद में वस्तुतः रामराज्य हे और यह वरारत केवल 
कुछ एक आयेसमाजियों को खड़ी की हुई है, खूब दूर-दूर की दौड़ लगाई । जहा वे लोग 
अखिल भारतीय देज्ञी राज्य प्रजा परिषद्‌ के अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए 
लुधियाना पहुंचे, वहां कांग्रेस नेताओं को ज्ञान-वृद्धि करने के लिए त्रिपुरी के अधिवेशन में 
भी उपस्थित हुए। उनके सारे भगीरथ-प्रयत्त का जो फल हुआ, उसका अनुमान अगले 
अध्याय में दिये हुए लोकमत से प्रकट होगा । 


ग्राठवाँ ग्रध्याय 


राष्ट्रीय भारत की सहानुभूति 


(५ फरवरी १९३९ को लुधियाना में अल्लिल भारतीय देश्षी राज्य प्रजा परिषद्‌ 
के अधिवेशन के सभापति ने हैदराबाद की १रिस्थिति पर निम्नलिखित सम्भति दो थी-- 

१ हैदराबाद सरीखों प्रमुख रियासत में नागरिक स्वाधीतता का चिरकाल 
से अभाव है और वर्तमान में शान्त सत्याग्रहियो के साथ किया जाता पाशविक व्यवहार 
सब पर विंदित हो चुका है। वन्देमातरम्‌ का वेयक्तिक गान करने के अपराध १९ उस्म्रा- 
निया यूनिवर्सिटी से निकाले गधे सकड़ों विद्याथियों का उदाहरण वहां की विरोधिनी 
नीति का स्पष्ट परिचय देता है। हैदराबाद के अधिकार-क्षेत्रों मे यही नीति प्रचलित है.... । 

२ सम्भवतः भारत भर मे नागरिक स्वाधोनता का भूमितल हैवराबाद से 
ही सबसे नीचा है और भब तो कतिपय धार्मिक कृत्यों पर प्रतिबन्ध लगाने की ओर भी 
वहाँ ध्यात दिया जाने लगा है। यह नीची स्थिति ब्रह्म के किसो आधातकारी आन्दोलन की 
प्रतिक्रिया नहीं, प्रत्युत वहां देर से ऐसी ही अवस्थाएं जारी है। 

३. धामिक संस्थाओ के सम्बन्ध में यह बात थी कि रियासत के अधिकारियों 
ने उन कतिपय धार्मिक कृत्यों और प्रार्थना-उपासना के तरीकों पर प्रतिबन्ध छंगा दिये 
है, समग्र भारत में जिनका चलन विद्यमान है। यह आाइचर्य हे कि अधिकारियों ने भारत 
के धामिक विश्वास की जड़ में इस तरह कुठाराधात करता उचित समझा ओर हर एक 
के स्वंविदित सिद्धान्तों का विरोध किया। यह स्वाभाविक था कि इससे पिरोध 
उत्पन्न होता ।' 


अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद्‌ ने इस अधिवेदान में यह प्रस्ताव 
स्वीकार किया-- 

“१, यहू परिषद्‌ जनता के नागरिक अधिकारों और सर्व-सामान्य स्वाधीनताओं 
के सम्बन्ध में निर्धारित की हुई हैदराबाद रियासत को उस विशेषरूप से पिछड़ी हुई और 
विरोधिनी नीति को अत्यन्त शोक के साथ देखती है, जिसमे सभा और संगठन के अधिकार 
क्रियात्मक हूप में विलुप्त कर दिये गये है, और स्वतन्ञ्रतापुर्वक जन-सेवा का कार्य करना 
भी असम्भव बना दिया गया है।. ..... &. 

४२. इस परिषद्‌ की सम्मति में रियासत के अधिकारियों ने धामिक स्वाधीनता 
और धामिक उपासना के सर्वसम्मत सिद्धान्त का सम्मान नहों किया है और उसे कानूनों 
और विशेषतया रियासत की प्रथा के अनुसार रोक दिया हैं। इन बाधाओं को दूर 
करने की इच्छा किसी तरह साम्प्रदायिक नहों मानी जा सकतो और हर तरह उचित 


राष्ट्रीय भारत की सहानुभूति २९१ 


है। परिषद्‌ विश्वास करती है कि थे सब प्रतिबन्ध हटा दिये जायेंगे और प्रत्मेक धर्म 
संस्था की धामिक स्वतन्त्रता को पुरी तरह अक्षुण्ण रहने दिया जायगा । 

“तथापि परिषद्‌ की सम्मति से धामिक कठिनाइयों को हटाने के उद्देश्य से चलाया 
हुआ हेदराबाद सत्याग्रह असामथिक है, पंपोंकि इससें साम्प्रदाधिकता की ओर 
लौटने का झुकाव बताया जा सकता हे और रियासत्त को इसको आड़ में उत्तरदायित्व 
वासन के आन्दोलन को साम्प्रदाषिक बताकर उसे दबाने का बहाना मिल सकता है ।' 


प्रस्ताव के अन्तिम भाग में प्रगट की गयी आशंका सर्वेथा निर्मुल थी, यह 
आगामी घटनाओ से सिद्ध हो गया था। आ्यंसमाज का सत्याग्रह इतना नियम और 
संयम से चलाया गया था कि विरोधियों हारा भड़काने के अनेक प्रयत्न करने पर भी 
उनकी ओर से कोई ऐसा व्यतिक्रम नहीं किया गया, जिसे साम्प्रदायिक रंग दिया जा सकता। 
यह भो सर्वसम्मत बात है कि आगे चलकर रियासत में जो ज्ञबदेस्त राजनीतिक अभ्पृत्थान 
हुआ, आर्यसमाज के सत्याग्रह की सफलता भी उसका एक मुख्य कारण थी । 


त्रिपुरी के कांग्रेस अधिवेशन में रियासतों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव स्वीकार 
किया गया, उसमें यद्यपि आये सत्याग्रह का नाम निर्देश नहीं किया गया था तो भी विशेष 
रूप से धार्मिक स्वतन्त्रता की माग पेश की गयी थो, जिसका प्रभाव आयें सत्याग्रह पर भो 
पड़ता था। आय सत्याग्रह के प्रति कांग्रेस के रुख को भलो प्रकार समझने के लिए लाला 
देशबन्धु गुप्त ने कांग्रेस के प्रधान मन्‍्त्री आचाये श्री जें० बी० कृपछानी को एक पत्र 
लिखा था। उसके उत्तर में आचार्य जी ने यह सम्मति प्रगट की-- 

“इस विबय में आर्येसमाजियों तथा कांग्रेस में केवल पद्धति का भेद है। प्रत्येक 
कांग्रेसी का विश्वास है कि हैदराबाद रियासत्त द्वारा आर्थलमाज पर लगाए गए प्रतिबन्ध 
अवांछनीय है, उनका विरोध भो किया जाना चाहिए। परन्तु इस प्रइन को हिन्दू-मुस्लिस 
वेसनस्प का साम्प्रदायिक रग नहीं देना चाहिए । आर्येप्तमाज की शिकायतें रियासत 
के अधिकारियों के विरुद्ध हे, न कि मुस्लिम सम्प्रदाय के... .......*मुझे तनिक भी सन्‍देह 
नहीं कि अपने धामिक अधिकारों को प्राप्त करन के उद्देह्य से कांग्रेस में कार्य करने 
वाले आधंसमाजियों को आन्दोलन में भाग लेने का पूर्ण अधिकार हु। कांग्रेप्त किसी 
धंम का पक्षपात नहीं करती परन्तु यह हमारा विद्वास हैं कि धामिक मामलों में जनता 
के आचार की अनुगामिनी पूर्ण स्वाधीनता प्रत्येक वर्ग को प्राप्त होनी चाहिए। यदि वह 
स्वाधीनता किसी वर्ग को नहीं दी जा रही तो उसे पूर्ण अधिकार है कि वह न्याय प्राप्त 
करने के उपायों को कास में लाये । 

“संस्था रूप में कांग्रेस प्रत्येक समस्या के लिए युद्ध में नही पड़ सकती क्योंकि हम 
अनुभव करते हे कि हमारा उन समस्पषाओं में जो 'राजनोतिक नहो है, हस्तक्षेप करना 
उन्हें सुलझाने की जगह और उलझा देगा। राजनोतिक मामलों में हिस्सा न लेना सिद्धान्त 
का प्रइन नहीं, नीति का प्रइन है । हम समझते हे कि हमारे दखल देनें से आयों को, जो कि 
अपने युद्ध को वीरता से लूड रहे हे, लाभ की अपेक्षा हमारे राजनीतिक आन्दोलन को 
हानि अधिक होगी ।” 


२९२ ग्रायंप्रमाज का इतिहास 


वेश के अन्य नेताओं ने आर्यत्तमाज के सत्याग्रह के सम्बन्ध में जो सम्मतियां 
प्रकट कीं, वे नोचे दी जाती है :-- 
महात्मा गान्धी : 

“हैदराबाद सें आरयत्रसाज का आन्दोलन विशुद्ध धामिक है और उसका लक्ष्य 
धामिक असुविधाओ को दूर कराना हैं ।” 
पं० जवाहरलाल नेहरू : 

“मुझे यह प्रतोत होता है कि हैदराबाद रियासत में, धामिक स्वाधीनता को 
अस्वीकार करते हुए आर्यसमाज के धामिक कृत्यो पर कतिपय अनुचित प्रतिबन्ध लगा 
दिये गये हे, हमने स्थिर किया है कि प्रत्येक व्यक्ति को धांमिक स्वाधीनता अवश्य 
प्राप्त होनो न्ञाहिए। “ 
मोलाना अबुलकलाम आजाद : 


“ग्रद्मपि हैदराबाद में सत्याग्रह आन्दोलन एक वर्ग की ओर से प्रारस्भ किया 
गया है| पर यह धार्मिक प्रकृति का है। अपने मन्तव्य के लिए कष्ट झेलने वालों के साथ 
मेरी पूर्ण सहानुभूति है ।" 
पास्टर तारातसिह अकाली नेता : 

“अपने धार्मिक स्वाधीनता के युद्ध के लिए में आयंसमाज को बधाइयां भेजता हूं ।” 
श्रीमती कमलादेवी चट्‌टोपाध्याय : 

“यदि १९३२ में मुसलमानों हारा किया गया काइसीर मे तागरिक स्वाधीनता 
और धामिक अधिकार प्राप्ति का आन्दोलन उचित था तो हमारे पास नागरिक 
स्वाधीनता और धामिक अधिकारों के लिए चलागे गये किसी भी धामिक आन्दोलन का 
विरोध करने के लिए क्‍या युक्ति हो सकती है, जबकि यहु हेदराबाद सरकार के विरुद्ध 
प्रारम्भ किया गया है।' 

एक विशेष ध्यान देने योग्य बात यह थी कि प्रायः सभी राष्ट्रीय तथा हिन्दू- 
पत्रों ने आयें सत्याग्रह का प्रारम्भ से अन्त तक समर्थन किया। इनसे अंग्रेजो और सभो 
देशी भाषाओं के पत्र सम्मिलित थे। मुसलमान पत्रों का रुख प्रारम्भ से हो विरोधो 
था। जो मुसलमान पत्र कांग्रेस के समर्थन में कभी-क्ी लिख दिया करते थे, वे भी 
आय॑ सत्याग्रह को मुस्लिम विरोधी, सास्प्रदायिक और गुप्त राजनीतिक आन्दोलन कहकर 
कोसने में लगे रहे। यह कहा जा सकता हैं कि देश का तोन-चौथाई लोकमत सिद्धान्त रूप 
में आप॑ सत्याग्रह का पोषक था। 


नवाँ अध्याय 


मुसलमानों के विरोध का रहस्य 


यह जानने के लिए कि देश के मुसलूमानों की ओर से आय सत्याग्रह का जो आमूल- 
चल विरोध किया गया उसका रहस्य “क्या था, मुसलमान नेताओं तथा समाचार पत्रों 
के वक्‍तव्यों तथा लेत्ों पर एक दृष्टि डालना अत्यन्त आवश्यक है। आर्य सत्याग्रह के 
सम्बन्ध में मुसलमानों की मनोवबृत्ति को सूचित करते वाली सबसे अधिक महत्वपूर्ण 
वक्‍तृता पजाब के प्रधान मंत्री सर सिकन्दर हयात खां की थी। सर सिकन्दर ने बम्बई 
की मुस्लिम लीग के शोलापुर अधिवेशन में सभापति के आसन से भाषण देते हुए 
कहा था-- 

“राजनीतिक अथवा धामिक अधिकारों के अपहरण के नाम पर हिल्दुत्तानो 
रियासतो में घुसने के तथाकथित अहिसात्सक एवं ज्ञान्त उथायों को काम में लाते हुए 
भी देश के भीतर या बाहर की जनता को धोला नहीं दिया जा सकता । मुसलम।न को 
अपना मजह॒ब, अपनो तहुजीब और अपना सम्प्तान अपने जीवन से भी अधिक प्यारा 
है। खुदा बचाये, यदि इनमें से एक भी खतरे में पड़ गया तो हम उसकी जरूर रक्षा 
करेंगे, भले हो उसके लिए हमें दीवार के साथ पीठ लगाकर हो क्यों न लड़ना पड़े। मुसल- 
मानों को सबसे बड़ी रियाप्षत के विरुद्ध जारी किये गये इस आक्रमणकारो आन्दोलन 
से सारे देश को, खास कर मेरे प्रान्त के मुसलमानों को बेचेन कर रखा है। यदि इसे 
न रोका गया तो आपसी झ्गडो के चारों ओर फल जाने का भारी अदेशा 
है। मेरी आदत कोरी धमकी देने कौ नहीं है। एक हिन्दुस्तानी और मुसलमान होने 
के नाते यह में अपना फर्ज समझता हूं कि में उनको, जिनका इससे सम्बन्ध हे, पुकार कर 
यह कह द्‌ कि वे स्थिति की गम्भीरता को समझें और इसे जल्दी से जल्दी रोकने की 
कोशिश करे । ऐसा न हो कि यह सब उनके हाथ के बाहर की बात हो जाय । 

इस भाषण के सावधानतापूर्वक्क अनुशीलन से यह चोज सर्वथा स्पष्ट हो जातो 
है कि सर सिकन्दर को हैदराबाद की चिन्ता इसलिए नहीं भी कि वह आयंसमाज की 
शिकायतों को निर्मल समझते थे या निजाम की सरकार को निर्दोष मानते थे, उन्हें चिन्ता 
इस बात की थी कि मुसलमानों की सबसे बड़ी रियासत में विधमों लोग त घुस जायें । 
उन्हें डर था कि यदि हैदराबाद में आर्मंसम्राजियों का जोर हो गया तो मुसलमानों १॥ 
मजह॒ब, उनको तहजोब और आत्म-सम्मान खतरें में पड़ जायेगे। भारत के उन सब्र 
मुसलमानों को, जो आर्य-सत्पाग्रहू पर विषवमन कर रहे थे, यही मनोवृत्ति थी। वे 
उसे धामिक अधिकारों के मनिर्मित्त आन्दोलन त मानकर राजनीतिक रंग से रंगने का 
प्रथत्त करते थे, ताकि आम भुसलमानों को भड़काया जा सके । 


२८८ आयेसमाज का इतिहास 


को आर्यसमाज के विरुद्ध बरगलाने का प्रयत्त किया गया था। किशनप्रस,द जी ने अपने 
बक्‍तव्य में कहा था-- 


“वे लोग (आयंसमाजी) हिन्दू धर्म के महान अबतारों की निन्‍दा करने में भी 
नहीं चुकते । में तुमसे पूछता हूं कि एक सनातनधर्मो हिन्बू आयेसमाज द्वारा किये गये 
भगवान्‌ कृष्ण के अपमान को केसे सह सकता है ? जरा ढठंढे मस्तिष्क से सोचो कि यदि 
एक मुसलमान के मुँह से यह शब्द निकले होते तो उनका तुम पर क्या असर होता ? 
चुँकि में स्वर्गीय महाराज चब्दूलाल का उत्तराधिकारी हूं और एक सनातनधर्मी हूं, 
मुझे अत्यन्त लज्जा आती है, जब मे देखता हुं कि इन धर्मान्ध व्यक्तियों (आर्यसमाजियों ) 
के बहकावे में आकर कुछ सनातनथर्मी भाई तक इस झूठे प्रोपेगेण्ड मे आर्यसमाजियों 
के गुप्त सहायक बने हुए हैं ।” 

इन कूटनीतिक साधनों के साथ-प्ताथ निजाम सरकार ने एक दवेत-पतन्र हारा 
आयंसमाज पर सीधा आक्रमण भी किया । उसमें आयंसमाज के प्रचारकों के नाम से 
बहुत से कल्पित निन्‍्दात्मक वाक्य कहलाकर सनातनधर्मी हिन्दुओं को भड़काने का यत्न 
किया गया। उन दिनों यह एक खुला रहस्य था कि निजास की थैलियां देश फे एंग्लो- 
इंडियन, मुस्लिम और कुछ हिन्दू अखबारों की आत्मा को खरीदने के लिए भी खुल गई 
थीं। जो थन्न उस जाल में फंस गये बे प्रत्यक्ष या परोक्ष रीति से निजाम सरकार का 
समर्थन और आर्यसमाज का विरोध करते रहे । 


यह निदचयपुर्वक कहा जा सकता हैं कि निजाम सरकार के सीधे या टेढ़े सब 
राजनीतिक वार खाली गये । हिन्दू विश्वविद्यालय को एक लाख का दान मिल जाने का 
भला भ्रद्धेप मालवीय जो पर क्या असर हो सकता था ? वे आदि से अन्त तक आये 
सत्याग्रह के हिंतचिन्तक और समर्थक रहे। नवनिर्मित शकराचार्थ जी को सफजता प्राप्त 
होना तो एक ओर रहा, वे जहां गये, वहां हिन्दुओं से उन्हें अपमानित ही होना पडा ॥ 
सहाराज सर किदनप्रसाद के वक्तव्य के उत्तर में पं० विनायकराव विद्यालंकार तथा 
पं० वंश्ञीलाछ जी आदि आय नेताओं ने जो युक्तियुक्त जोरदार वक्तव्य निकाले उनसे 
आर्यसमाज का पक्ष इतता स्पष्ट हो गया कि यदि रियासत के किसी हिन्दू के मन में 
अणुमात्र सन्देह उत्पन्न होने की आशंका थी तो वह भी जाती रही । पंजाब के निर्भय नेता 
पं० नेकीराम शर्मा ने रियासत के सब कुटिल प्रयत्नों का भंडाफोड़ करने के लिए समाचार- 
पत्रों में जो वक्तव्य निकाला, उसने तो रियासत के पांव ही हिला दिये। शर्मा जी के लम्बे 
वक्तव्य का कुछ अंश यहां दिया जाता है :-- 


“आज संने “रहबरे दकन” में रियासत हैदराबाद के भूतपूर्व प्रधान मंत्री 
महाराज सर किशन प्रसाद का एक वक्‍तव्य पढा । मुझे शोक हूँ कि उन्होंने सचाई को अपने 
बूढे आंचल में छिपाने का प्रयत्न किया है और नौकरशाही की नीति का आश्रय लेते 
हुए आर्थसमाजियों और सतातनर्धामयों को आपस में लड़ाने का प्रयत्न किया हे । किन्तु 
सेरा विचार है कि यह प्रयत्न सफल नहीं होगा । शायद सर किदानप्रसाद को इस बात का 
पता नहीं कि दिल्‍ली के शिव मन्दिर सत्याग्रह में कितने ही प्रसिद्ध आरसभाजी कार्य- 


निजाम सरकार की कलाबाजिया २८९ 


कर्ताओं ने सनातनधर्मियों से भी बढ़कर भाग लिया है ओर महाराज किशनप्रसाद उसी 
आयंसमाज को सनातनधर्मियों का शत्रु बता रहे हे । 


“मुझे शोक है कि हस समय जबकि भारत भर में साम्प्रदायिक झगड़े समाप्त किये 
जा रहे हे, एक बड़ी रियासत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने हिन्दुओं में फूट डालने का यत्न 
किया हूँ। सबसे बड़ी लज्जा को बात यह है कि फूट डालने का यह यत्न सनातन धर्म के 
नाम पर किया जा रहा है ।” 


निजाम सरकार के इवेत पत्र का उत्तर सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा ने एक 
'निजाम सरकार की सफाई को जांच तथा उसका प्रत्युत्तर नाम को पुश्तिका में दिया। 
उत्तर इतना संयत और सप्रमाण था कि उसने रियासतो सरकार के इवेतपत्र द्वारा फेंके 
हुए कोचड़ को बिलकुल धो दिया। 


रियासत के कुछ पिदठुओं ने हरिजनों को आर्यक्षमाज के विरुद्ध भड़काने का प्रय॒त्त 
किया था। हैदराबाद निवासी श्री स्वामी सिद्धराज जो महाराज रियासत के सर्वमान्य 
हरिजन तेता थे । उन्होंने 'दिग्विजय' तासक पत्र में हरिजनतों के नाम एक खुला पत्र 
प्रकाशित कराया, जिसमे कहा गया था कि “निजास राज्य में आजकल हिन्दू धर्म पर 
महान संकट आया हुआ है। इस संकट को दूर करने के लिए आर्यसमाज ने सत्याग्रह 
आरम्भ किया है। कई स्वार्थों पेट लोग अस्पुक्यों को आयंस्माज के विरुद्ध उभारते 
है और भाम फेलाते है। मिजास रियासत में दो लाख हरिजन मेरे शिष्य हें और में 
उनकी ओर से घोषणा करता हूं कि निजाम राज्य में आयंसमाज हमारा शुभचिन्तक हें 
और वह हमारे साथ समानता का व्यवहार करता है । वह हर समय हमारे कष्टों को 
दूर करने मे आगे रहता है। अतः हम सब उसके साथ है और आयंसमाज का आदेश पाते 
ही अपना सर्वस्व अर्पण करके उसकी सहायता करने को तैयार हे।/.' 

इसी प्रसंग में हैदराबाद के कुछेक मुसलमानों के उस डेपुटेशन को चर्चा कर देना 
भी उचित है, जिसने उत्तरीय भारत में दौरा करके आर्यसमाज के विरुद्ध विष फेलाते 
का यत्न किया । उसके नेता कोई जनाब एसम० एस० एहसान साहब थे। उस डेंपुटेशन 
ने यह सिद्ध करने के लिए कि हैदराबाद में वस्तुतः रामराज्य है और यह शरारत केवल 
कुछ एक आयंत्तमाजियों की खड़ी की हुई है, खूब दूर-दूर की दौड़ लगाई। जहां वे लोग 
अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद्‌ के अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए 
लुधियाना पहुंचे, वहां कांग्रेस नेताओं की ज्ञान-बृद्धि करने के लिए त्रिपुरी के अधिवेदान में 
भी उपस्थित हुए। उनके सारे भगीरथ-प्रयत्त का जो फल हुआ, उसका अनुमान अगले 
अध्याय में दिये हुए लोकमत से प्रकट होगा । 


ग्राठवाँ ग्रध्याय 


राष्ट्रीय भारत की सहानुभूति 


१५ फरवरी १९३९ को लुधियाना में अलिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद्‌ 
के अधिवेशन के सभापति ने हैदराबाद की १रिस्थिति पर निम्नलिखित सम्मति दी थौ-- 

१, हैदराबाद सरीखी प्रमुख रियाप्तत में नागरिक स्वाधीनता का चिरकाल 
से अभाव है और वर्तमान में शान्त सत्याग्रहियो के साथ किया जाता पाद्विक व्यवहार 
सब पर पिदित हो चुका है। वन्देमातरम्‌ का वैयक्तिक गान करने के अपराध पर उस्स्ता- 
निया यूनिवर्सिटी से निकाले गये सेकड़ों विद्याथियों का उदाहरण वहां की विरोधिनो 
तीति का स्पष्ट परिचय देता है। हैदराबाद के अधिकार-मत्रों में यही नोति प्रचलित है... । 

२. सम्भवतः भारत भर में नागरिक स्वाधीतता का भूमितलन हैदराबाद में 
ही संबसे तीचा है ओर अब तो कतिपय धामिक कृत्यो पर प्रतिबन्ध लगाने की ओर भी 
वहां ध्यान दिया जाने लगा है। यह नीची स्थिति वहां के किसी आधातकारी आन्दोलन की 
प्रतिकिया नहीं, प्रत्युत वहां देर से ऐसी ही अवस्थाएं जारी है । 

३. धामिक संस्थाओं के सम्बन्ध में यह बात थी कि रियासत के अधिकारिों 
ते उन कतिपय धामिक छंत्यों और प्रार्थवा-उपासना के तरीको पर प्रतिबन्ध लगा दिये 
है, समग्र भारत में जिनका चलन विद्यमान है। यह आश्चर्य है कि अधिकारियों ने भारत 
के धामिक विश्वास की जड़ मे इस तरह कुशाराधात करना उच्चित समझा और हर एक 
के सर्वेबिद्तित सिद्धान्तों का विरोध किया । यह स्तराभाविक था कि इससे विरोध 
उत्पन्न होता ।* 


अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद्‌ ने इस अधिवेशन में यह प्रस्ताव 
स्वीकार किया-- 

“१, बहु परिषद्‌ जनता के नागरिक अधिकारों और सर्व-प्तामान्य स्वाधीनताओं 
के सम्बन्ध में निर्धारित की हुई हेदराजाद रियासत्त को उस विशेषरूप से पिछडी हुई और 
विरोधिनी नीति को अत्यन्त शोक के साथ देखती है, जिसमे सभा और संगठन के अधिकार 
क्रियात्मक रूप में विलुप्त कर दिग्रे गये है, और स्वृतत्त्रतापर्वक जन-सेवा का कार्य करना 
भी अस्रम्भव बना दिया गया है।...... . .. : 

४२, इस परिषद्‌ की सम्मति मे रियासत के अधिकारियों ने घामिक स्वाधीनता 
और धारमिक उपासना के सर्वेसम्मत सिद्धान्त का सम्मान नहीं किया है और उसे कानूनों 
और विश्ेषतया रियासत की प्रथा के अनुस्तार रोक दिया हैं। इन बाधाओं को दूर 
करने की इच्छा किसी तरह साम्प्रदापिक नहीं मानी जा सकतो और हर तरह उचित 


राष्ट्रीय भारत की सहानुभूति २९१ 


है। परिषद्‌ विद्वास करती है कि ये सब प्रतिबन्ध हटा दिये जायेंगे और प्रत्येक धर्म 
संस्था की धामिक स्वतन्त्रता को पुरी तरह अक्षग्ण रहने दिया जायगा । 

“तथापि परिषद्‌ की सम्मति में धामिक कठिनाइयों की हटाने के उद्देश्य से चलाया 
हुआ हैदराबाद सत्याग्रह असामयिक है, क्‍योंकि इसमें साम्प्रदाधिकता की ओर 
लौटने का झुकाव बताया जा सकता है और रियासत को इसकी आड़ में उत्तरदायित्व 
शासन के आन्दोलन को साम्प्रदायिक बताकर उसे दबाने का बहाना मिल सकता हूं ।” 


प्रस्ताव के अन्तिम भाग में प्रगट की गयी आशंका सर्वथा निर्मल थी, यह 
आगामी घटनाओं से सिद्ध हो गया था। आर्यत्तमाज का सत्याग्रह इतना नियम और 
संगम से चलाया गया था कि विरोधियों द्वारा भड़काने के अनेक प्रयत्न करनें पर भी 
उनकी ओर से कोई ऐसा व्यतिक्रम नहीं किया गया, जिसे साम्प्रदायिक रंग दिया जा सकता। 
यह भो सर्वंसम्मत बात है कि आगे चलकर रियासत में जो ज़बदंस्त राजनीतिक अम्पृत्यान 
हुआ, आय्येसमाज के सत्याग्रह को सफलता भी उसका एक मुख्य कारण थी । 


त्रिपुरी के कांग्रेस अधिवेशन में रियासतों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव स्वीकार 
किया गया, उसमें यद्यपि आर्य सत्याग्रह का नाम निर्देश नहीं किया गया था तो भी विशेष 
रूप से धामिक स्वतन्त्रता की माग पेश की गयो थी, जिसका प्रभाव आर्य सत्याग्रह पर भी 
पड़ता था। आय॑ सत्याग्रह के प्रति काग्रेस के रुव को भली प्रकार समझने के लिए लाला 
देशबन्धु गुप्त ने कांग्रेस के प्रधान मन्त्री आचार्य श्री जें० बी० कृपलानी को एक पत्र 
लिखा था। उसके उत्तर में आचार्य जो ने यह सम्मति प्रगट की-- 


“इस विषय में आर्यसमाजियों तथा कांग्रेस में केवल पद्धति का भेद है। प्रत्येक 
कांग्रेसी का विद्वास है कि हैदराबाद रियासत द्वारा आर्थ्माज पर लगाए गए प्रतिबन्ध 
अवांछनीय है, उनका विरोध भी किया जाना चाहिए। परन्तु इस प्रदन को हिन्दू-मुस्लिम 
वैसनस्य का साम्प्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए | आर्यत्माज की शिकायतें रियासत 
के अधिकारियों के विरुद्ध हू, न कि मुस्लिम सम्प्रदाय के .... .. ..... मुझे तनिक भी सन्देह 
नहीं कि अपने धामिक अधिकारों को प्राप्त करने के उद्देंदय से कांग्रेस में कार्य करने 
वाले आवंसम्ताजियों को आन्दोलन में भाग लेने का पूर्ण अधिकार है। काग्रेत्त किसी 
धर्म का पक्षयात नहीं करती परन्तु यह हमारा विद्रवास है कि धासिक मामलों में जनता 
के आचार की अनुगामिनी पूर्ण स्वाधीनता प्रत्येक वर्ग को प्राप्त होनी चाहिए । यदि वह 
स्वाधीनता किसी वर्ग को नहीं दी जा रही तो उसे पूर्ण अधिकार है कि वह सन्यात्र प्राप्त 
करने के उपायों को काम में लाये । 

“संस्था रूप में कांग्रेस प्रत्येक समस्या के लिए युद्ध में नही पड़ सकती क्योंकि हंमभ 
अनुभव करते हे कि हमारा उन समस्याओ में जो राजनीतिक नहीं हे हस्तक्षेप करना 
उन्हें सुलझाने की जगह और उलझा देगा। राजनीतिक मामलों में हिस्सा न लेना सिद्धान्त 
का प्रइन नही, नीति का प्रइन है । हम समझते हे कि हमारे दखल देने से आरयों को, जो कि 
अपने युद्ध को वीरता से लड़ रहे है, लाभ की अपेक्षा हमारे राजनीतिक आन्दोलन को 
हानि अधिक होगी ।“ 


२९२ आर्यत्तमाज का इतिहास 


देश के अन्य नेताओं ने आयंसमाज के सत्याग्रह के सम्बन्ध में जो सम्मतियां 
प्रकट कों, वे नीचे दी जाती है :-- 
महात्मा गारधी : 

“हैदराबाद सें आर्यससाज का आन्दोलन विशुद्ध धामिक है और उसका लक्ष्य 
धार्मिक असुविधाओं को दूर कराता है ।” 
पं ० जवाहे रलाल नेहरू : 

“मुझे यह प्रतीत होता है कि हैदराबाद रियासत में, धामिक स्वाधीनता को 
अस्वीकार करते हुए आर्यस्माज के धार्मिक क्रंत्यों पर कतिपय अनुचित प्रतिबन्ध लगा 
दिये गये हे, हमने स्थिर किया है कि प्रत्येक व्यक्ति को धामिक स्वाधीनता अवश्य 
प्राप्त होनी चाहिए। 
मोलाता अबुलकलाम आजाद : 


“यद्यपि हैदराबाद में सत्याग्रह आन्दोलन एक वर्ग की ओर से प्रारम्भ किया 
गया है, पर यह धार्मिक प्रकृति का है। अपने मन्तव्य के लिए कष्ट झेलनें वालो के साथ 
मेरी पूर्ण सहानुभूति है । 
पास्टर ताराधिह अकाली नेता : 

“अपने धार्मिक स्वाधीनता के युद्ध के लिए में आर्यसमाज को बधाइयां भेजता हूं।' 
श्रीमती कमलादेवों चद॒टोपाध्याथ : 

“यदि १९३२ में मुसलमानों द्वारा किया गया काइमीर में तागरिक स्वाधीनता 
और धामिक अधिकार प्राप्ति का आन्दीलन उचित था तो हमारे पास नागरिक 
स्वाधीनता और धार्मिक अधिकारों के लिए चलामे गये किसो भी धामिक आन्दोलन का 
विरोध करने के लिए क्या युक्ति हो सकती है, जबकि यह हेदराबाद सरकार के विरुद्ध 
प्रारम्भ किया गया है । 

एक विशेष ध्यात देने योग्य बात यह थी कि प्रायः सभी राष्ट्रीय तथा हिल्दू- 
पत्रों ने आर्थ सत्याग्रह का प्रारम्भ से अन्त तक समर्थन किया। इनमें अग्नेजी और सभी 
देशी भाषाओं को पत्र सम्मिलित थे। मुसलमान पत्रों का रुख प्रारम्भ से हो विरोधी 
था। जो मुसलमान पत्र कांग्रेस के समर्थन में कभी-कभी लिख दिया करते थे, वे भी 
आर्य सत्याग्रह को मुस्लिम विरोधी, साम्प्रदायिक और गुप्त राजनीतिक आन्दोलन कहुकर 


कोसने में लगे रहे। यह कही जा सकता है कि देश का तीन-चौथाई लोकमत सिद्धान्त रूप 
में आर्य सत्याग्रह का पोषक था । 


तवोँ ग्रध्याय 


मुसलमानों के विरोध का रहस्थ 


यह जानने के लिए कि देश के मुसलमानों की ओर से आर्य सत्याग्रह का जो आमूल- 
चूल विरोध किया गया उसका रहस्य 'क्या था, मुसलमान नेताओं तथा समाचार पत्रों 
के बकतव्यो तथा लेखों पर एक दृष्टि डालना अत्यन्त आवदयक है। आर्य सत्याग्रह के 
सम्बन्ध में मुसलमानों की मनोवृत्ति को सूचित करने वाली सबसे अधिक महत्वपूर्ण 
वक्‍्तृता पंजाब के प्रधात मत्रो सर सिकस्दर हयात खां की थी । सर सिकन्दर ने बस्बई 
को मुस्लिम लीग के शोलापुर अधिवेशन में सभापति के आसन से भाषण देते हुए 
कहा था-- 

“राजनोतिक अयवा धामिक अधिकारों के अपहरण के ताम पर हिन्दुस्तानी 
रियासतों में घुसने के तथाकथित अहिसात्समक एवं ज्ञान्त उथायों को काम में लाते हुए 
भो देश के भीतर या बाहर की जनता को धोखा नहीं दिया जा सकता। मुसलम/न को 
अपना मजहुब, अपनी तहुजोब और अयथना सम्मान अपने जीवन से भी अधिक प्यारा 
है। जुदा बचाये, यवि इनमे से एक भी खतरे में पड गया तो हम उसको जरूर रक्षा 
करेंगे, भले ही उसके लिए हमें दीवार के साथ पीठ लगाकर हो क्यों न लड़ना पड़े । मुसल- 
मानों को सबसे बड़ी रिघासत के विरुद्ध जारी किप्रे गये इस आक्रमणकारी आन्दोलन 
से सारे देश को, खास कर मेरे प्रान्त के मुसलमानों को बेचेन कर रखा है। यदि इसे 
न रोका गया तो आपसी झगड़ों के चारो ओर फेल जाने का भारी अंदेज्ञा 
है। मेरी आदत कोरी धमकी देने की नहीं है । एक हिन्दुस्तानी और मुसलमान होने 
के नाते यह में अपना फर्ज समझता हू कि में उनको, जिनका इससे सम्बन्ध है, पुकार कर 
यह कह दूं कि वे स्थिति की गम्भीरता को समझें और इसे जल्दी से जल्दी रोकने की 
कोशिश करें। ऐसा न हो कि यह सब उनके हाथ के बाहर की बात हो जाय ।” 

इस भाषण के सावधानतापूर्वक अनुशीलन से घहू चीज सर्वथा स्पष्ट हो जाती 
है कि सर सिकन्दर को हैदराबाद की चिन्ता इसलिए नहीं थी कि वह आपवंसमाज की 
शिकायतों को निर्मल समझते थे या निजाम की सरकार को निर्दोष मानते थे, उन्हें चिन्ता 
इस बात को थी कि मुसलमानों को सबसे बड़ी रियासत में विधर्मो लोग न घुस जायें। 
उन्हें डर था कि यदि हैदराबाद में आर्यसमाजियों का जोर हो गया तो मुसलमानों व 
मजह॒ब, उनकी तहुजीब और आत्म-सम्मान खतरें में पड़ जायेगे। भारत के उन सब 
मुसलमानों की, जो आर्य-सत्याग्रह पर विषव्तत कर रहे थे, यहो मनोवृत्ति थी। बे 
उस्ते धामिक अधिकारों के निर्मित्त आन्दोलन न मानकर राजनीतिक रंग से रंगने का 
प्रथत्त करते थे, ताकि आम मुसलमानों को भड़काया जा सके । 


२९४ ग्रायेसमाज का इतिहास 


सर सिकन्दर शोलापुर में भाषण रूपी बस का गोला फेंकने पर ही संतुष्ट नहीं 
हुए । शोलापुर से लाहौर लौटकर उन्होंने निजाम की सक्रिय सहायता का प्रयत्न जारी 
कर दिया । सबसे पहले सर सिकन्दर ने पंजाब के समाचार पत्रों को चेतावनी दो। 
सम्पादकों ओर पत्र-प्रतिनिधियों को बुलाकर साम्प्रदापिकता के विरुद्ध एक लम्बा 
व्याख्यान सुनाया । साथ हो यह भी सुचना दें दो-कि जो समाचार पत्र लोगों को निजास 
सरकार के विरुद्ध भड़कायेंगे, वे दंड के भागी होंगे। आपने दूसरा काम यह किया 
कि सारे प्रान्त में नरेख रक्षा कानून ( 07065 ए/06०ांणा 6० ) लागू 
कर दिया। इस कानून का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं था कि निजास सरकार 
के विरुद्ध किये जा रहे आन्दोलन को बन्द किया जाय अपितु देशी राज्य प्रजा-परिषद्‌ के 
कार्य पर प्रतिबन्ध लगाना भी अभोष्ट था । सर सिकन्दर के इस तानाशाही हुक्स की प्रायः 
सभी ओर से निन्‍दा हुई। ऐंग्लो इण्डियनअ खबार (सिविल एंड मिलिठटरों गजट' ने लिखा 
था, “नरेन्द्र रक्षा कानून का ब्रिटिश भारतीय प्रान्तों से कोई सम्बन्ध नहीं है। आर्थत्तमाज 
के आन्दोलन का राजनीतिक पहल चाहे कुछ भी हो, परन्तु उनका कहना हूँ कि वह 
हैदराबाद में धामिक स्वाधोनता चाहते हैं। पंजाब सरकार से यह कदापि आज्ञा नहीं 
की जा सकती कि बह आयंसमाज को इस मांग के सांग में बाधा पंदा करेगी । विशुद्ध 
धार्मिक उद्देश्य को लेकर इस आन्दोलन को बल प्रयोग द्वारा दबाने के पक्ष में कोई युक्ति 
नहीं दी जा सकतो ।” 


पंजाब प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डा० सेफ़्द्ीन किचल ने इस विषय 
में जो वक्‍तव्य दिया था, उसमें कहा था-- 


“नरेन्द्र रक्षा कानून को इस प्रान्त में जारी करके यूनियनिस्ट सरकार ने एक 
बार फिर अपनी अनुदार भ्रकृति का परिचय दिया हे ।.......यदि में भूल नहीं करता तो 
भारत की समस्त प्रान्तीय सरकारों में से सिर्फ पंजाब सरकार ही ऐसी हे, जिसने इस एक्ट 
को जारी किया है और इस तरह उसने सिद्ध कर दिया है कि उसे प्रजा की अपेक्षा नरेशों 


से अधिक प्रेम है........। में प्रसन्न है कि इस प्रकार सर सिकन्दर की सरकार ने अपना असली 
रूप प्रकट कर दिया है ।” 


पंजाब धारा सभा के सदस्प सरदार सम्पूरण सिह ने एक वक्तव्य में कहा था कि 
“आ्रान्त में नरेत्र रक्षा कानून उद्घोषित करके पंजाब सरकार ने फिर एक बार प्रमाणित 
कर दिया हे कि वह देश में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी सरकार है ।” 


सर सिकन्दर ने मुस्लिम लीग के जिस अधिवेशन में अध्यक्ष का कार्य किया था, 
उसका प्रभाव यह हुआ कि शोलापुर और उसके आसपास के मुसलमानों में हिन्दुओं के 
विरुद्ध विषेले भाव फंल गये। लोग के अधिवेशन के पह्चात्‌ आय सत्याग्रहियों 
पर और उनके साथ ही अन्य हिन्दुओं पर भी मुसलमानों की ओर से हमले होने लगे। 
कई जगह तो बड़े भयानक दंगे हो गये। २१ मई को शोलापुर में एक उपद्रब हुआ 
जो लगभग आबे घंटे तक जारी रहा । उस उपद्रव का जो विवरण आर्य सत्याग्रह समित्ति 
की ओर से प्रकाशित हुआ था, उससे बिदित होता है कि २० मई को साढ़े छः बजे 


मुसलमानों के विरोध का रहस्य २९५ 


लगभग सौ सत्याग्रही रेल से उतरे । उन्हें जलूस के साथ शोलापुर शिविर में ले जाया गया । 
इससे स्पष्ट हो गया था कि उस मार्ग से और उस समय सत्याग्रहियों के जलस को ले जाने 
पर मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं थी । २१ मई को उन सत्याग्रहियों की स्मृति में 
जो हैदराबाद एियासत के अत्याचारों से शहीद हो चुके थे, शहीद दिवस मनाया जाने 
वाला था। उस दिन जब केवल पांच सत्याग्रहियों के एक छोटे से जत्थे को लेकर नगरवासी 
शिविर की ओर जा रहे थे, उन्हें मुसलमानों ने जयकारे लगाने से रोका और गालियां 
दीं। आगे एक मस्जिद थो, जब जत्था वहां पहुंचा तो पहले से एकत्रित मुसलमातों ने 
उन पर आक्रमण कर दिया। सत्याग्रही लोग किसी तरह वहां से बचकर शिविर में पहुंच 
गये । इस आक्रमण की सूचना पुलिस को दे दी गयी । पुलिस में सूचना पहुंचने का परिणास 
तो यह होना चाहिये था कि उपद्रव की रोकथाम की जातो परन्तु परिणाम उलटा ही 
निकला । शहर भर में मारकाट आरम्भ हो गयी । २२ मई के प्रातः काल तक मृतकों को 
संख्या २ और घायलों को संख्या २७ तक पहुंच चुकी थी। २२ मई को लगभग ३ बजे 
जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस के साथ आये सत्याग्रह कार्यालय में जाकर यह आदेश 
दिया कि १२ घण्टे के अन्दर-अन्दर यह शिविर खाली कर दिया जाय । कारण पूछने 
पर मजिस्ट्रेट ने बतलाया कि यह हुक्म अन्तिम है । रात को २ बजे की ट्रेन से शिविर से 
सम्बन्ध रखने वाले सब लोगों को रेल द्वारा शोलापुर से चले जाना चाहिए । साढ़े छः 
बजे इसी आशय को लिखित आज्ञा भी आ गयी । तब तक बेक बन्द हो चुके थे। उपद्रवों 
फे कारण शहर का कारोबार बन्द सा ही था। आय नेतायों ने अपनी कठिनाइयां सामने 
रखकर मजिस्ट्रेट से कुछ मोहलत मांगी परन्तु वह टस से मस न हुआ। लाचार होकर 
रात के समय शिविर खाली कर दिया गया। 


इस घटना से देश भर में बहुत विक्षोभ पेदा हो गया। बाहर के लोगों को यह 
बात आदइर्चर्यजनक प्रत्तोत हुई कि शोलापुर में मुस्लिस लीग का अधिवेशन तो हो जाने 
दिया गया परन्तु आर्यसमाज के शिविर को खालो करा दिया गया । इस सारे काण्ड 
की तहकोक़ात करने के लिए महाराष्ट्र प्रान्तोय कांग्रेस कमेंटी ने एक जाच कमेटी नियुक्त 
की, जिसके सदस्यों में श्री शंकरराव देव और राव साहब पटवर्धन जैसे सम्ध्ानत जन- 
नेता भी शामिल थे। उस कमेटी ने शोलापुर में छानबीन करके जो रिपोर्ट प्रान्तीय कांग्रेस 
कमेटी को दी, उसमें उत्तेजना उत्पन्न करते अथवा साम्प्रदायिक विरोध फैलाने के दोष 
से आर्येंसमाज को सर्वथा मुक्त करते हुए जिला मजिस्ट्रेट के नादिरशाही व्यवहार को 
आपत्तिजनक बतलाया गया था। शोलापुर बम्बई में है । अन्त से बम्बई प्रान्त की सरकार 
ने हस्तक्षेप किया और जिला मजिस्ट्रेट को शिविर बन्द करने की आज्ञा वापिस लेनो 
पड़ी । इधर आयेंसमाज अपने शिविर को शोलापुर से उठाकर मनभाड हे गयो । 
उसके पश्चात सत्याग्रह वहीं से चलता रहा । 


सर सिकन्दर हयात खां के सब प्रयत्न व्यर्थ हुए । पंजाब में सत्याग्रह के आन्दो- 
लन की प्रगति शिथिल होने के स्थान पर और अधिक तीत्र हो गई । रोहतक, कंथल आदि 
कई स्थानों पर मुसलमानों ने हैदराबाद जाने वाले सत्याग्रहियों पर छटपुट हमले भो 


२९६ आर्यसमाज का इतिहास 


किए। परन्तु उनका परिणाम विपरीत ही हुआ । सत्याग्रह के लिए स्वयंसेवकों की 
भर्तो का वेग प्रतिदिन बढ़ता गया और आर्यसमाज से बाहर के सार्वजनिक कार्यकर्ताओं 
की सहानुभूति आर्य सत्याग्रह के साथ गहरी होती गई । कुछ अन्य रियासतों में भो 
निजाम को सानरक्षा के लिए आन्दोलन-विरोधी आज्ञाएं जारी की गई । उनकी भी वही 
गति हुई जो सर सिकन्दर हयात खां की आज्ञाओं को हुई थी। उन्होंने धर्म-यज्ञ की 
अग्नि में भाहुति बनकर उसे प्रचण्ड करने का ही काम किया । 


7205 66866 0५ 99]869॥ ५४ - 0प॒ुक्ावां 


दसवाँ अध्याय 
जेलों में अत्याचार 


आय सत्याग्रह के आरम्भ होने के समय से ही निजाम के सलाहकारो ने यह 
घोषणा कर दी थी कि यदि ऐसा कोई कदम उठाया गया तो रियासत की सरकार उसे 
सारी शक्ति लगा कर कुचल देगी । संसार के सभी तानाशाहो का यह विचार रहता हैं 
कि प्रजा के असतोष का एकमात्र इलाज यह है कि लाठो से असंत्तोष का सिर फोड़ दिया 
जाय । यदि उनके सामने ऐसे ऐतिहासिक दृष्टान्त उपस्थित किये जायें जिनमें लाठी के 
प्रहार से असतोष मरने की जगह अधिक उग्र हो गया था तो उनका उत्तर होगा कि वे 
लोग जिनके प्रयत्न निष्फल होते रहे, मूर्ख थे। में ऐसो चतुराई से लाठो का प्रहार करूगा 
कि असंतोष सदा के लिए शान्त हो जाएगा । न जाने कितने युगों से अभिमानी ज्ञासक 
ऐसे भाव प्रकट करते आये हे और सदा समय की मार खाते रहे है । निजाम ने भी यदि 
ऐसा सोचा तो कोई आइचर्य की बात नहीं। निजाम को जेलों मे संत्याग्रहियो के साथ 
जो दुर्व्यवहार किये गये उनका विवरण हम सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के संगृहीत 
विवरणो से उद्धृत करते हे । 


आर्य सत्पाग्रहियो के जेल मे पहुचने पर अधिकारी सबसे पहुला काम तो यह 
करते थे कि उन्हे अपने नेताओं से अलग कर देते थे। प्रायः नेता और स्वयंसेवक अलग- 
अलग जेलो में और यदि यह सम्भव न हो तो अलग-अलग घाड़ों में रखे जाते थे, ताकि 
वे परस्पर मिलकर परामर्श न कर सकें और एक दूसरे की दशा से परिचित न हो 
सकें । 

अधिकारियों का दूसरा प्रयत्म यह होता था कि सीधे-सादे स्वयंसेवकों से क्षमा- 
पत्रो पर हस्ताक्षर कराये जायें । इस कार्य के लिए कई हथकण्डे बरते जाते थे। सबसे 
पहले सत्याग्रही को अलग ले जाकर यह कहा जाता था कि अन्य बहुत से सत्याग्रहियो 
ते माफी माग लो है, तुम भी मांग लो । माफी माग लोगे तो तुम्हें भी छोड़ दिया जायेगा। 
यदि इतने से काम न चला तो उसे धमका कर हस्ताक्षर लेने का यत्न किया जाता था। 
इन हथकण्डों के कुंछ दृष्टान्त बहुत मनोरजक है :-- 

श्री रामलाल वल्द मोहतलाल (आर्य सत्याग्रहो) के बारे मे रियासत के 
आदमियो ने यह अपवाद फैला दिया कि उसने गुलबर्गा जेल मे क्षमा मांग लो है और 
कहा है कि आयंसमाजी मुझे धोखा देकर जेल मे ले आये। जब श्री रामलाल को यह पता 
चला तो उसने २७-४-३९ के 'दिग्विजय' में इस झूठो अफवाह का खडन प्रकाशित 
करा दिया । 


र९८ आयंसमाज का इतिहास 


निजामसाबाद जेल में सत्याग्रहियों की बहकाने का एक यह भी ढंग निकाला 
गया था कि पुलिस वालों को सत्याग्रहियो का वेश पहनाकर जेल में छोड़ देते थे । ये 
लोग सत्याग्रहियों को क्षमा मांगने की प्रेरणा करते थे और उन्हें दिखाने के लिए क्षमा 
सांग कर जेल से बाहर चले जाते थे । 


श्री मदनलाल जी बुरहानपुर निवासी को जेल के मोहतमिम्त ने अपने बंगले पर 
बुलाकर कहा कि तुम बोमार हो, अपने घर चले जाओ। श्री सदनलाल ने बंगले से लौटकर 
मोहतमिम को एक चिट्ठी भेजो, जिसमें लिखा--“जनाबआली, निवेदन है कि में पहले से 
किसी ह॒द तक अब अच्छा हूं और जेल से छूटना अपने घर्म का अपमान समझता हूं। मुझे 
जेल से मुक्त न किया जाय । यदि आपने मुझे जबरदस्ती छोड़ दिया तो में दुबारा सत्पा- 
ग्रह कहंगा ।” 

जब बहुकाबटठ और धमको निष्फल हो जाती थी तब जबद॑स्‍्तो अंगूठे लगवाने का 
उपाय बर्ता जाता था। श्री ग्रलिगप्पा और श्री राघोबा ने, जो १७ अप्रेल १९३९ को 
२८ अन्य सत्याग्रहियों के साथ लातुर जेल में रखे गये थे, अपने वक्तव्य में कहा था, हमें 
हाली (आधा आना) गरम करके दागने को तेयारी की गई और अन्य घोर कष्ट देकर 
बलपूर्वक माफीनास पर अंगूठे लगवायें गये । उसके पश्चात्‌ हमें पुलिस ने वारसी का 
टिकट दिलवाकर रेल में बिठा दिया । 


कहीं-कहीं साम्प्रदायिक भेद भावना से लाभ उठाने का यत्न किया जाता था। 
श्री विद्याप्रकाश सत्याग्रही उस्मानाबाद जेल में कद थे। उन्होंने हस्तलिखित बयान 
में बतलाया कि क्योंकि से जेनी हूं, इसलिए जेल में एक जैनी भाई को हाकर उस द्वारा 
मुझे क्षमा मागने के लिए प्रेरित किया गया परन्तु मेने क्षमा न मांगी । तब मुझे सोटर में 
बिठाकर उदगीर ले जाया गया और यहां के जनियों से, मुझे क्षमा सांगकर जेल से 
छूट जाने की प्रेरणा कराई गई। जब मेने इस पर भी क्षमा न मांगी तो मुझे यह कहा गया 
कि कम से कम्म इतना तो लिख दो कि यहां पर जेल धर्म पर कोई अत्याचार नहीं । 
मेने ऐसा लिखने से भी मना कर दिया। इस पर पीटा गया और २५ सई की रात को 
शोलापुर के जंगल में छोड़ दिप्रा गया । 


जब इन हयथकण्डों से सफलता प्राप्त होती दिखाई न दी और सत्याग्रह का वेग 
बढता ही गया तब रियासत ने यमदण्ड हाथ में लिया । १० अग्रैल को जेल व पुलिस 
विभाग के इन्सपक्टर जनरल भि० हालिन्स ने जेंलों का दौरा किया। अनुमान लगाया 
गया है कि हैदराबाद की जेलों में सत्थाग्रहियों के साथ जो कठोरता और न॒शंसता का 
व्यवहार हुआ वह उस दौरे का ही परिणाम था। सत्याग्रह के आगे बढ जाने पर जेलों 
में स्थान कम हो गया । उस कम्मी को पूरा करने के लिए जो कठोरता दिखाई गई, उसे 
तो जेल वालो की नरम से नरम कठोरता कहा जा सकता है । राजगुरु पं० ध्रेद्ध शास्त्री 
के जत्थे को यह कहकर कड़ी धूप में और खुले स्थान पर ठहराया गया कि जेल में स्थान 
की कमी है । बाद में उन्हें टीन के छोटे-छोटे झोपड़ों में स्थान दिया गया, जो गरमो में 
जला करते थे | महाशय कृष्ण जी के ज़त्थें को एक दूदे-फूटे गन्दे अस्तबल में ठहराया 


जेलों में अत्याचार २५९९ 


गया, जहां भोजन-पानो की भी कोई व्यवस्था न थी। औरंगाबाद की जेल मैं सत्या- 
ग्रहियों को २४ घंटे तक भोजन न दिया गया । पीने के पानी की कमी असह्य थी। 
स्नान और कपड़े धोने की व्यवस्था का तो कोई प्रदन ही नहीं था। इन असह्य कठोरताओं 
से तंग आकर औरंगाबाद के सत्पाग्रहियों ने जब आवाज उठाई तो उसका उत्तर लाठी 
चार्ज से दिया गया | कई सत्याग्रही भयानक रूप से घायल हो गये। जिनमें से श्री 
एल० बी० भोपटकर की अवस्था बहुत चिन्ताजनक हो गई । जब ये सब समाचार 
जेल से निकल कर समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए तब देश भर में हाहाकार मच गया । 
औरंगाबाद के लाठी काण्ड को तहकोकात करते के लिए श्रीयुत एम० एस० अणे स्वयं 
औरंगाबाद गये। हैदराबाद की जेलो की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए यहां हम उस्त 


वक्‍तव्य का मुख्य भाग उद्धुत करते हे, जो उन्होंने छानबीन करने के पश्चात्‌ समाचार- 
पत्रों में दिया था-- 


“घह जानकर कि श्री एल० बी० भोपटकर की अवस्था जेल में चिन्ताजनक 
है, में उनसे मिलने के लिए औरंगाबाद आया । मेरो इच्छा अन्य सत्याग्रहियों से भी 
मिलने की थी। केसरी के श्री बी० डी० गोखले, अनाथ विद्यार्थी गृह के श्री केलकर और 
श्रो भोपटकर के पुत्र भो मेरे साथ थे। १२ जून की प्रातः ६॥ बजे हम लोग औरंगाबाद 
पहुंचे । वहा में औरंगाबाद के कुछ वकीलों तथा प्रतिष्ठित तागरिकों से मिला । वहां 
में यह जानकर निश्चिन्त हुआ कि श्री भोपटकर को हालत चिन्ताजनक नहीं है । वहीं 
पर मुझे यह समाचार मिला कि ७ व ८ जून को अनेक सत्याग्रही बन्दियों पर लाठी 
प्रहार किया गया था, जिसके फलस्वरूप बहुत से सत्याग्रहियों के चोट आयी थीं। यह 
आक्रमण जेल के अधिकारियों के हुक्म से हुआ था। घायलों में श्री धोंध्‌ माया साठे 
का नास विशेष रूप से लिया जा रहा था। उन्हें इतनो सख्त चोदें आई थीं कि वे 
बिना दूसरें की मदद के उठ भी नहीं सकते थे । यह भी बताया गया कि उन्हें जेल की 
कोठ री से हस्पताल पहुंचाया गया है। 


“४१२ जून को अदालत में कुछ सत्याग्रहियों के मामलो की सुनवाई मजिस्ट्रेट के 
सामने थी। हम सब भो वहां गये । अदालत के बरामदे में लगभग २० सत्याग्रहियों को 
बेठे देखा | हमें यह देखकर अत्यन्त आवचर्य हुआ कि उनमें से कितने ही हथकड़ी-बेड़ो 
पहने थे। इनमें से श्री शंकरराव दाते बी० ए० तथा श्री बायल एल एल० बी० को मेने 
तथा श्री गोखले ने चटपट पहचान लिया । दोनों ही अभियुक्त अत्यन्त सभ्य, सुशिक्षित 
और सज्जन हे । में सपने सें भी नहीं सोच सकता था कि उन्होंने कोई ऐसा दुब्यंबहार 
किया होगा जिससे उन्हें हथकड़ी-बेड़ी डालने की आवश्यकता हुई होती । यह सजा 
उन २५ सत्याग्रहियो को ही दी गई थी, जिनका स्वास्थ्य अन्य सत्याग्रहियों से अच्छा था । 
यहा पर मेने लाठी प्रहार की कुछ अधिक खबरें प्राप्त की । 


४५ जून को महाशय कृष्ण के साथ ७०० सत्याग्रही गिरफ्तार किये गये थे । 
इतने व्यक्तियों के एकाएक आ पहुंचने से जेल के अधिकारी घबरा गये और उनके लिए 
रहन-सहन और भोजन की व्यवस्था करना कठिन हो गया । इनको पहले तो एक सराय 


३०० आर्यसमाज का इतिहास 


में ठहराने का प्रबन्ध किया गया । सराय को जेल बनाकर जेसे-तेसे ठहराने का प्रबन्ध 
तो कर दिया, मगर इतने कदियों के भोजन की व्यवस्था वे न कर सके । कहा जाता है 
कि गिरफ्तार हो जाने के ३० घंटे बाद उनको ज्वार की सिर्फ आधो-आधी रोटी दी 
गई । इसके विरुद्ध असंतोष होना स्वाभाविक था। असंतोष फंला तो जेलर ने मुंह बन्द 
करना चाहा । उसे सफलता नहीं मिली । इस पर वह झल्‍ल्ला उठा । उसने पुलिस को 
लाठी चलाने की आज्ञा दो | पुलिस ने हाथ खोलकर लाठियां चलाईं और बाद में घायलों 
को घसीट-घसीट कर कोठरियों में बन्द कर दिया गया। यहां यह कह देना आवश्यक है 
कि नथा जेलर अनुभवहीन हे और व्यवहारकुशल नही है। यह कुछ दिन पहले ही यहां 
बदल कर भेजा गया है। यह घठना ८ जून की है। ७ जून को श्री धोंध्‌ माया साठे आदि 
कई बन्दियों ने जेल अधिकारियों से यह शिकायत की कि उन्हें पानी यथेष्ट नहीं मिलता 
और पाखाने कई दिन से साफ नहीं किये गये । जेल अधिकारी पहले ही घबराए हुए थे। 
यह नई शिकायत सुनकर और बोखला उठे । उनका मुँह लाठी से बन्द करने का हुक्म 
उन्होंने सिपाहियों को दिया । खूब लाठियां बरसाई गई | श्री साठे बुरी तरह घायल हुए । 
अगले दिन उन्हें हस्पताल पहुंचाया गया । यह भी पता चला कि सत्याग्रहियो को दी गई 
श्यायतें भी वापिस ले ली गई । 

“ताल्‍लकेदार से आज्ञा प्राप्त करके स॑ महाशय कृष्ण तथा श्री भोपटकर से 
जेल में मिलने के लिए गया । ताल्‍लकेदार सभ्य व्यक्ति हें। जब हमने उसे यह बताया 
कि कितने हो अभियुक्तों को भो हयकड़ी-बेड़ी डाल दी गई हे, तो वह अचम्भे सें पड़ 
गया । उसने कहा कि में फौरन हथकड़ी-बेड़ी उतारने का हुक्म भेजता हूं। जब हम श्री 
भोपटकर व महाशय कृष्ण से मिले, तब महाशय जी से हमें यह बताना शुरू किया ही था 
कि उन्हें दिन भर भोजन नहीं मिला है कि पास खड़े हुए जेल कर्मचारी एकाएक घबरा 
उठे और उन्होंने हमारी मुलाकात वही रोक दो । इसलिए हम लोग उनसे सिर्फ ५ मिनट 
मिल सके । 

“हमे यह भी पता चला कि अभियुक्तों के मामलें देर से निबटाये जाते है। जान- 
बूझकर देर लगाई जाती है । इन सब हालात को देखते हुए म॑ हैदराबाद सरकार को कुछ 
सलाहें देना आवेदयक समझता हूं। मेने देखा कि :-- 


४१. सत्याग्रहों कैदियों की रहने को व्यवस्था सर्वथा असंत्ोषजनक है । 

२ जेलों में कर्मचारियों की सख्या बहुत कम है। इसलिए लाठी प्रहार आदि 
की दुर्घटना हो जाती है। 

३. औरंगाबाद जेल का नया जेलर उस पद के अयोग्य है। यदि वह 


कुछ भी समझदारी से काम लेता तो ७-८ जून का लाठी प्रहार न हुआ 
होता । 


४. जेल के अधिकारी लाठी-काण्ड से कतई इन्कार करते है, लेकिन सवाल यह 
है कि श्री साठे को इतनी चोटें कंसे लगी ? 


५. एक जेल अधिकारी इस सामले का कारण कुछ दूसरा ही बतलाता है । 


जेलों में अत्याचार ३७० १ 


उसका कहना है कि इस लाठी प्रहार का मूल कारण भोजन आदि को 
शिकायत नहीं, बल्कि सत्याग्रही कैदियों को जानबूझकर की हुई शरारत है । 
मेरो राय में सिविल सर्जन हारा उन सत्याग्रहियों की जांच कराई जावे, 
जिन्हें लाठो प्रहार से जर्मी हुआ बताया जाता है। 

७. श्री सुनहरा की मृत्पु बड़ी संदिग्ध अवस्था में हुई हे । कहा जाता है कि उनके 
शव पर चोटो के चिह्न थे। अब तक जो दस मौतें जेलों में हो चुकी हैं, वे 
सब रहस्यपूर्ण हें । कहा जाता हैं कि सभी के जिस्म पर चोटों के घाव 
व निशान थे । 

८. ब्रिटिश सरकार का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा का प्रबन्ध करे। 
चाहें कदी ही क्‍यों न हों, मगर उन्हें एक आधीनस्थ रियासत में इस तरह 
जलील न होने दे । से वायसराय महोदय से निवेदन करता हूं कि वे इस 
मामले सें हस्तक्षेप करें और हैदराबाद पर जोर दे कि वह इस मामले की 
एक निष्पक्ष कमेटी से जांच कराये । 

वक्‍तव्य समाप्त करने से पूर्व में जेल सुपरिन्‍्टेन्डेच्द आदि अधिकारियों का 

घधर्यवाद करता हु कि उन्होंने मुझे केदियों से सिलकर बातचीत करने की अनुमति 
प्रदान की । 

प्रायः सभो सत्याग्रही सुशिक्षित और मध्यम सामाजिक श्रेणी के थे । जेल के 

कमंचारी उन्हें बात-बात में मां-बहन की गालिया देते थे और यदि इस पर आपत्ति उठाई 
जाती तो उन्हे डबल गंजी और कोड़ों से पीठा जाता था। सत्याग्रहियों को कभी-कभी 
दण्ड के रूप में शौचालय साफ करने का काम भी दिया जाता था। 

जेल के गन्दे वातावरण और यन्त्रणाओं का यह प्रभाव हुआ कि अधिकांश 

सत्पाग्रही बीमार पड गये । बीमारों की चिकित्सा का प्रबन्ध अत्यन्त निराशांजनक था । 
जिप्त जेल में रोटी-पानी तक का कष्ट हो, वहां उचित परिचर्या क्‍या हो सकती थी । 
हैदराबाद की जेलो में सेकड़ों सत्याग्रही आन्‍्त्र-ज्वर, विषम ज्वर, पेचिश आदि रोगों से 
रोगी हो गये । परन्तु उनको चिकित्सा और परिचर्पा का कोई सन्तोषजनक प्रबन्ध 
नहीं किया गया । परिणाम यहू हुआ कि अनेक सत्याग्रही रोगी होकर समाप्त हो गये । 
हैदराबाद सत्याग्रह में जिन वीरों ने अपने शरीरों का बलिदान किया उनकी सूची इस 
भाग के अस्त में परिशिष्ट के रूप में दी गयी है । मारपीट से जिन आयेबीरों की मृत्यु 
हुई, वे उन वीरों से अलूय थे, जिनको रोग के कारण मृत्यु हुई । हैदराबाद सरकार 
इन सभो मुत्युओं के लले-लंगडे स्पष्टीकरण देती रहो परन्तु उप्तके वे स्पष्टोकरण 
किसी को धोखा न दे सके । आये सत्याग्रह की घटनाओं ने सारे संसार के सामने प्रकट 
कर दिया कि निजाम का निष्पक्षपातता का दावा केवरू एक ढोंग है । 

जहां एक ओर निजाम सरकार के स्पष्टोकरण बाह्म संसार को धोखे में न डाल 

सके, वहां वे आर्यसमाज को भी तन डरा सके। ज्यपों-ज्यों अत्याचार बढ़ते गये, सत्याग्रह 
की ज्वालाएं प्रचण्ड होती गई । 


नदी 


३०२ ग्रामंसमाज का इतिहास 


निजाम की जेलों के अत्याचारों और उनके कारण होने वाली आर्यवीरों की 
मृत्युओं के समाचारों ने केवल देश की जनता में ही विक्षोभ उत्पन्न नहीं किया, भारत 
और इंगलेण्ड को धारा-सभाओं के भवनों में भो प्रतिध्वनि उत्पन्न की । कुछ भारतीय 
सदस्यों ने केन्द्रीय असेम्बली में हेदर।बाद की स्थिति के सम्बन्ध सें प्रन्‍्त किए तो सरकार 
नें यह कहकर टाल दिया कि यह विषय रियासत्रों से सम्बन्ध रखता हे, इस कारण 
भारत सरकार इसमें दखल नहीं दे सकती, क्योंकि आन्तरिक प्रबन्ध में रियासतें स्व॒तन्त्र 
है। इंगलेण्ड की पालियामेंट में, इस विषय में जो प्रश्न किये गये, उनसे विदेशों के 
लोकसत का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है । बिलायत के 'मानचेस्टर गाजियन', 
नामक पत्र में हैदराबाद की नागरिक अधिकार समिति के मन्‍त्रो श्री वामनकर और 
प्रधान श्री सुब्वाराव की ओर से हेदराबाद की शासन नीति की कड़ी आलोचना से 
पूर्ण एक लेख प्रकाशित हुआ था । उससे विलायत में आये सत्याग्रह के विषय में विशेष 
दिलचस्पी उत्पन्न हो गई थी । 


करनेल बेजबुड ने ब्रिटिश पालियामेंट में कर्नल म्प्रहैड से पूछा कि क्‍या वे बता 
सकते हे कि हैवराबाद रियासत में धामिक और नागरिक स्वाधीनता के लिए जारी 
किए गये आन्दोलन के सिलसिलें में गत ६ भहोनों में कंद किये गये कदियों की संख्या 
कितनी है ? क्‍या सरकार उन कंदियों की अवस्था और उनके साथ किये गये व्यवहार 
के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करेगी ? 


कर्तल म्प्रहैड--सम्भवतः यह प्रश्न सत्याग्रह आन्दोलन के बारे में हे । अब 
तक की रिपोर्ट के अनुस्तार, मई मास के अन्त तक गिरफ्तारियों की संझुया पांच हजार 
है। कदियों के साथ किये जाने वाले व्यवहार की आलोचना करना हमारी अधिकार- 
सीमा के अन्दर नही है । 

कनेल वेजवुड--प्रे कंदी हमारे सोधे अनुशासन से सम्बन्ध रखते है । क्या यह 
सम्भव नहीं कि इस समय इन जेलों में जो अवस्थाएं हे, उनकी विशेष रूप सें जांच की 
जा सके ? 


कर्नल भ्प्रहैड--लार्ड जटलेण्ड का विचार है कि अब तक ऐसी कोई अवस्था 
उत्पन्न नहीं हुई, जिससे इस मामले को विशेष जाच का विषय बनाया जाप्तके । किर 
भी सरकार हेदराबाद के रेजोडेप्ट के साथ इस विषय में पत्र-व्यवहार कर रही है। 


कर्नल बेजबुड--क्या इसका यह अर्थ माना जाय कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया 
एक्ट के प्रास होने के पश्चात्‌ हम रियासतों को सरकारों को अत्याचार करने से रोकने 
का कोई अधिकार नहीं रखते ? 

कर्नल भ्प्रहैड---मे ऐसा नहीं समझता कि गवर्नसेंट आफ इण्डिया एक्ट का 
ऐसा अभिप्राय हो सकता है । 

कर्नेल म्प्रहैड के उत्तरों से कई प्रकार के धरम उत्पन्न होने की आहशंका थी । 
इस कारण सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के मन्‍्न्नी की ओर से भारत मन्‍्त्री लार्ड 


जेलों में अत्याचार हे ३०३ 


जँटलेण्ड के नाम एक लम्बा तार भेजकर गम्भोर परिस्थिति से परिचित कराया गया। 
परन्तु उसका कोई विद्येष परिणाम न हुआ । इंगलेण्ड की सरकार ने अपनी उदासीन 
वृत्ति को छोड़ना उचित न समझा। सार्वदेशिक सभा की ओर से पालियामेंट के अनेक 
भारत-हितंषी सदस्यों के नाम भी सभा के मन्‍्त्री की ओर से हैदराबाद को परिस्थिति के 
बारे मे विस्तुत समाचार भेजें गये । उन तारों का इंगलैण्ड में जो प्रभाव हुआ, उसका 
अनुमान मिस्टर डी० आर० ग्रेनफेल, एम० पी० के 'मेन्चेस्टर गाजियन' मे प्रकाशित 
निम्नलिखित पत्र से लगाया जा सकता हे । 

महाशय, 

४१७ जुलाई को भारत सरकार के सहायक मन्त्री लेपिटनेंट कर्नल स्य्रहैड ने 
हैदराबाद रियासत को औरंगाबाद जेल में हिन्दू केदियों के साथ किए गये दुव्यंवहार 
के सम्बन्ध में उठाये गये मेरे प्रइत का उत्तर देते हुए कहा था कि हार्ड जटलेण्ड क्राउन 
के प्रतिनिधि के साथ इस इस विषय में गहरा विमर्श कर रहे है । उस समय तक वें इस बात 
के मानने को सहमत न थे कि विशेष जांच के लिए आधार बन चुका है। 

“उनके उक्त उत्तर से मुझे सन्‍्तोष न हुआ था । मेरे पास निम्नलिखित तार 
आया है, जो यह सिद्ध करता है कि रियासत के अधिकारी अपने अधिकारों का कहा तक 
दुरुपयोग कर रहे हू । तार निम्नलिखित हे-- 

“मेरी जांच ने मुझे इस विश्वास पर पहुँचाया है कि आर्य सावदेशिक सभा एक 
यथार्थ प्रतिनिधि और प्रभावशाली संस्था है। इस तार के साथ-साथ हैदराबाद में 'आपय॑- 
समाज का वक्‍तव्य' नामक एक पुस्तिका भी मेने देखी है। मेने प्रसिद्ध हिन्दू नेता और 
भारतीय गोलमेज परिषद्‌ के प्रतिनिधि श्री एन० सी० केलकर का वह बकतव्य भो देखा 
है, जो उन्होंने एक समाचार-पत्र के प्रतिनिधि को दिया है । 

“इन प्रकाशनों के अनुसार निजाम के प्रबन्ध में हैदराबाद रिथासत के 
एक करोड़ बीस लाख हिन्दू विधिपृर्वक सतायें जा रहे हैं । यह स्पष्ट हैँ कि 
हैदराबाद के हिन्दुओं को नागरिक स्वाधीनता के अत्यन्त साधारण उपहारों तथा भाषण 
को स्वाधीनता, प्रेस, सभा और धर्म आदि से वंचित किया जा रहा है। 


यदि निश्चित किया हुआ विवाह का दिन सुसलमानी उत्सव के दिन आ पड़े तो 
एक हिन्दू को अपना विवाह करने का भी अधिकार नही है । मानक नगर के भन्‍्त्री के 
नाम पुलिस इन्सपेक्टर का एक पत्र यहां उद्धत करता हू :-- 

“मुझे खबर लगी है कि इशरावारीफ (मुसलूमानी उत्सव) के महीने में तुम्हारे 
क्षेत्र में एक विवाह हुआ है, जो सरकारी आज्ञाओं के विरुद्ध हैं। यदि यह सच हैँ तो 
तुमने इसे क्‍यों नहीं रोका ? उसे आदमी का नाम और पता मालूम करो ताकि उसके 
विरुद्ध कार्यवाही की जा सके ।” 

“सरकारी आज्ञाओं के विरुद्ध/--यह वाक्य इस बात को स्पष्ट करता है कि 
उक्त सब-इन्सपेक्टर पुलिस अपनी सरकार की प्रचलित नीति का ही अनुसरण कर 
रहा था। ऐसी अवस्थाओं के होते हुए हैदराबाद रियासत के प्रबन्ध के बारे में तत्काल 
जांच किये जाने के लिए किसी अन्य प्रमाण की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं हैँ ।” 


भवदोय 
१८ जुलाई। डी० आर० ग्रेनफेल 


गयारहवाँ अध्याय 


ध्राठवें सवाधिकारी-श्री विनायक राव विद्यालंकार 


५३ 


२३ जून १९३९ के दिन सत्याग्रह के सातवें सर्वाधिकारों पं० न्ञानेन्र 
भूषण गिरफ्तार हो गये । पूर्व निदपचय के अनुसार उनके परेचातृ बेरिस्टर' विनायकराव 
विद्यालंकार आठवें सर्वाधिकारी घोषित किये गये । 


इससे पु हैदराबाद में आार्यसमाज की प्रगति के प्रकरण में प॑० विनायकराव जी 
की चर्चा आ चुकी है। आप रियासत में आर्यसमाज के संस्थापक पं० केदावराव जी के 
सुपुत्र हे। पष्डित केशवराव जी हाईकोर्ट के जज 
होने के अतिरिक्त निजाम के विश्वासपात्र सलाह- 
कारों में से थे। यह उनके विध्वास को दढ़ता का 
प्रमाण था कि वे निजाम के विश्वासपात्र अधि- 
फारी होते हुए भी आर्यंसमाज के कार्य में अग्नसर 
होते न धबराते थे। जब महात्मा मुन्शीराम जो 
ने पहले-पहल गुरुकुल की स्थापना का प्रस्ताव 
लेकर प्रतिज्ञानसार तीस हजार की राशि पूरी 
करने के लिए देश का दौरा लगाया, तब उन्हें 
श्री विनायक राव विद्यालकार हैदराबाद में निमंत्रित करके धन-संप्रह कराने की 
हिम्मत आप हो ने की थी। अपने जीवन काछ 
में आप नरेश और प्रजा बोनों के हितकर्ता और प्रेमपात्र बसे रहे । आपके नेतृत्व में 
आयेसमाज का कास दिन-दूना शत्-चोगुना बढ़ता रहा। यह हैदराबाद के सौभाग्य 
की बात थी कि पं० केश्वराव जी अपने पीछे जो उत्तराधिकारों छोड़ गये वह भी 
अपने पिता का सुयोग्य पुत्र था । 
पं० विनायकराव जी गुरुकुछ विश्वविद्यालय कागड़ो के विद्यालंकार हे। गुरु- 
कुल की शिक्षा समाप्त करके आप इगलेण्ड गये और बेरिस्टर बतकर वापिस आये । 
देश में आकर आपने जहा एक ओर वकालत का काम शुरू किया वहां साथ हो आर्य- 
समाज और रियासत के अन्य सार्वजनिक कार्यों में अपने पिता की प्रवत्तियों में सहयोग 
देने लगे। हैदराबाद के कार्यकर्ता प्रारम्भ से ही यह अनुभव करने लगे थे कि विनाथकराव 
जी में वे सब गुण प्रभूत मात्रा में विद्यमान है, जिनकी एक सार्वेजनिक नेता में आबाइयकता 
होती है । बिचारों में दृढ़ता, व्यवहार में कुशलता और स्वभाव में शान्ति--यें गुण तो 
आपमें हैं ही। इन सबके अतिरिक्‍त जो बहुत दुर्लभ गुण आप में है, वह है आपकी 
सचाई । आपसे सम्बन्ध रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति यह विश्वास रखता है कि राव जो की 
वाणी था कार्य में छल नहीं है। एक सार्वजनिक कार्यकर्ता की थह सबसे बडी सम्पत्ति है । 


जेलों में अत्यावार ३०५ 


दुछ ही वर्षो मे हैदराबाद में पं० विनायकराब जी की वही स्थिति बन गयी 
जो ४० केशवराव जी की थी। वे राजा ओर प्रजा दोनो के सम्मान-पात्र बन गये। 
रियासत की आय प्रतिनिधि सभा के प्रथान के नाते से आर्थसमाज के स्वमान्य नेता 
तो आप थे ही, रियासत की अन्य नेतिक, सामाजिक और साहित्यिक प्रवृत्तियो में भी 
आप प्रमुख कार्य करने वाले नेता माने जाते थे। यह परिस्थिति थी, जब निजाम 
की सरकार ने आवयंसमाज का दमन प्रारम्भ किया। उसके आरम्भ से सातवें सर्वाधिकारी 
की गिरफ्तारी तक का वृत्तान्त हम सुना चुके हे। उस बृत्तान्त में इतना जोड़ना बाकी हे 
कि सत्याग्रह के संगठत का जो चक्र घूम रहा था, उसका केन्द्र बिन्दु पं० विनायकराव 
जो का निवास स्थान था । सब युद्ध-मंत्रगायें वही होती थीं, आपत्तिग्रस्त स्वयंसेवक बही 
रक्षा पाते थे और जब सुलह की बातचीत आरम्भ हुई तब भी वही स्थान था जहां महत्व- 
पूर्ण निश्चय किये गये । यह सब कुछ था और रियासत के अधिकारी भी उसे जानते 
थे । परन्तु विनायकराव जी की व्यक्तिगत और सावंजनिक प्रतिष्ठा के कारण अधि- 
कारियों को उन पर हाथ डालने का साहस नही हुआ । सत्याग्रह आरम्भ होने से पूर्व 
एक बार शहर के मुसलमान गुण्डों ने यह घोषणा करके कि सारे फिसाद को जड़ राव जी 
ही है, उनके सकान पर धावा बोल दिया था। अकस्म्ात्‌ वें घर में नहीं थे । उपद्रवी 
लोग घर को लूटने और परिवार के लोगों को कष्ट देने के सनसुब्षे बना ही रहे थे कि 
पुलिस का अग्रेज कप्तान अकस्भात्‌ वहां जा पहुंचा और परिस्थिति को संभाल लिया । 
उपद्रवकारियों का यह प्रयत्न भी व्यर्थ हुआ । पं० विनायकराव जो यथापूर्व सत्पाग्रह के 
संचालन में मुख्य भाग लते रहे। 

जून के अन्तिम सप्ताह में वितापकराव जी ने सर्वाधिकारी के रूप में आपये- 
सत्याग्रह फी बागडोर अधिकृत रूप सें अपने हाथों में लो। उस समय सत्याग्रह पर्पाप्त 
बेग से चल रहा था। उसे और भो अधिक बेगवान्‌ बनाने फे लिए राव जी (पं० विनायक 
राब जी--हैदराबाद में वे राव जी के नाम से प्रसिद्ध है ) ने भारत भर का दोरा करने का 
निईुचय किया । पहलो जुलाई को आप हैदराबाद से चलकर दिल्ली पहुचे । दिललो 
में आपका शानदार स्वागत हुआ। सायंकाल के समय सार्वजनिक सभा हुई, जिसमें आपने 
हैदराबाद की समस्या का वास्तविक रूप बड़ी स्पष्टता से समझाया । आपके उस 
भाषण की दिल्‍लो के उन समाचार पत्रों पर भी बहुत अच्छो प्रतिक्रिया हुई, जो तब तक 
उदासीन थे। दिल्‍ली से आप उत्तर प्रदेश का दौरा प्रारम्भ करने के लिए सबसे प्रथम 
अपनी कुलमाता गरुकुल में गये । वहां आपने गुरुजनों से आशीर्वाद प्राप्त किया और 
छात्रों को पहले जत्ये की सफलता पर बधाई देते हुए प्रोत्साहित किया । वहां से आप 
मुजफ्फरनगर आदि अनेक नगरों में गये ओर सत्याग्रह के लिए उत्साह जागृत करने 
के साथ धन-संग्रह भी करते रहे । इस दौरे में आपके संग भ्रसिपल देवीचनद्ध एम० ए०, 
'पं० कालोचरण जी, पं० शिवदयालु जी और “दिग्विजय के सम्पादक श्रीकृष्ण विद्यार्थो 
भी रहे। 

इस दौरे में राव जी ने संयुक्त प्रान्त के सभो बड़े-बड़े नगरो में व्याद्यान दिंये। 
२१ स्थानों पर आपका स्टेशनों पर स्वागत किया गया। सार्वजनिक सभाओं में दिये 


३०६ आर्धसमाज का इतिहास 


गये भाषणों की सरया ३० थी। सत्याग्रह के लिये दिल्ली और उत्तर प्रदेश से आपको 
१६,५०० रुपया प्राप्त हुआ । कई स्थानों पर आपका जलूस हाथियों पर निकाला गया। 
हिन्दू जनता हैदराबाद क नेता के दशनों के लिए बहुत हो उत्सुक थी। 

पं० दिनायकराव जी के सफल दोरे के दो परिणाम हुए। एक ओर आर्य जनता 
का यह विश्वास और अधिक दृढ़ हो गया कि हैदराबाद के आर्य सत्याग्रह को सफलता 
अवध्य मिलेगी और दूसरी ओर निजाम सरकार के पांव लड़खड़ा गये । जिन दिनों राव 
जी उत्तरीय भारत में घृमकर सत्याग्रह का सन्देश सुना रहे थे, उन दिनों अहमदनगर 
के केन्द्रीय शिविर में १२०० नये सत्याग्रही आगे बढ़ने के लिए तेयार खड़े थे और चारो 
ओर से सत्याग्रहियो के नये जत्थों के आगमन के समाचार पहुच रहे थे। इसी समय 
अजमेर से श्री पं० जियालाल जी ने दूसरो सत्याग्रही स्पेशल ट्रेन” भेजने की योजना बनाई 
जिसका नाम “देवेन्द्र स्पेशल” रखा गया। उसके लिए सिकन्दराबाद गुरुकुल के आचार्य 
श्री पं० देवेन्द्रनाथ जी शास्त्री, तथा अजमेर के श्री डा० सुर्यदेव शर्मा एम०ए०, डी०लिट० 
और कवि रत्न पं० प्रकाशचन्द्र जी का एक डेपूटेशन एक मास तक राजस्थान और संयुक्त 
प्रान्त में घमता रहा, जिसने ३०० से अधिक सत्याग्रही तथा धन स्पेशल ट्रेन के लिये तयार 
किये। स्पेशल ट्रेन जुलाई के आरस्भ में अजमेर से रवाना हुई। उस समय बाहर की दुनिया 
ने आइचय से देखा कि शत्रु के किले में से सुलह की सफेद झंडी दिखायी दे रही है । 

'मह॒कम-ए-उम्र-ए-मजह॒बी' के निज पत्र वबत' ने अपने ७ जुलाई १९३९ 
के अंक में लिखा था कि प० विनायकराव जी बेरिस्टर सत्याग्रह नहीं करेगे। चेंकि २२ 
जुलाई से पहले ही निजाम सरकार आये समाज की मांगें स्वीकार कर लेगी ।” 

रियासत के एक कट्टर इस्लासी अखबार में इस भविष्यवाणी का निकलना 
इस बात का चिह्न था कि हेदराबाद के कर्णधार अपने पक्ष की निर्बलता को अनुभव 
करने लग गये हूँ। उन्होंने सब उपाय बरत लिये, झूठे आदवासनों की लोरियो से सुलाकर 
देख लिया, हिन्दू संस्थाओं और हिन्दू महन्तों के सामने सोने के ढेर लगाकर दान-उपाय 
का प्रयोग कर लिया, आर्यों से सनातनधर्मियों को फोड़ने की भी बहुत चेष्टा की । जनता 
में अफवाहें तो यहां तक फेल गयी थीं कि सत्याग्रह के कई कट्टर समर्थक समाचार- 
पत्रों को हिस्सों तथा विज्ञापनों के बहाने से पुष्कल धनराशि देकर फोड़ने को न्ेष्टा 
की गई ओर अल्तिम उपाय--दण्ड--का प्रयोग तो खुले-बन्दों किया गया। दमन का 
कोई साधन बाकी न छोड़ा गया। रोकने के उपाय समाप्त हो रहे थे और उधर हैदराबाद 
के ही एक प्रमुल नागरिक द्वारा देश में यह घोषणा की जा रही थी कि निजास रिया- 
सत की नीति घामिक पक्षपात से पूर्ण होने के कारण आर्ये-हिन्दू धर्म के लिए अत्यन्त 
हानिकारक हूँ । अंग्रेजी सरकार ऊपर से यह घोषणा करती हुई भी कि हम रियासतो 
में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, हैदराबाद रियासत को जेलो के सम्बन्ध में किये आरोपों 
की गुप्त रूप से तहकीकात करा रही थी । यही सब कारण थे जिन्होंने निजाम की अभि- 
मानो सरकार फो झुकने के लिए बाधित कर दिया । सर अकबर हैदरी, जो कल तक 
सत्याग्रह को दबाने का दृढ संकल्प कर रहे थे, एकाएक सुलहपसन्द राजनीतिज्ञ के रूप 
में रंगमंच पर प्रगट हुए । 


बारहवां अध्याय 


सत्याग्रह की सफल समाप्ति 


जुलाई मास के मध्य से ही देश में यह चर्चा छिड़ गयी थी कि निजाम सरकार 
आयंसमाज से सुलह करने के लिए कोई कदम उठाने वाली है। यह बात भी प्रसिद्ध हो 
ग़ई थी कि देश के कई प्रमुख नेता, जिनमें महात्मा गांधो और श्रोमती सरोजिनी 
नायड्‌ के ताम भी लिये जाते थे, निजाम पर और सर अकबर हैदरी पर समझौता करने 
के लिए जोर डाल रहे हे। नेताओं की प्रेरणा का सहारा लेकर तिजाम सरकार नें 
अपनी स्थिति को निबंलता पर पर्दा डालते हुए १७ जुलाई को एक घोषणा प्रकाशित 
को। उस घोषणा के कुछ भाग निम्तांकित है :-- 


“लिजाम सरकार मजह॒बी मामलो में ब्विटिश सरकार को इस नीति को स्वीकार 
करती है कि शान्ति और नियंत्रण को साधना के लिये यह आवश्यक हे कि बिना किसी 
भेवभाव के सबको धामिक विचार रखने और उसके अनुस्तार कार्य करते को पूर्ण 
स्वाधीतता हो । रियासत में इस सम्बन्ध में जो कानून प्रचलित हे, उनका उद्देश्य धापिक 
अधिकारों के मूलभूत सिद्धान्त पर प्रतिबन्ध लगाना नहीं हे प्रत्यृत जनता में शान्ति को 
सुरक्षित करना है। सरकार के सामने ऐसा एक भी प्रमाण उपस्थित नहीं किया जा 
सकता, जिसमे भेदभाव की नीति के कारण किसी स्कूल की स्वीकृति रोक लो गई हो 
या अस्वीकृत स्कूल बनाने के कारण मामझा चलाया गया हो ।* 


आगे चलकर इस घोषणा में बतलाया गया था कि निजाम सरकार ने जो 
सुधार-कमेटी स्थापित की थी, उसकी रिपोर्ट आ गई है। उस कमेटी ने सिफारिश की थी 
कि नागरिक स्वतन्त्रता उचित सीमा तक देनो चाहिए। विरोधी भावनाओं में सब्तुलत 
रखने और जनता के जीवन को प्रगति को अविष्छिन्न रखने के लिए यह आवद्ययक हें 
कि बोलने और लिखने को स्वतन्त्रता पर कुछ नियन्त्रण लगाया जाय । यह नियत्रण 
दो प्रकार के होंगे--सामान्य अवस्था में उनका रूप दंड का होगा और असाधारण 
अवस्था में प्रतिबन्धात्मक होगा । 


अन्त में यह घोषणा को गई थी कि उक्त सिफारिशों को स्वीकार करके निजाम 
सरकार ने तत्सम्बन्धी विद्यमान कानून को रद्द कर दिया है, भविष्य में जो कानून बनेगा, 
उसमें प्रत्येक राजतीतिक अथवा सावजनिक सभा के लिए पहले आज्ञा प्राप्त करना 
आवद्यक न होगा। उनकी केवल अधिकारियों को सूचना दे देनो होगी। यदि स्थानीय 
अधिकारियों के मतानुप्तार उन्हें किसी सभा से राजद्रोह अथवा साम्प्रदायिक विद्वेष 
द्वारा सार्वजनिक शान्ति के भंग होने की आशका हो तो उन्हें उसी सभा पर प्रतिबन्ध 


३०५८ आर्यसमाज का इतिहास 


लगा देने क, अधिकार होगा। यदि स्थानीय अधिकारियों द्वारा किसी सभा पर लगाई 
गई रोक की सूचना समय पर न पहुंचे तो कोई भो सार्वजनिक सभा की जा सक्षती है। 
लगाये गये प्रतिबन्ध के पिरुद्ध सभा के संपोजक को सरकार से अपील करने का अधि- 
कार है । सभा को सूचना देने से सम्बन्ध रखने वाले नियम ऐसे होगे जो सुगम हों 
और आसानी से पालन किये जा सकें । सरकार को आज्ञा हे कि दोनों सम्प्रदाय ऐसा 
यह्स करेंगे कि नये कानून का दुरुपयोग न किया जाय । 


नये बनने वाले कानून का समुचित रूप से पालन हो और उससे उत्पन्न होने 
खाल नये-तयें हइनों का संतोषजनक ढंग पर निबदारा हो सके, इस उद्देश्य से एक ऐसी 
कमेटी बनाने का विचार प्रकट किया गया था जिसमें दोनों सम्प्रदायों के ऐसे सदस्य हों, 
जो दोनों के विश्वासपात्र हों । दोनों सम्प्रवायों का उस कमेटी में समान प्रतिनिधित्व 


होगा । 


इस घोषणा की आयंसमाज और सम्पूर्ण हिन्दू समाज पर बसी प्रतिक्रिया हुई 
जैसी प्रतिक्रिया की रियासत के अधिकारियों को आशा थी । सामान्य रूप से यह 
समझा गया कि निजास सरकार अपने तानाशाहो रवेये को छोड़कर समझौता करने 
को तंयार हो गई है । यों घोषणा पत्र में बहुत सी अस्पष्ट बाते थीं। शब्दों के जाल में 
अपनी पराजय को छिपाने का काफी प्रयत्न किया गया था। भविष्य के बारे में जो 
'कुछ कहा गया था उसमें निकल भागने की काफी गुंजाइश रखी गयी थी। तो भी 
अभिप्राय स्पष्ट था कि हैदरादाव की सरकार झुकने को तंयार है। सा्वदेशिक आर्य 
अतिनिधि सभा फे प्रधान भ्रो घनध्यार्मातह जो गुप्त ने तत्काल अपने केन्दों को निस्‍्न- 
लिखित आदेश भेज दिये-- ु 

१. सत्याग्रहियों के जो जत्थे जहां हे, वे वहीं ठहर जावें। न आगे बढ़ें और 

न विच्छन्न हों । 
२. जब तक दूसरा आदेश्ष प्रकाशित न हो, तब तक तेयारी में कोई न्‍्यमता 
न आने पावे । 

परिस्थिति पर विचार करने के लिए सावंबेशिक अस्तरंग सभा का अधिवेशन 
खुलाया गया । घोषणा पत्र के जो अंश संदिग्ध या असंतोषजनक थे, उनके स्पष्टीकरण 
के लिए सभा प्रधान को ओर से तिजाम सरकार के प्रधान मंत्री सर अकबर हेदरी के 
'यास पत्र-तारादि भेजे गये। इससे पहले निजाम सरकार की यह नीति थो कि वह 
ऐसे व्यक्तियों को जो रियासत को प्रजा न हों, इस सम्बन्ध सें पत्र-व्यवहार करने का 
अधिकारी नहीं मानती थो, अब उसने अपनी नोति में परिवर्तन कर दिया। सभा- 
प्रधान के तार और पत्रों के उत्तर तुरल्त मिलने लगे। 


२४ जुलाई १९३९ को सार्वदेशिक सभा की अन्तरंग सभा का विशेष अधि- 
शेद्दन हुआ । सभा-प्रधान तथा सर हैदरो में जो पत्र-व्यवहार हुआ था, उसकी रोहानी में 
रियासत के घोषणा-पत्र पर दो दिन तक गम्भीरतापुर्वक विचार किया गया। अन्त भें 
निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुआ-- 


सत्याग्रह की सफल समाप्ति ३०९ 


“इस सभा ने हैदराबाद रियासत के १७ जुलाई के वक्तव्य तथा उस सुधार- 
योजना को पढ़ा है, जो उनके १३४८ फसली के असाधारण गजट में प्रकाशित हुई है 
और जिसमें निजाम महोदय का १७-७-३९ का फर्मान भी शामिल है। 

“सभा, भाषण और लिखने की स्वतन्त्रता से सम्बन्ध रखने वाले पेरा में, जिसका 
आरयंसमाज से सीधा सम्बन्ध है, यह उद्घोषित हुआ है कि अन्य कतिपय रियासतों के 
सदृश सभा-संस्थाओं के निर्माण पर प्रतिबन्ध डालने वाला कोई कानून इस रियासत में 
नहीं हैं; ७६. ४०5 इत्यादि-इत्यादि । (यहां कमेटी की सिफारिशों उद्धत की गयी हे। ) 

“तिजाम महोदय ते अपने फर्मान में सुचता दी हैं कि कौसिल की सिफारिश 
को स्वीकार कर लिया गया है। यह फर्मान लोगों को यह विद्वास दिलाने के लिए निकाला 
गया है कि रियासत के आर्यसमाजी तथा झन्‍्य प्रजाजनों को सभा करने, संस्था स्थापित 
करनें--पथा आरयेसमाज स्थापित करने तथा चलाने--का अबाधित अधिकार होगा । 
आयंसमाज तथा दूसरी संस्थाओं को सार्वजनिक उत्सव करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होगी 
साथ ही इस सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लगाने वाले सब नियम रह कर दिये जायेंगे। 

“यह होते हुए भी सन्देह प्रगट किये गये है कि क्या इस घोषणा के अनुसार वे नियम 
भो रह हो जावेगे, जो राज्य में धामिक अनुष्ठानों पर पाबन्दियां लगाते हें। अतः घासिक 
अनुष्ठानों से सम्बन्धित वर्सेमान नियमों से, जिनका स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया गया 
है, इन सन्देहों की कुछ पुष्टि होती हं--अतः इस सभा की सम्मति मे स्थिति का स्पष्टी- 
करण आवश्यक हैं । 

“सलाह-समिति (एडवाइजरी कमेटी) के सम्बन्ध में सभा को यह दृढ़ सम्मति 
है कि जिस प्रकार के धामिक, सांस्कृतिक और मौलिक अधिकारों के लिए आपयेसभाज 
आन्दोलन (सत्याग्रह युद्ध) कर रहा है, वे जांच का विषय नहों बनाये जानें चाहिएं। 
ऐसी सलाह-समिति के द्वारा तो उनकी जाच होनी ही नही चाहिए, जो रियासत के एक 
विभाग ([प्रत्यक्षत: महकमा-ए-उम्र-ए-मजहबी ) के साथ जुडो हो और जिसे विभाग 
को केवल गुप्त सूचना (रिपोट) देने का अधिकार हो । 

“अतः यह सभा अपने माननीय प्रधान श्री घनवुपार्मासह जी गुप्त से प्रार्थना 
करती है, जिन्हें पहले से ही पूर्ण अधिकार दिये गये हे, कि वे स्थिति के स्पष्टीकरण के 
लिए तात्कालिक कार्यवाही करें और समय-प्तमय पर स्थिति जैसो माग करें, वसा ही 
करें । 

“यह सभा सत्याग्रह सप्तिति को आदेश देती है कि वर्तमात समय में जत्थे जहां 
पड़े हुए है, वहां ही ठहरे रहें और आज्ञाओं की प्रतीक्षा करें ।” 

इस प्रस्ताव के प्रकाशित होने पर सभा को आज्ञानुसार अहमदनगर, खंडवा, 
सनमाड, येवला, वासीम, चान्दा, बेजवाड़ा, झासी, दिल्‍ली, लाहौर, मुलतान, बरेली, 
कलकत्ता आदि केन्द्रों में ठहरे हुए सत्याग्रहो सेनिको के जत्थे जहां थे, वही रुक गये । 
सत्याप्रही बीरों में यह विचार आम तौर पर फला हुआ था कि निजाम की घोषणा 
अधूरी है और अस्पष्ट है, इस कारण बे लोग सत्याग्रह को स्थगित करने के पक्ष में नही 


३१० आर्यसमाज का इतिहास 


थे। तथापि उन्होंने जिस तत्परता से सभा की आज्ञा का पालत किया, वह उनके संयम 
और नियन्त्रण की भावना का प्रमाण था। उन्होंने सच्चे सेनिकों के कत्तंब्य का पालन 
किया । 

स्पष्टीकरण के लिए सर्बप्रथम सभा के कार्यकर्ता प्रधान लाला देशबन्धु गुप्त, 
एम० एल० ए० (पंजाब) हैदराबाद भेजे गये । उन्होंने पहले जेल में बन्द आये नेताओं 
से बातच्चीत की और फिर सर अकबर हैदरी से विचार-विनिमय किया। उस बातचोत 
का परिणाम यह हुआ कि निजाम को ओर से एक दूसरा वक्‍तव्य प्रकाशित किया गया। 
यकक्‍तव्य यह था :-- 


/निजास सरकार ने अपने १७-७-३९ के वक्तव्य में कुछ मामलों को बाबत 
अपनी आम स्थिति स्पष्ट की थी, जिसके सम्बन्ध में भ्रम फेला हुआ था। इसके बाद १९ 
जुलाई को असाधारण गजट निकाला गया, जिसमें सुधार-योजना प्रकाशित को गई थो । 
इन वक्‍तव्यों के कुछ अंशी का कई जगहों से स्पष्टीकरण चाहा गया है। इसलिए 
सर्वताधारण को सूचना के लिए यह स्पष्टीकरण प्रकाशित किया जाता हूँ कि सभाओं 
और  सोसाइटियों के निर्माण के सम्बन्ध में वक्‍तव्य में कहा गया है कि सुधार -योजना 
का यह अंश कि इसकी व्यवस्था के लिए कोई कानून नहीं है, समस्त सभाओ, सोसाइ- 
इटियो और सम्प्रदायों पर भी लागू होता है; भले ही वे धामिक हों या किसी अन्य प्रकार 
की भो क्यों न हों ।” 


धामिक सामलों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करते हुए कहा गया था कि “वक्तव्य 
में मौलिक धारमिक अधिकारों की पहले ही पुनर्घोषणा को जा चुकी है। इस बारे में बनाई 
जाने वाली सलाह समिति का सम्बन्ध, जैसा कि असाधारण गजट से जाना जा सकता 
है, उस रीति-नीति से होगा, जिसके अनुसार कानून और व्यवस्था के हित में धार्मिक 
अधिकारों से सम्बन्धित कोई कायदा-कानून बनाया त्था प्रचलित किया जायगा। रिफार्म 
कमेटो की सिफारिशों पर सरकार ने कोई सुनिश्चित आड्डर नहीं दिया है। सलाहकार 
समिति की कार्यवाही गुप्त होती चाहिए कि नही, यह बात इसके लिए बनाये जाने वाले 
नियमों के लिए छोड दी गई है। ऐसे खास मामले हो सकते हैँ, जिनको गुप्त रखने को 
जरूरत होगी । साधारणतया सरकारी कार्यवाहियो में सलाहकार समिति की सतिफारिशे 
भी सम्मिलित हुआ करेंगी । यह समिति कानून और व्यवस्था को दृष्टि में रखते हुए 
उन उपायो की योजना करेगी, जिनसे धारमिक अधिकार सम्बन्धी किसी कानून और 
धामिक अधिकारो के उचित उपभोग से समय-समय पर परस्पर समन्वय होता रहे । 
यद्यपि कोई भी अधिकार कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता, तो भी सरकार की नीति जसा कि 
पिछले बक्‍तव्य में स्पष्ट किया जा ज्ञुका है, यह हैँ कि सार्वजनिक शान्ति की रक्षा करते 
हुए अधिक से अधिक स्वतन्त्रता दी जाय और कायदे-कानूनों को ऐसा बनाया जाय, 
जिससे जनता को यथासम्भव अधिक से अधिक सुविधा रहे ।” 


सावंजनिक और धार्मिक सभाओं के सम्बन्ध मे कहा गया था कि, उनसे 
सस्बन्ध रखने वाले नियम अधिक उदार होंगे, यहा तक कि जो धामिक सभाये या कृत्य 


सत्याग्रह की सफल समाप्ति 


99 
] 


न्श्दां 


निजी या सा्वज़निक मकानों के भीतर होंगे, उनके लिए अन्य सार्वजनिक जलसों की 
तरह सुचना देने की जरूरत न होगी । किसी मकान के साथ घिरी हुई जगह भी इस परि- 
भाषा में आतो है। यद्यपि व्यवहार में ऐसी कोई कठिताई आते की संभावना नहीं हैं, 
फिर भी गावो में इस प्रकार की कठिनाइयां पैदा हो सकती हे । इसके लिए मुनासिब 
नियम बनाये जा सकेगे ।* 


धामिक जलसों के बारे में कहा गया था कि, “किसो जाति के धार्मिक जलसों के 
सम्बन्ध से पहले अवसर पर ही आज्ञा लेने की जरूरत होगी और सबका हित इसी में 
है कि इस बारे सें कोई निश्चित व्यवस्था हो, जिससे जलूसों के मार्ग आदि का निर्णय 
होकर भविष्य में वैसा ही किया जा सके । इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले नियमों 
का उद्देश्य किसो जाति के जलसों पर केवल इसलिए पाबन्दी लगाना नही कि वे नये है ।“ 


धर्ममन्दिरों या सार्वजनिक उपासना-गृहों के सम्बन्ध में लिखा गया था कि 
“बर्तमान नियम प्रधानतः उन स्थिर मककानो के बारे से थे, जो पूजा के लिए प्रपुक्त होते 
हैं। यह ठीक है कि जातियो के रिवाज भिन्न-भिन्न होते हे । आयंसमाज का रिवाज इस 
बात में भिन्न हैं कि उसके धामिक कृत्य, हवन, यज्ञ और सम्मिलित प्रार्थना आदि किशये 
के निजी मकानों में भी हो सफृती हैं। इन मकानों की कोई स्थिर पवित्नता नही है । 
इनमें किसी समय भी साप्ताहिक सत्सगों का होना बन्द हो सकता है। साथ ही ये मकान 
कालात्तर में सार्वजनिक उपासना-मन्दिरों का रूप ले सकते हे । इस प्रकार के मामलों 
को हल करने के लिए सरकार यथावसर उचित नियम बनायेगी और इन नियमों से सार्ज- 
जनिक शांति के हित मे समाजों की जगह के प्रइन हल हो जायेंगें। यह बात वर्तमान 
सन्दिरों पर भी राग होती है। जब तक कोई जाति किन्‍्हीं मकानों को अस्थायो रूप से 
धारमिक सत्संगों के लिए प्रयुक्त करेगी तब तक इन सत्सगो व सभाओझों पर धामिक 
सभाओ और अनुष्ठानो का कोई भी नियम लागू न होगा और इनके लिए आज्ञा लेने 
को जरूरत न होगी परन्तु जो इमारते केबल उयासना के लिए नई बतो होंगी, खरीदी 
गई होगी अथवा इस कार्य में प्रयुक्त की जाने लगेंगी, उन पर सार्वजनिक उपासना 
सन्दिरों पर लाग होने वाले साधारण नियम लागू होंगे । इन नियमों को सहल बनाने 
के लिए उन पर पहले से ही विचार किया जा रहा है। इस विचार में देरी न हो, इसलिए 
छः सप्ताह की अवधि भी नियत कर दी गयी है। जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है, इस 
सम्बन्ध मे खास बात यह है कि समाज की जगह नियत करते हुए सार्वजनिक शान्ति 
का ध्यान जरूर रखना होगा । इस पर विचार किया जा रहा है कि होम सेक्रेटेरिएट 
से इस सम्बन्ध में किस प्रकार अपील को जाय ।* 

प्राइवेट स्कूलों के खोलने के सम्बन्ध में कहा गया था कि “प्राइवेट स्कूल खोलने 
के लिए विविध क्षेत्रों से यह सुझाव मिला है कि आज्ञा' लेने के स्थान में सूचना" 
देने से महकसे की आवश्यकता पूरी हो जाएगी । सरकार शीघ्र ही नियमों की आम जांच- 
पड़ताल करेगी । तब इस पर भी पुरा विचार किया जायेंगा।” 

बाहर के प्रचारको के बारे में अपनाई जाने वाली नीति को इन शब्दों में स्पष्ट 


३२१२ आयंसमाज का इतिहास 


किया गया था कि यह फिर दुृहराया जाता है कि ऐसी आज्ञायें केवल तब तक जारी रहेंगी, 
जब तक कि वातावरण साफ वहीं हो जाता । सरकार को पूर्ण विदयास हैं कि यह संतोष- 
जनक स्थिति निकट भविष्य में ही उत्पन्न हो जायेगी ।” 


निजाम का यह फर्मान उस समय पहुंचा जब सत्याग्रह के सम्बन्ध से विचार 

करने के लिए सार्वदेशिक अन्तरंग सभा का अधिवेशन नागपुर में हो रहा था। अधिवेशन 
के बीच में सभा-प्रधान श्री घनश्याम सिह जी के हाथ में एसोसियेटेड प्रेस का वह 
तार पकड़ाया गया , जिसमें निजाम के फर्मान का समाचार था। थोडी देर में लाला देश- 
बन्धु गुप्त ने भी सभा में पहुंच कर उस सारी बातचीत का विवरण सुनाया जो उनमें 
और रियासत के अधिकारियों में हुई थी । देर तक बिचार होता रहा । कुछ सदस्यों को 
निजाम के घोषणापत्र के दब्दों और उसके असलो अभिप्राय के सम्बन्ध में शंकाएं थीं। 
उन्हें लाला देशबन्धु ग॒प्त के दिये हुए विवरण ने शान्त कर दिया। अन्त में अन्तरंग सभा ने 
निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया-- 


“निजास सरकार को, सा्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा उठाये गये मुद्दों 
का खुलासा करते हुए प्रकाशित की गई विज्ञप्ति को और खास कर उस खुलासे में निहित 
समझौते की भावना को देखते और उन सम्माननोय मित्रों ओर शुभेच्छकों की राय का 
सम्मान करते हुए, जिनकी राय और जिनके सहयोग को सभा बहुत मूल्यवान्‌ समझतो 
है, सभा सत्याग्रह को जारी रखना उचित नही समझती और उसको बन्द करने की घोषणा 
करतो है। सभा सत्याग्रह-समिति को आदेश देती है कि वह विभिन्न स्थानों पर उपस्थित 
जत्थों को भग कर दे । 


“सभा की राय में उक्त खुलासे में निजाम सरकार द्वारा उन मांगों को जिनके 
लिए सत्पाप्रह शुरू किया गया था, पुरा करने का ईमानदारी से प्रयत्न किया गया है । 
सभा ने निजाम के इरादे पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हुए और उन घीषणाओ की 
उदार व्याख्या के आधार पर सत्याग्रह को जारी न रखने का आदेदा देने की जिम्मेदारी 
अपने ऊपर ली है। निजाम सरकार को चुनौती देने, उसका विरोध करने अथवा प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूप से साम्प्रदायिक वेसनस्य फेलाने के इरादे से आर्य सत्याग्रह शुरू नहीं 
किया गया था। आन्दोलन का एकमात्र उद्देदय धारमिक और सांस्कृतिक स्वतन्त्रता प्राप्त 
करना था । 

“आर्य जनता के मूल्यवान्‌ त्याग का सर्वोत्तम परिणाम हो, इसलिए सभा की राय 
में आर्यो और इतर हिन्दरओ के लिए, विशेषकर उनके लिए, जो निजाम राज्य में रहते 
है, अब और अधिक आवद्यक है कि वे आत्म-संयम से काम लें और सच्ची धामिक भावना 
के साथ-साथ सत्य और आहसा का धामिक कठोरता के साथ पालन करें। 

“सत्पाग्रह पुद्ध के समय भारत के समाचार पत्नो द्वारा स्वेच्छापु्वक जो सहायता 
दी गई हें, उसको सभा इुतज्ञतापुर्वक स्वीकार करती हे । सभा को पूर्ण विश्वास हे कि 
भविष्य मे भी धामिक स्वतन्त्रता के पक्ष को उनका मल्यवान्‌ समर्थन सदा ही प्राप्त 
होता रहेगा । 


सत्याग्रह की सफल समाप्ति २१३ 


“सभा उन लोगों के प्रति भो अपना आभार प्रदर्शित करती है, जिन्होंने आन्दो- 
लन की धन व अप्य प्रकार से सहायता की है । सभा भारत व विदेशों के सब आर्यों की 
ओर से उन शाही शों के प्रति अपनी सम्मानपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करती है, जिन्होंने वेदिक 
धर्म के लिए अपने प्राण उत्सर्ग किये हे । 

“सभी सर्वाधिकारियों और अन्य सत्याप्रहियो को, जिन्होने कि वेदिक धर्म के लिए 
सब प्रकार के कष्ट सहे और हैदराबाद की जेलों मे कठोर जेल-जीचन बिताया, बधाई 
देती है। इस धमंथुद्ध को सफल बताने के लिए आर्यक्तमाजियो, हिन्दुओं, सिबखो, तथा 
अन्यों ने जो सहायता प्रदान की है, उस पर सभा पूर्ण सन्तोष प्रकट करती है । 
आन्दोलन का मूल्यवान्‌ उेंतत्व और पथ-प्रदर्शन करने के लिए सभा छोकनायक श्री बापु 
जी अण के प्रति अपनी हादिक कृतज्ञता प्रकट करती हे । 

“पहा आये हुए आर्य प्रतिनिधिगण सत्याग्रह आन्दोलन को सफलतापूर्वक 
समाप्ति तक पहुंचाने के लिए श्री घनद्यार्मासह जी गुप्त और लाला देशबन्धु जी गुप्त 
द्वारा की गई म॒ल्थवा0 सेवाओं की सराहना करतें हुए उनके प्रांत भी कृतज्ञता प्रकट 
करते है ।” 


7207 669060 0५ 99]89॥ /४५४ - 0र्पुंध्राधां 


तेरहवा अध्याय 


बधाइयां ओर स्थागत 


सत्याप्रह की सफल समाप्ति पर सार्वदेशिक आर्यप्रतिनिधि सभा को और आप 
सम्राज को चारों ओर से बधाई-सन्देश पहुंचने लूगे। महात्मा गांधी ने हरिजन में लिखा-- 


“आर्य सत्याग्रह का अल्त मोठा हुआ । इस युद्ध के सम्बन्ध में मेने एक अक्षर 
भी नहीं लिखा। मुझ्ते यह प्रइन ऐसा नाजुक प्रतीत हुआ कि सने सार्वजनिक रीति से 
उसकी चर्चा करना ठीक नही समझा ।..........-परन्तु इसका यह अर्थ नहीं था कि इस सत्या- 
ग्रह के सम्बन्ध में मेरी कोई ममता ही न थी। आयंसमाज के नेताओं तथा हैदराबाद 
मे थोड़ा बहुत सम्बन्ध रखने वाले मुसलमान मित्रों से मेरे बराबर विचार-विनिमय 
होता रहा। इस सम्बन्ध में मौलाना अब॒ल कलाम आजाद के महावरे पर चलता रहा हूं । 
आयंसमाज की मांगों के लिए मुझे सहानुभूति थी। वे मांगें साधारण और जन्मसिद्ध 
अधिकारों से सम्बद्ध थी। में अपने दृष्टिकोण से आय॑ सत्याग्रह के पक्ष में नहों था। 
अपने हस दृष्टिकोण के हेतु मेने उन्हें बता दिये थे। परन्तु उनका सत्याग्रह मेरे सत्याग्रह 
की अपेक्षा यदि अधिक अच्छा नही तो अधिक बुरा भो नहों हुआ। इस प्रकार में निरुत्तर 
हो गया...............आरय सत्याग्रह स्नेहभाव से स्थगित किया गया, इसके लिए मुझे व्यक्तित- 
गत रूय से बड़ा संतोष है। स्नेहभाव से ही इस समस्या के हल हो जाने पर में निजाम 
सरकार और आर्यस्माज दोनों का अभिनन्‍दन करता हूँ ।* 


पं० जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित दाब्दो में अपना भाव प्रगट किया था ०- 


/भक्षे यह जानकर खुशी हुई है कि हैदराबाद में आर्य सत्याग्रह की यह लम्बी 
और दुःखद दास्तान समाप्त हो गई है । इसमें आर्यसमाज को अपनी धामिक माणों की 
पृति के लिए बहुत भारी त्याग और कष्ट झेलना पड़ा हैं। वे मागे अपने आप इतनी 
स्पष्ट थीं. कि इनके विरोध में कही गई किसी बात में भी सहज विश्वास नहीं किया 
जा सकता। ये भागे [धामिक स्वतन्त्रता से सम्बन्ध रखतो है और यहा तक कि मेरे जैसे 
आदमी भी, जिन्हें धार्मिक मामलो में इतनी दिलचस्पी नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति के अपने 
धामिक विचारों के अनुसार जीवन व्यतोत करने की पूरी स्वाधीनता में विश्वास रखते 
हैं... . बहुत से लोगो ने राजनीतिक कारणों को लेकर हैदराबाद सत्याग्रह का विरोध 
किया था। परन्तु हमने ठीक समझकर ही कहा था कि धामिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने के 
उद्देश्य से किया जा रहा सत्याग्रह ठीक है। ऐसे दुःखद काण्ड के संतोषपूर्ण हुल पर आयये- 
समाज और हेदराबाद सरकार दोनों हो धन्यवाद के पात्र हे 


बधाइया और स्वागत ३१५ 


डा० राजेंन्द्रप्रसाद जो ने सभा-प्रधान श्री घनध्यामसह गुप्त को लिखा था-- 

४हैदराबाद में आर्यसमाज को धार्मिक स्वतन्त्रता के लिए सत्याग्रह करना पड़ा, 
यही आइचयं की बात थी। परन्तु जिस खूबी और संयम के साथ आपने उस सत्याग्रह का 
संचालन किया, वह भो कम आदचर्य की बात नहीं है। लोगों को कष्ट हुए और कुछ लोगों 
की जेल में मृत्यु भी हुई , परन्तु त्याग के बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता । सत्याग्रह की 
सफलता तभी समझो जातो है जब दोनों पक्षों को बधाई का मौका मिले । आज मुझे 
दोनों पक्षो को बधाई देने में हिचकिचाहट नहों है । आर्यंसतमाज अपने त्याग, कार्यदक्षेता 
एवं संयम के लिए और हैदराबाद राज्य उन सांगों की न्यायानुकूलता को मानकर 
स्वीकार करने के लिए बधाई के हकदार हो जाते है ।” 

सेठ जमननालाल बजाज ने सभा-प्रधान को एक पत्र में लिखा थां-- 

“जयपुर में बन्दी रहते हुए भो हैददाबाद के आरय-सत्याग्रह की खबरों को ध्यात- 
पूर्वक पढ़ता रहा । मुझे तो ताज्जुब और हैरानों रहती थी कि आयंसमाज को 
घधामिक और सास्कृतिक आजादी के लिए भी इतनो बड़ी कुर्बानी करनी पड़ो । इसकी 
मुझे खुशी हे कि आखिर आयंसमाज की बाते स्वीकार हुईं । इस युद्ध को इतने त्याग, 
कुशलता ओर संयम के साथ चलाने के लिए आपके जरिये में आर्यसमाज को हाबिक 
बधाई देता हू । यदि निजाम सरकार आध्ंसमाज की इतन मांगों को पहले ही स्वीकार 
कर लेती तो बहुत अच्छा होता । इतनी कुर्बानी न होती और इसके कारण कहीं-कहीं जो 
हिन्दू-मुसलूमानों के बोच वेसनस्य पैदा हुआ वह भी न होता ।” 

लोकमान्य अणे आय॑ सत्याग्रह के साथ प्रारम्भ से ही सम्बद्ध थे। शोलापुर 
के जिस आय॑ सम्मेलन में सत्याग्रह की घोषणा की गयो थी, उसके अध्यक्ष आप हो थें। 
सत्याग्रह के दिनो में भी आप निरन्तर रियासत की गतिविधि पर नजर रखते रहे । 
आपने सत्याग्रह स्थगित होने पर जो वक्‍तव्य दिया था, उसके अन्त में आपने कहा था:--- 

“में अन्त में उन सब हिन्दू और सिखों को बधाई देता हूं, जिन्होंने धामिक अधि- 
कारों के लिए इतने कष्ट झेले हु, और इस संघर्ष को ऐसी शानदार सफलता और सम्मान- 
यूर्ण समझोते में समाप्त करने का प्रयत्न किया हैं ।” 

सेठ जुगलकिशोर बिड़ला ने श्री घनव्या्मासह जो गुप्त के तार के उत्तर में 
निम्नलिखित आशय का तार दिया -- 

“तार भिला। धन्यवाद । हादिक बधाई । मुझे आशा हैँ, आपके सारे मुद्दे प्राप्त 
हो गये ओर आप पुरी तरह सन्तुष्ट हो गये हे । राजनीतिक अधिकारो की दृष्टि से काश्मीर 
के सुसलमानो की तुलना से हिन्बुओं को कुछ भो नहीं मिला है ।” 

भेनी साहब लुध्याना के सद्गुरु प्रताप सिह जो महाराज नें सत्याग्रह की समाप्ति 
का समाचार सुनकर कहा था-- 

“आयंसमाज की यह ऐसी ज्ञानदार जीत है, जिस पर समस्त धार्मिक जगत्‌ 
सर्देव गय॑ करता रहेगा ।” 

देश भर से सार्वदेशिक सभा के कार्यालय में पहुचने धाले सकड़ों बधाई-सन्देत्ों 


88%! 2. 


में से चुने हुए ये कुछ सन्देश हे । इनके अतिरिक्त प्रायः सभी राष्ट्रीय और हिन्दू समाचार- 


३१६ आयंसमाज का इतिहास 


पत्रों ने सत्याग्रह की सफल समाप्ति पर संतोष प्रकट किया और आर्यसमाज को बधाई 
दी। इसके साथ ही अधिकतर समाचारपतन्नो ने आर्थसमाज को मागो को स्वीकार कर 
लेने के कारण निजाम सरकार को भी बधाई दी । 

सत्याग्रह के स्थगित होने पर जेलों से आर्यवीरो की रिहाई आरम्भ हो गई । 
एक-एक करके सर्वाधिकारी भी छोड़े जाने लगे। उस हर्ष के समय बिजय के उन्माद 
सें आकर आय॑े जनता कोई भूल न कर बेठे इस सम्भावना से सभा के प्रधान श्री घतव्याससिह 
जी ने आयंजनों के नाम एक वक्तव्य प्रकाशित किया, जिसमे कहा गया था कि “हैदराबाद 
का सत्याग्रह अपने धामिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का सविनय विरोध था। 
आर्यों की मुसलमानों से कोई लड़ाई नहीं है, वह ऐसा कोई अधिकार नही चाहते जो 
अन्यो को प्राप्त न हो । अब सत्याग्रह समाप्त हो चुका हैं। आशा हैँ कि निजाम रियासत 
में दोनों सम्प्रदायों में परस्पर भिन्नतापुर्ण सम्बन्ध स्थापित हो जायेंगे। यह आनन्द का 
विषय हैँ कि लगभग आठ मास के पश्चात्‌ परमेश्वर के अनुग्रह से आर्य सत्याग्रह के बन्द 
करने का अवसर प्राप्त हुआ है । फिर भी यह फिसी तरह के प्रदर्शन करने अथवा आनन्द 
मनाने का अवसर नहीं हे । हमें तो इस समय अत्यन्त नम्नतापूर्वक भगवान के अदृश्य 
चरणों में झुककर यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हम मह॒थि दयानन्द सरस्वती के महान्‌ 
कार्य को चलाने के योग्य बन सके । इस कारण से समस्त आर्यों से कहना चाहता हु कि 
वे प्रसन्षता मनाने के लिए कोई जलस आदि न निकालें......सत्याग्रहियों के लौटने पर 
स्थानीय आयंसमाजें उनका सम्मान करने के लिए सार्वजनिक सभाये तो करे परन्तु 
जलूस न निकाले ओर भाषण भी कम से कम हों | भाषण में हृदराबाद के कष्टो के वर्णन 
का प्रसंग न आना चाहिए । भाषणों मे आपत्तिजनक बातें बिलकुल न कही जाये । सच 
तो यह है कि यदि संभव हो तो भाषण सर्वथा बन्द कर देने चाहिए ।” 

सभा-प्रधान के इस आददों सन्देश का दब्दद्ाः पालन तो कठिन ही था, क्योकि 
भाषणों के बिना सभा होना सम्भव नही था ओर स्टेंशनों पर स्वागत करने के लिए जो 
भीड़ इकट॒ठी होती थो वह अनायास ही जलस का रूप ले लेती थी। तो भी इसमें सन्देह 
नहीं कि आर्य जनों ने प्रधान के आदेश के आदाय का पूर्ण रूप से पाउन किया। निजाम 
सरकार तथा मुसलमानों के विरुद्ध नारे लगाने या आक्षेपजनक भाषण देने के सम्बन्ध में 
कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई ॥ स्वागतसम्बन्धी समारोह में सभी स्थानों पर जो 
जोश दिखाया गया वह स्वाभाविक था । 

८ अगस्त को नागपुर में सार्वदेशिक सभा की अन्तरग सभा ने सत्याग्रह स्थगित 
करने का नि4चय किया था। अगले विन वह निईचय समाचारपत्रों में प्रकाशित हो गया । 
हैदराबाद सरकार को उसकी विधिपूर्वक सूचता भी दे दी गई । स्वाभाविक तो यह था 
कि सत्याग्रह के स्थगित हो जानें के आधार पर ही सब सत्याग्रही मुवत कर दिये जाते । 
परन्तु हेदराबाद को सरकार ने इसमें शायद अपनी कुछ कानूनी हैठी समझो और १७ 
अगस्त को यह निम्तित्त बताकर कंदियों को मुक्त किया कि वह हज्र निजास का जन्म 
दिन है, इस प्रसन्नता में केदी रिहा किये जाते हें । सामान्य नियम यह है कि जब किसी 
केदी को जेल से छोड़ा जाय तो उसे घर तक पहुंचने का किराया और खुराक का खर्च 


बधाइया और स्वागत ३१७ 


दिया जाय । निजाम के बारे में यह प्रसिद्ध था कि चह जितना अधिक धनी है, उतना 
हो अधिक कंजूस भी है । निजाम सरकार ने भी अपने स्वामी को पद्धति का अनुसरण 
करते हुए मुक्त हुए आर्यवीरों को घर तक का किराया हेने से इन्कार कर दिया। 
इस पर बहुत से आयंबीर बड़े सकट में पड़ गये | सार्बदेशिक सभा को ओर से तत्काल 
सर अकबर हैवरी को तार दिया गया ओर श्रीमती सरोजिनी नायडू से भी तार द्वारा 
प्रायंना की गई कि निजाम सरकार को समझायें। चारों ओर से जोर पड़ने पर रियासत 
की सरकार को झकना पड़ा । आयंवोरो को किराये दिये गये और वे घरों की ओर 
चल दिये । 

यों तो देश के सभी प्रान्तों में प्रसन्नता प्रगट करने और स्वागत करने के लिए 
अनेक आधोजन हुए, परन्तु इनसें से शोलापुर, सनसाड, हैदराबाद, बम्बई तथा दिल्‍ली 
के स्वागत समारोह बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण हुए । जेल से छुठकर महात्मा 
तारायण स्वामी, कुंवर चांदकरण शारदा, लाला खुशहालचन्द 'खुरसन्द' तथा अन्य 
सर्वाधिकारी ट्रेन से शोलापुर पहुंचे । ट्रेन के शोलापुर पहुचने के पहले हो स्टेशन पर विद्यालै 
भोड़ एकत्रित थी । गाड़ी के पहुचने पर हजारों जनकंठों ने वैदिक धर्म की जय', 'महाषि 
दयानन्द को जय, आप समाज चिरंजीवी हो', आदि जयघोषों से सबका स्वागत किया । 
शोभा-यात्रा का शहर के मुख्य-मुख्य बाजारों में सजे हुए तोरणो और पुष्पमालाओं से 
अभिननन्‍दन किया गया । साथकाल के सम्रय सार्वजनिक सभा हुईं जिसमें श्री नारायण 
स्वाभी जी तथा अन्य सर्वाधिकारियो के भाषणों के पदचात्‌ उन सत्याग्रही शहीदों के लिए 
स्मृतिरूपी श्रद्धांजलि समाप्त की गई, जिन्होंने हैदराबाद की जेलों में प्राण समपित 
किये थे । 

उसी दिन महाशय कृष्ण जो और पं० बुद्धदेव जी विद्यालंकार हैदराबाद से 
मनमाड पहुंचे । वहां उन दोनों नेताओं का भव्य स्वागत किया गया। 

उतो दिन हैदराबाद की हिन्दू जनता बेरिस्टर विनायक राव जी विद्यालंकार 
तथा स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी का हादिक अभिनन्दन कर रहो थो। सायंकाल जो सभा 
हुई, उसमें २५ हजार की उपस्थिति का अनुमान ऊगाया गया था। हैदराबाद के निवासी 
यहू अतुभव कर रहे थे कि मानों उनकी छातो पर से कोई बहुत भारी पत्थर उठ गया 
हो । सभा में उपस्थित लोगो का उत्साह उस विद्याल उत्साह का प्रतोक मात्र था, जो 
सारी रियासत में अनुभव किया जा रहा था। 

१९ अगस्त को सब सर्वाधिकारी मिलकर बम्बई पहुंचे । यहां भी स्टेशन पर 
बहुत उत्साहपूर्ण स्वागत हुआ । नगर के अनेक सम्भ्रान्त व्यक्ति पुष्पमालाओं के साथ 
उपस्थित थे। साथंकाल के समय च्नौपाटी के मेदान सें विराट सभा हुई, जिसमें श्री नारा- 
यण स्वामी जी ने तथा अन्य सर्वाधिकारियों ने सत्याग्रह की सफलता के लिए परमात्मा 
का धन्यवाद किया और आये जनता को बधाई दी । 

बम्बई से यह दल २२ अगस्त को दिल्‍ली पहुंचा । नग्मी दिल्‍लो और दिल्‍ली दोनों 
स्टेशनों पर हजारों की भीड़ ने स्वागत में भाग लिया। स्टेशन के बाहर बेण्ड बज रहा था। 
सर्वाधिकारी दो मोटरों में बेठकर नगर की ओर रवाना हुए तो उनके आगे और पीछे 


३१८ भ्रायंसमाज का इतिहास 


लगभग बीस हजार व्यक्षिययों का समूह था। यद्यपि सभा-प्रधान ने घोषणा-पत्र हारा 
जलसों पर प्रतिबन्ध लगा बिया था तो भो अनायास जल्स बन गया. जिसमें सावदेशिक 
सभा के प्रधान तथा . अन्य अधिकारियों को भो सम्मिलित होना पड़ा । जलूस हाडिग 
लायब्रेरी के पास से होता हुआ आजाद मंदान में पहुंचा, जहां विराट सभा की गई। 
प्रारम्भ में सभा-प्रधान श्री घनव्यामसिह जी ने नेताओं का अभिननन्‍्वत' करते हुए कहा-- 
“सम्माननीय स्वामी जी, अन्य सर्वाधिकारीगण तथा सत्याग्रही भाइयों, आप लोगो का 
अपने बीच भें स्वागत करते हुए में उस आनन्द को वाब्दों से पुरी तरह प्रकाशित नहीं 
कर सकता, जिसका में अतुभव कर रहा हूं । आपके दृष्टांत उन सहस्रो आरयों तथा 
हिन्दुओं को, जिन्होंने इस धर्म युद्ध मे बलिदान किधा और अपने आन्दोलन को उच्च 
वातावरण तक पहुंचाया, उत्साह मिला | हमसे से जो लोग जेल से बाहर रहे आपके 
बलिदानो के लिए यथोथित रूप से धन्यवाद देने के अधिकारी नहीं है । एक बड़ी बात, 
जो समस्त भारत के लिए लागू होती है, यह है कि इस पवित्र युद्ध में जिन साधनों का 
प्रयोग किया गया वें सत्य और पवित्र थे। इस दिशा में आपके दृष्टान्त ने अन्य सब 
सत्याग्रही भाईयों का मार्ग प्रदर्शन किया । राजनीतिक नेताओं में से बहुत से लोगो को यह 
विद्वास नहीं होता था कि हम सत्याग्रह के उच्च आदर्शों के अनुसार चल सकेंगे । 
परन्तु आपके नेतृत्व में हमारे सेनिको ने अन्तिम क्षण तक सत्य और पविन्नता की जो उच्च 
भूमि बनाये रखी, उससे आर्यसमाज का गौरव बहुत बढ़ गया हे ।” 


अन्त में श्री गुप्त जी ने कहा कि "में बड़े चाव से उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा 
था जब में आप लोगो के साथ जेल मे सम्मिलित हो सकँ परन्तु भगवान की कृपा और 
ऋषि दयानरद द्वारा प्राप्त उत्साह के कारण आप लोगो के प्रयत्न इत्तने थोड़े समय में 
हो सफल हो गये ।” 

श्री महात्मा नारायणस्वामी जी ने स्वागत का उत्तर देते हुए कहा---'वे लोग 
जिन्होंने कभी सत्याग्रह आन्दोलन मे भाग लिया है, अच्छी तरह जानते हे कि जेलों से 
बाहर रहकर सत्याप्रह आन्दोलन को चलाने वाले लोगो फो जेल में बन्द हो जाने 
वालों को अपेक्षा अधिक काम करता पड़ता है । हमारे सत्याग्रह में भी यही सत्य दीख 
रहा हे । यदि जेल से बाहुर रहकर भी अपने कत्तंव्यो का पालन इतने उत्साह और लगन 
के साथ न किया होता तो हमारा' सत्याग्रह इतनी जल्दो समाप्त न हो सकता । मुझे 
यह कहते अभिम्ान का अनुभव होता हैँ कि उन सब भाइयों ने, जो प्रायः अनिच्छा- 
पूर्वक अपने निश्चय की विरुद्ध जेलो से बाहर रहे, अपने कर्तव्यों का अत्यन्त प्रशंसनीय 
रूप में पालन किया । 

उसो दिन सायंकाल गांधी मेदान में एक सार्वजनिक सभा हुई । उपस्थिति पचास 
हजार से कम न थी । सारे मंदान में मनुष्यों के सिर ही सिर दिखाई देते थे। श्री 
धनद्याम सिह गुप्त सभापति निर्वाचित हुए । सार्वदेशिक सभा के मन्‍्त्री प्रो० सुधाकर 
जी ने सा्वदेशिक सभा की ओर से सर्वाधिकारी महानुभावों की सेवा में भक्ति और प्रेम 
के भावो से पूर्ण निम्नलिखित अभितन्दन-पत्र पेश किया- 


बधाइया और स्वागत ३१६ 


योग्य नेतृगण, 

अपने उद्देश्य में सफल होकर जेंल से घर को लौटते समय, सावदेशिक प्रतिनिधि 
सभा तथा समस्त हिन्दू (आये) समाज की ओर से, इस सांस्कृतिक प्रथाओ से परिषुर्ण 
ऐतिहासिक नगरी मे, 'जो श्री गुरु तेगबहादुर और श्रो स्वामी श्रद्धानन्द जी के पवित्र 
बलिदानों से पावन हो चुकी है, आपका हार्दिक अभिनन्‍्दन करतो हैं। क्ृतज्ञता और 
असीम आनन्द से परियुर्ण हृदयों से हम आपको सत्याग्रह आन्दोलन के प्रारम्भ होने 
के पदचात्‌ इतनी जल्दी अपने अन्दर बेठा हुआ देख, श्रद्धापूर्वक आपके सामने अपने सिर 
झुकाते है । हमारी सफलता आपके तथा उन हजारों आयें सत्याग्रहियों के, जो आपके 
नेतृत्व मे जेलों में गये और उन वीर तथा निर्भय वीरो के, जिन्होंने हैदराबाद में गहीद 
बनकर अपने अम॒ल्य जीवनो का विसर्जन किया, महान्‌ बलिदान का फल हे। 
सम्माननीय सर्वाधिकारों गण, 


आपके नेतृत्व में आर्यसमाज ने इस सत्याग्रह में सत्य और आहसा की जिस 
अजेय दाक्ति का प्रदर्शन किया है, उसने हमारे धर्मयुद्ध को विजय प्रदान की हैँ। आपके 
नेतृत्व ने हमारे देवा के सार्वजनिक जीवन में आर्यसमाज को एक बार फिर जीवित 
शक्ति बना दिया हैं। आपकी तथा अन्य सत्याग्रहियों की इस कष्ठ-सहिष्णुता का इतिहास 
स्वर्णाक्षरों मे लिखा जायेगा । 
पूज्य स्वामी जी, 

इस वृद्धावस्था में आपका धर्मयुद्ध के लिए प्रस्थान करना हमें उन अतीत 
दिवसों का स्मरण कराता है जब ऋषि लोग अपने जीवन-शक्ति-रक्त से बंदिक सभ्यता 
को सिचित किया करते थे) इस धामिक आन्दोलन से आपके नेतृत्व ने, आर्यसामाजिक 
क्षेत्रों में जागृति का नवीन संचार कर आइचर्य उत्पन्न किया हे। वे व्यक्ति भी, जो हमारे 
आन्दोलन की प्रारस्भिक अवस्था में हमसे उदासीन थे, बाद में चौक उठे । उन्होंने हमारे 
उद्देश्य को उचितता को अनुभव किया और इसे सफल बनाने में सहायता दी । इस 
सत्याग्रह आन्दोलन ने आर्यसमाज के पहले से ही उद्दीप्त इतिहास में एक और नये 
देदीप्पमान अध्याय को जोड़ दिया हे । 
माननीय सर्वाधिकारीगण, 

अन्य सत्याग्रहियों के साथ आपके महान्‌ बलिदान ने आयंसमाज के संसार- 
व्यापी कार्य को अत्यन्त प्रिय बना दिया है। इसने इसके यद् को और भो प्रवृद्ध किया 
है और इसको उपयोगिता को कई गुणा बढ़ाया है । 

आपकी सेवाओं को स्वीकार करते हुए, इस अवसर पर हम आपके प्रति अपने 
सौहा्द और सम्मान की यह क्षुद्र भेंट समपित करते है । 
दिल्‍लली-२२ अगस्त, १९३९. हम हैं आपके, 

सावदेशिक सभा के सदस्य 

अभिनन्दन पत्र के उत्तर में महात्मा नारायण स्वासी जो, महाद्य कृष्ण, महाश्य 

खुशहालचन्द खुरसन्द', कुंवर चांदकरण शारदा, पं० धुरेन्द्र शास्त्री तथा पं० ज्ञानेखर जी 


३२० आर्यसमाज का इतिहास 


के भाषण हुए। सभो वक्‍ताओं ने आय॑बीरों के धर्मं-भाव और साहस की प्रदांसा की और 
आर्यजनों के उत्साहपूर्ण सहयोग का धन्यवाद किया । 


दूसरे दित कम्पनी बाग के विशाल संदान मे एक बड़ा सहभोज किया गया, 
जिसमें लगभग तीन हजार व्यक्तियों ने भोजन किया । इस सहभोज के संयोजक पं० 
सत्यदेव विद्यालंकार और प्रबन्धक बाबा सिलखासिह जी थे। आयोजन बहुत सफल हुआ। 
सफलता के लिए आयोजनकर्ताओं को सब आर्यजनों की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद 
दिये गये । 

दिल्‍ली से सर्वाधिकारियों का दल मेरठ में ठहरता हुआ लाहौर पहुंचा | दोनों 
ही स्थानों पर भव्य स्वागत और अभिनन्‍दन को योजना की गई थी । अपने-अपने प्रास्तों 
ओर स्थानों पर तो प्राय: सभी लौटे हुए आयंबीरों का उत्साहपूर्ण स्वागत हुआ । 


गुरुकुल कांगड़ी के सत्याग्रही ब्रह्मचारियों का जत्था बसबई और दिल्‍ली होता 
हुआ गुरुकुल पहुंचा । यह जत्था बहुत बड़ी पःक्षा मे से निकला था। इस जत्थे के सत्या- 
प्रहियों को रियासत के अधिकारियों ने कई दुकड़ों में बांटकर कठोर जेलों में बन्द कर 
विया था। १८ वर्ष का म्र० रामनाथ जेल के अत्याचारों के कारण अपने प्राण की बलि 
दे खुका था। इस जत्थे का बस्बई, दिल्‍ली और गुरुकुल तीनों स्थानों पर हादिक अभिननन्‍्दन 
किया गया । गुरुकुल विध्वविद्यालय वुन्दाबन, सहाविद्यालय ज्वालापुर, गुरुकुछ भंसवाल, 
गुरुकुल चित्तौड़गढ़, गुरुकुल विरालसी आंद गुरुकुलों और दयानन्द उपदेदक विद्यालय 
तथा ब्राह्म महाविद्यालय आदि आयें संस्थओ के ब्रह्मचारियों और छात्रों का स्वागत 
समारोह भी स्थान-स्थान पर सम्पन्न हुआ । इस प्रकार आये जनता का साधुवाद छेते 
हुए आये सत्याग्रह के सेनापति तथा सेनिक आठ मास के संघर्ष के पश्चात्‌ अपने-अपने 
स्थानों पर पहुंच गये । 


श्रा्य सत्याग्रह का सिहावलोकन 


जब साव॑ं देशिक सभा की ओर से सत्याग्रह के स्थगित करने की घोषणा की गयी 
थो तब आयंसमाज के बहुत से उत्साही सदस्यों का यह विचार था कि सत्याग्रह फो 
स्थगित करने का नि+चय जल्दी में, समय से पूर्व कर दिया गया है । उनके मन में यह 
आशंका थो कि शायद निजाम सरकार धोखा देकर आयेसमाज के उत्साह की सन्‍्द करना 
चाहती है। जिन लोगों ने आय्यंस्माज के प्रतिनिधि के तोर पर सुलह की चर्चा में विशेष 
भाग लिया था वे अनुभव कर रहे थे कि निजाम सरकार सचमुच उस दलवल सें से निकलना 
चाहतो है, जिसमें उसने अद्दरशिता से अपने आपको फंसा लिया है । एक ओर 
से अंग्रेनो सरकार सामल को जलदों समाप्त करने के लिए रियासत की सरकार को 
दबा रही थी, दूसरी ओर मौलाना आजाद और उनके से विचार रखने वाले राष्ट्रीय 
झुंसलसान नेता सर अकबर हैदरी के पास इस आधशाय के सन्देश भेज रहे थे कि कोई 
न कोई सुलह का रास्ता निकालना चाहिए । क्योंकि वे अनुभव करते थे कि कांग्रेस 
के प्राय, सभी हिन्दू नेतानों को सहानुभूति आर्य सत्याग्रह फे साथ थी। इधर रिघासत 


बधादयां और स्वागत ३२१ 


के अधिकारी देख रहे थे कि आर्यों के सत्पाग्रह की दबाने या कुचलने की जितनी चेष्टायें 
की जाती है, व॑ सब उसे भड़काने और तीज करने का साधन बन जातो हे । ये सब 
कारण थे जिनसे बाधित होकर अगस्त के प्रारम्भ मे रियासत की ओर से फर्मान के रूप 
से सुलह की सफेद झंडी खड़ी की गयी थी। उसमे न तो सर अकबर हैदरी की तथा- 
कथित उदार नोति का कोई हिस्सा था और न निजञास की कत्पित निष्पक्षपात नीति का । 
ईनजाम की सरकार परिस्थितियों से बाधित होकर सुलह के लिए तेयार हुई, किसी धार्मिक 
स्वाधोनता की ऊंची भावना से नही। 


उन दिनो हेथ्शाबाद के आम मुसलमान निवासियों की मनोवृति का अनुमात 
एक अ0र्ग महिला के उस बयार से लगाया जा सकता हैँ, जो उसने सत्याग्रह के दिनो में 
हैदराबाद से लौटकर दिया था। वह महिला अपने एक नवयुवक वयस्य को बारंगल जेल 
में देखने गयो थी । उस महिला ने अपने अनुभवों का वर्णन करते हुए बतलाया कि 
“रियासत के प्रत्येक भाग भ, सामान्य रूप से बाहर के हिन्दुओ को, विशेष रूप से खहृदर- 
घारियों को, हेष और अविश्वास की दृष्ठि से देखा जाता था। मुसलमान स्त्री-पुरुष यह 
समझते हैँ कि हैदराबाद वस्तुतः भुसलमानो का है, हिन्दू उसमें परदेशी बनकर आ गये 
हु। एक बार रेल के जिस डिब्बे में वह सफर कर रही थीं उसमें कुछ,मुत्ततधान औरतें 
भी सवार हो गईं । हिन्दू ौहित्रयों को उस डिब्बे में देखकर वे कहने लगीं कि 'निजञास को 
सरकार को कमजोरी के कारण हिन्दुओं को हिम्तत इतनी बढ़ गपी है कि वे उन्हों डिब्बों 
में सफर करने लगे है, जिनमें हम लोगों को चढ़ना पड़ता है। ये हिन्दू हाथ में लोटा-डोरी 
लेकर और गाय की पूछ पकड़कर हैदराबाद में आये थे और अब बराबरी का दावा 
करने लगे है । हम लोगों ने तलवार के जोर से उत्ते जीता है और तलवार के जोर से ही 
इसे रकबेंगे।” उस मुसलप्तान सहिला ने यह भो ऐलान किया कि “में हैदराबाद जाकर 
अकबर हेदरों से जवाबतलबोी करूएी ।* 


हैदराबाद के सर्वताधारण मुत्तलमानों के दिमाग की उस समय जो हालत थी, 
वह इस एक दृष्टान्त से स्पष्ट हो जातो है। रियासत के मुसलमान निवासियों की ऐसी 
अशुद्ध और विबेली मनोवृत्ति के होते हुए भी रियासत की सरकार को छुलह की चर्चा 
छेड़ती पड़ी । इससे दो बातें सर्वथा अतंदिग्ध रूप में प्रगट होती हैं। एक तो यह कि 
निजाम को आपंसम्राज की दुढता पर पूरा विदवास हो गया था और दूसरी यह कि 
उत्ते बाहर के दबाव और अपनी निर्बलता के अनुभव ने झुकने के लिए ब्राधित कर दिया 
था। इन सब बातों पर विचार करें तो हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं अनुभव होता 
कि उत समय आपं-सत्याग्रह को जो सफलता प्राप्त हुई वह पूर्ण और निष्कलंक थी और 
जिन आय भहातुभावों ते निज्ञाम सरकार से सुलह की बातचीत करके आर्य समाज को 
सत्याग्रह के स्थगित करने का परामर्श दिया उन्होने बहुत बुद्धिलत्ता का काम किया। 
वे सचमुच आर्य त्माज के धन्यवाद के पात्र है । 


सत्पाप्रह के सिद्धान्तो की दृष्टि से आप॑ सत्याग्रह निर्दोष और बहुत ऊंचा न । 
इसके लिये तो सत्याग्रह ज्ञास्त्र के आधार्य महात्मा गांधो का प्रमाण पन्न ही पर्माप्त 


३२२ आययंसमाज का इतिहास 


है। आपने सत्याग्रह को समाप्ति पर लिखा था कि “वह सत्याग्रह यदि कांग्रेस के सत्या- 
ग्रह से अच्छा नही था तो ब्रा भी नही था ४” हमे दोनों सत्याप्रह की तुलता करके 
ऊच-तीच का निश्चय करना उचित नहों प्रतीत होता। इतना हो कह देना पर्थाप्त कि है 
आय॑ सत्पाग्रह के दिनो से न तो आयंसमाज की ओर से कोई हिसात्मक कार्य हुआ और 
न ही बोच-बोच मे सत्याग्रह को रोकना पड़ा। सत्याग्रह की अहिसात्मक विशाल धारा 
तब तक अनवरत चलतो गयी, जब तक कि वह अपने लक्ष्य तक न पहुँच गयी । इसका श्रेय 
आप जनता की ज्ञान्तिप्रितता और उसके नेताओ की सतकंता को हे जिन्होंने हर एक 
रोब-दायक घटना पर अपने को तियंत्रण में रखने का भरसक प्रयत्न किया । 


7207 66806 0५ 99]89॥ /४५४ - 0र्चुंध्ाधां 


चोदद्नयाँ भध्याय 
हेदराबाद के आय शहीद 


यों तो आर्य सत्याग्रह में भाग लेन वाले सभो सेनापतियों और सैनिकों ने अनु- 
करणोव बलिदान की भावना का परिचय दिया, परन्तु जिन वौरों ने अपना शरीर 
अभधित कर दिया, उनका संक्षिप्त परिचय देना अत्यन्त आवश्यक है। धर्म पर आत्म-बलिदान 
करना आयंसभाज को पुरानी प्रथा! है । मर्शाप दयानरद से लेकर आज तक आर्य बीर 
आत्म समर्पण करते आये है। कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। हेदराबाद के आये 
सत्याग्रह मे भो वही परम्परा जारी रही। यहां आत्म-बलिदान करने वाले धर्मवीरों का 
राक्षिप्त परिचय दिया जाता है :-- 


१-० इयामलाल जी 


प० इयामलाल जी का जन्म हेदराबाद राज्य के बीदर जिले के आलकी नामक 
गांव में हुआ था। आपके पिता प० भोलानाथ जो कट्॒‌टर सनातनी एवं पौराणिक थे।.- 
पृतुक परण्परा के अनुस्तार द्यामलाल जो का विश्वास और श्रद्धा भी मारुति और म्ाणिक 
प्रभु के म्दिरों मे विशेष रूप से थी। पिता को मुत्यु के बाद श्रों गोकुलप्रसाद तथा पं० 
वंशोलाल जी के प्रभाव में आकर आप ज्ञीघ ही आर्यस्माजी बन गये। प्रसिद्ध आये 
नेता पं० वज्ञीलाल जी आपके बड़े भाई थे। न केवल हैदराबाद राज्य में अपितु बम्बई 
तक में आप अपने धर्म-प्रेम और उत्साह के लिए प्रसिद्ध हो चुके थे । हैदराबाद हाईकोर्ट 
के जज अशगर यार जंगबहादुर ने लिखा था कि इसे धामिक पागलपन हे । १९३१ में 
हैदराबाद राज्य में प्रतिनिधि सभा की स्थापना हुई । आप तोन वर्ष बाद हो उसके मंत्रो 
चुने गये । 
कई बार सरकार की ओर से जाली अभिषोग लगाकर प० इयासलाल जो को 
फंसाने की चेष्टा की गयी थी। १९२८ में उदगीर में हिन्दू-मुस्लिम दंगा हुआ। इसमें 
अन्य १५ हिन्दुओं के साथ पण्डित ज्ञी को भी पकड लिया गया। जेल में आपका स्वास्थ्य 
गिरने लगा। आप बचपन से ही निर्बल प्रकृति के थे। आख के आपरेशन तथा अन्य 
व्याधियों के कारण डाक्टर ने आपको सिर्फ केला और दूध लेने की सलाह दी थी। 
जेल के अधिकारियों से अनेक बार प्रार्थना करने पर भी यहु पथ्य उन्हें न दिया गया। 
परिणामतः आपको कई बार अनशन करना पडा। अन्त से जेल की यातनाओं. के असह्य 
हो जाते के कारण १६ दिसम्बर १९३८ को आपका जेल में स्वर्गवास हो गया। शव बड़ी 
कठिनाई से शोलापुर लाया गया । उत्त समय शोलापुर के प्रसिद्ध डाक्टर श्री तोलकण्ठ 
राव एल० एम० एप्त०, के० एल० ओ० (ब्रियाना) ने शव की परीक्षा करने के बाद 


३२४ प्रायंसमाज का इतिहास 


लिखा था-- पेट सिकुड़ कर पीठ से जा लूगा था। हाथ के नाखून काले पड़ गये थे। बाई 
टांग के गिट्टे के पास आब इच घेरे का एक घाव पाया गया । दाई ठाग पर भी एक 
लम्बा घाव था। इन जिहछों से यह संशय प्रकट किया गया कि उन्हें कोड़े मारे गये थे तथा 
अन्य प्रकार की यातनाए दी गयी थी ।” इन्हीं दिनो शोलापुर में आर्य कांग्रेस की तैयारियों 
के बीच यड़ी शान से आपका दाह-संस्कार किया गया । 
२-स्वामी सत्यानन्द जी 

स्वामों सत्यानन्द जी का जम्म संयुक्तप्रान्त में हुआ था । संन्यास लेने के बाद 
लगभग २० बदबं से वे दक्षिण में कार्य कर रहे थे। बगलोर में अमर शहीद स्वामी श्रद्धा- 
ननन्‍द जो के नाम से आश्रम स्थापित्‌ कर आप वहीं रहते थे । अपने १८ वानप्रस्थी साथियों 
के साथ आपने गलबर्गा में सत्याग्रह किया । वहां से उन्हें चंचलगुडा भेज दिया गया। 
२७-४-३९ को आपका वेहान्त हो! गया । सरकार ने अपने वक्तव्य में स्वामी जी के 
बारे में लिखा था कि “२१३ अप्रैछ को जब आप जैल में आये तो आपको तेज बुखार था। 
२६ अप्रेल को आपको उस्मानिया हुस्पताल भेज दिया गया । यहां अगले दिन हार्ट फेल 
'हो जाने से आपकी मृत्यु हो गई । सरकारी डाक्टर ने शव की जांच के बाद प्रमाणित 
किया कि शरीर पर घाव का फोई चिहक्त नहीं हे ।/ अगले दिन सन्‍्त्री आर्य समाज फ्रे 
शक प्रतिनिधि को उनका शाब सोंपा गया तथा उससे इस आधाय की रसोद ले ली गयी 
कि शव अच्छी अवस्था में पाया । सरकार से किसी अन्य प्रकार की शिकायत किये बिना 
ही शव का दाह-संस्कार कर दिया गया । डा० अचोलिकर एम० बी० ब्री० एस० ने भी 
आपके शव की परीक्षा फी । उन्होंने जो रिपोर्ट दी वह सरकारी रिपोर्ट के बिलकुल 
विरुद्ध थी। डा० अंचोलिकर ने बताया था कि स्वासी जी के बायें कान के पीछे घात 
और आसपास खून जमा हुआ था । उन्होंने आंख के पास और पीठ तथा भुजाओं पर 
कुछ काट के निश्ञानों के चिह्न भी बताये थे । आयंसमाज सुल्तान बाजार के मन्‍्त्री 
य॑० श्रीराम शर्मा ने अपने २९ अप्रैल के पत्र सें लिखा था कि 'स्वासी जो मे हवन न 
करने देने पर २३ सत्पाग्रहियों फे साथ भूछ हड़ताल की हुई थी । इसी बात का द्योतक 
एक और गुमनाम पत्र भी जेल से मिला या। जेंक से शव फो लाने वाले चन्द्रपाल के 
वक्तव्य फे अतुस्तार भी स्वामी जी के कान व आंख फे पास घाव थे। पं० धर्मवत्त, 
श्री मोहनलाल वर्मा, श्र! पुमानराव, श्री जिन्दाबाद तथा श्री सानिकचन्द के भी वक्‍तथ्यों 
से चन्द्रपाल के वक्तव्य की पुष्टि होतो है । 
३-श्री परमानन्द जी 


परमानन्द जी हरिद्वार निवासी श्री गोकुलप्रसाद के सुपुत्र थे। आपकी अवस्था 
२० धर्ष को थी । २० सत्याग्रहियो के साथ लात्र में सत्याग्रह करके आप जेल चले गये। : 
गुलबर्गा से उन्हें चंचलगुडा भेज दिया गया, जहां १ अप्रैल को आपका देहात हो गया। 
सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया था कि “मेण्टल अस्पताल में साधारण अवस्था में उसकी 
भृत्यु हो गई। उसकी देह पर घाव के कोई निशान न थे ।” परमानन्‍्द जो की मानसिक 
दशा खराब होने की सूचना इससे पहले नहीं दी गई थी। अन्य साथियों से भी सरकार 


हैदराबाद के आये शहीद 78 


के इस वबतव्य का खंडन होता है । झा० फड़के एम० बो० बी० एस० ने ताक के पाप 
जोट होने और नाक से खून निकलने की बात कही थी। डा० फड़के के कथनानुसार 
परमानन्द जी की दाई भुजा १२ तीन इंच लम्बा एक तिरछा घाव था। दाई कोहनी 
और छाती १२ भी घाव थे। नाक और मुँह से परीक्षा के समय भी खून निकल रहा था। 
पं० धरमंदत्त जी और श्री चद्धयाल जो को जेल से शब प्राप्त करने के लिए बहुत भाग- 
दौड़ करनो पड़ो । उन्‍हें मि० हालिन्स तक के पास जाना पड़ा । डा० फड़के की सम्भति 
में शव का विस्तृत पोस्टमार्टम होना आवश्यक या। 


४-श्री विष्ण भगवन्त तन्दुरकर 


विष्णुभगवन्त तन्दुरकर हैदराबाद राज्य के तब्दुर स्थान के निवासी थे । 
आपकी आयु ३० वर्ष फी थी । गुलधर्गा में गिरफ्तार होने के बाद आपको हैदराबाद 
जेल में भेज दिया गया । १ भई को आपका स्वर्गवास हो गया । सरकारो विज्ञप्ति में 
बताया गया था कि आपको उदर रोग से पीड़ित होते के कारण ३० अप्रेल को उसमा- 
निया अस्पताल भेज दिया गया था। वहां हार्ट फेल हो जाने से १ मई को आपकी मृत्यु 
हो गयी । सरकार ने तन्दुरकर के सम्बन्ध में भी एक विज्ञप्ति निकालकर अपने को 
निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास किया था। किन्तु डा० अंधोलिकर तथा डा० फड़के की 
सम्मतिया इसके विपरीत थी । श्री चिनायक्राब विद्यालंकार, श्री नर्रासहराव, और 
हवृभन्त राव जी ने अजहर हुतेन (सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट) से छाव की परीक्षा करने को 
प्रार्थना की ! क्षिन्तु इस प्रार्थना पर कोई ध्यान न दिया गया। इन महानुभावों के व्रक्तव्यो 
के अनुसार तन्दुरकर के श्र १२ चोटो के अनेक निशान थे। श्री रामकृष्णराव बी० ए०, 
एलएल० बो० वकील हाईकोर्ट के बकतव्य से भी यह प्रमाणित होता हैँ कि तन्दुरकर 
को जेल में यातनायें दी गई थीं। उन्होंने कहा था--मैने सिर के वास भाग सें, कान के 
पास एक घाव देखा, जिसमें से अब भी रक्त बह रहा था । मेने वो काले चिह्न भी देखे । 
एक बाई भुजा पर दूसरा दक्षिण स्कन्ध के पाप्त । गर्दन के पीछे की चसड़ी बहुत लाल 
थी और नथनों से काले रंग का रक्त प्रवाहित हो रहा था । 


प५-श्री छोटलाल जी 


राजगुरु जो के साथ सत्याग्रह करने वाले ५३१ सत्याग्रहियों में से आप एक थे । 
युक्षतप्रान्त के अलालपुर स्थान के आग निवासी थे। आप अपने पिता के इकलौते बेटे 
थे। बीमार अवस्था में धूप में काम करने के कारण आपको लू लूप गई तथा आप 
बेहोश हो गये। बेहोशी की अचस्था में एक छत के नीचे सिटाया गया, जहां उन्हें उललदी 
और दस्त हुए । आधो रात तक दक्ा सुधरती न देख आपको हस्पताल भेज दिया गया । 
२ मई को वे बीमार पड़े थे तथा ३ मई की प्रातः वेहास्त हो गया । २०-सत्याग्नहिपों को 
साथ में जाने को आज्ञा देकर जेल वालों मे स्वयं ही आपका दाह-संस्कार कर दिया । 
शव का कोई फोटो भी त लेने दिया गया । कुछ दिन फछात्‌ सरका र ने मो विज्ञप्ति निकाली 
उसमें वह इस बात से इस्कार न कर सकी कि 'छोटेलाल जी से बोमांरी में और धूप में 


३२६ भायंसमाज फा ई टी.( 


काम लिया गया ।” जेल से मुक्त होने के बाद शी राजर[र जी छोटेलाल जी के गांव भय 
तथा उनको माता को बधाई दी। 
६-श्री नानूमल जी 

क्रो नानूमल जी भध्य प्रदेश के असरग्वती शहर फे निवासो थे। आपको आयु 
५२ वर्ष की थो । २६ मई को चंचलगुड। जेल से बीमार हुए । २९ झ्ई को उस्सानिया 
हस्पताल में निमोनिया से आपका देहान्त हुआ । !पंको सृत्यु और शव का किसी को पता 
तक न दिया गया। श्री हरिवचन्द्र विद्यार्थो नें शब को प्राप्ति के लिए काफी भागदौड़ को । 
उन दिनों श्रीमती सरोजिनी नायडू हैदराबाद में ही थीं। उनके द्वारा भो यत्न किया 
गया। किस्तु सब असफल रहा। दिल्‍ली से सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा को ओर से आये 
तार पर भो कुछ ध्यान न दिया गया । क्षव को इस प्रफार छिपाकर दाह के लिए छे 
जाया जाना पहली अजीब घटना थी । अन्त से उस स्थान का पता लगा लिया गया, 
जहां शव का दाह किया गया था ! 
७-श्री माधवराव जी 

साधवराव जी लातूर (हैदराबाद (श्यासत) के निवासी थे । आपकी आयु ३० 
बर्ष की थो । तीत्र ज्वर और लू के कारण २१ मई को आप गुलबर्गा जेल में बीमार हो 
गये और २६ मई को देहान्त हो गया। कुछ सत्याग्रहियो के साथ जेल वालो ने आपका 
दाह-संस्कार कर दिया । सत्याग्रह ससिति को ओर से मृत व्यक्तित के विषय सें जांच 
करने के लिए नियुक्त प्रतिनिधि को दह-सं कार में सम्मिलित सत्पाग्रहियो से भी 
मिलने की आज्ञा न दी गई । दब का फोटा थी नहीं लेने दिया गया था। गुलबर्गा 
दाहुर को जनता ने इमशान तक साथ जाने ५) अनुमति मांगी, किन्तु उसे अस्वीकृत 
कर दिया गया । 

८-श्री पाण्ड्रग जी 

आप उस्प्तानाबाद (हैदराबाद रियासत) फे निवासी थे। आयु २२ वर्ष की 
थो। गुलबर्गा जेल में आपको इन्फ्लएन्जा हो गया। जेल हस्पताल में उपचार ठोक 
प्रकार से न हुआ। परिणाम्तः २५ मई को आपकी अवस्था अत्यन्त नाजुक हो गई । 
अतः आपको जेल के ब7हर हस्पताल भेजा गया, जहां २७ मई को मृत्य हो गई। शहर में 
मृत्यु का समाक्तार पहुंचते हो अपार भीड़ हस्पताल पर जमा हो गई । लेकिन उन्हें शव 
न॑ दिया गया और न ही फोटो लेने का अवसर प्रदान किया गया । शव को वापिस जेल 
भेजकर कुछ सत्याग्रहियों एवं एक पुलिस के दस्ते को साथ लेकर उसको श्मशान भूमि 
में अन्तयेष्टि कर दी गई। श्री पांडरंग का देहान्त होना सरकार ने ५ जुलाई को स्वीकार 
किया । 
९-श्री सुतहरासिह जी 

सुनहरासिह बुटाता (जिला सेहतक ) के रहने वाले थे। आपके पिता का नाम 
श्री जगतराम था। आपका शरीर सुडौल एबं स्वास्थ्य उत्तम था । महाशय क्षृष्ण जी के 
साथ ५ जून को आपको गिरफ्त(र किया गया था। जेल में जाकर आप अस्वस्थ हो गये। 


हैदराबाद के झ्राय शहीद ३२७ 


बेगल से फोडा भी तिकलू आया था। उपचार में हापरवाही होने के कारण सज्ज 
बढ़ता गया । फोड्डे एव तेज बुखार के कारण उन्हें सन्निपात भी हो गया था। ८ जून प्रातः 
७॥ बजे आपका देहावसान हो गया। सरकारी डाक्टर का बयान था कि मृत्यु बोमारी से 
हुई थी, अतः स्वाभाविक थी । लेकिन सुनहरासिह के साथ हस्पताल में जो सलृक 
किया जाता था, उससे स्पष्ट था कि उपचार में लापरवाहों की गयी थों। महाशय कृष्ण 
जी तथा अन्य साथियों को मृत्यु को सूचना भी कई घटों बाद दी गयो थी। खुशहालचरद 
जी 'खुरसल्द' बाद में बुटाता गये, वहा श्री सुनहरासिह के पिता को बधाई देते हुए आपने 
उनके स्मारक रूप में गांव में आर्य मन्दिर की आधारशिला रखी । 
१०-महागय फकीरचन्द जी 

आप शारधा गांव (जिला करनाल) तहसील कंथल के रहने वाले थे। आयु ३५ 
वर्ष को थो । आपने भी महाशय कृष्ण जी के साथ औरंगाबाद में सत्याग्रह किया था। 
उदर-विकार होने के कारण जेल हस्पताल में भर्तों किये गये । इस पीड़ा के अपेण्डी- 
साइटीज का रूप धारण कर लेने पर आपको सिविल अस्पताल भेज दिया गया । ३० 
अत को आप रेशन हुआ । लेकिन आपरेशन के बाद समुचित देखभाल न होने के कारण 
१ जुलाई की सुबह ७ बर्जे आपका देहान्त हो गया। 
१?-श्री गलखानसिह जी 

आप हुड़को के निवासी थे। आयु ३५ वर्ष को थी। सहारनपुर जिले से इतने 
अधिक सत्याफ्रहियों का जाना आपके ही परिश्रम का फल था । काग्रेस के आन्दोलतों में 
भो आप कई बार जेल हो आये थे। रुडकी के जत्थे के साथ पुसद में सत्याग्रह करने 
गर आपको चंचछगुड़ां जेल भेज दिया गया। १ जुलाई को आपका वेहावसान हुआ । 
आपकी बीमारी और मृत्यु के समाचार को अत्यन्त गुप्त रखा गया और जेल के इमशान 
में ही आपका दाह-संस्कार कर दिया गया। 
१२-श्री स्वामी कल्याणानन्द जी 

स्वामी जी मुजफ्फरनगर के निवासी भे | उनको आयु ७५ वर्ष को थी परन्तु 
उत्साह युवकों का सा था । ८ जुलाई को आपको मृत्यु हुई । मृत्यु का कुछ भो कारण बताये 
बिना १० जुलाई को आपकी मृत्यु की सूचना दी गयी थी। 
१३-श्री शान्तिप्रकाश जी 

श्री शास्तिप्रकाद जी की आयु केवल १८ वर्ष की थो। जिला गुरुदासपुर के 
कलानौर अकबरी मे आपका जन्म हुआ था। पिता श्री रामरत्न जी दरार्मा नयो दिल्ली 
स्टेशन पर टिकट कलेक्टर थे। शांतिप्रकाश जो घर से चुपचाप भाग कर वम्बई में 
सत्याग्रही जत्थे में शामिल हो गये थे । ९ मई को गुंजोदी में आपने सत्याग्रह किया। 
आपको उस्मानाबाद जेल में रखा गया। बीमार हो जानें के कारण शाल्तिप्रकाश जो को 
सिविल हस्पताल में भेज दिया गया । हस्पताल से जेल भेजे जाने पर पुरानी बीमारी ने 
उग्र रूप धारण कर लिया । बीमारी के असाध्य होने पर पुनः सिविल अस्पताल भेज दिया 
आया और इनके पिता को तार दिया गया। श्ञातिप्रकाश जी पर क्षमा भांगने के लिए 


३२८ ग्रायंसमाज का इतिहास 


काफो जोर डाला गया परसन्‍्तु आपने अपने पिता के सामने भ« “गैर हकीकतराय का दृष्टांत 
रखा और माफी मांगने से इन्कार कर दिया। बालक का साइस देखकर पिता ने भी माफी 
मांगने का आग्रह नही किया । २७ जुछाई को आपकी सुत्यु हो गई। मृत्यु का समाचार 
वहर में फैलते ही वहां हड़ताल हो गयी । सरकार ने शव देगे से इन्कार कर दिया तथा 
अर्थी के साथ जाने की भी आज्ञा न दी गयी । २८ जुलाई को कुछ सत्थाग्रहियों को साथ 
लेकर शव का वैदिक विधि से दाह-संस्कार कर दिया गया । 
१४-श्री बदनमिटह जी 

बदनसिह जी की आयु १८ वर्ष की थी। मुजफ्फराबाद (जिला सहारनपुर) मे 
आपका जन्म हुआ था। राजगुरु जी के अनुरोध को ठुकराकर ठा० दीकासिह जी ने 
अपने इकलौते पुत्र को अपनो सख्त बीमारी में भो सत्याग्रह में जाने से नहों रोका । 
१७ जून को बदनसिह जी ने बेजवाड़ा में सत्याग्रह किया । बारंगल की जेल थे आस्त्र ज्वर 
से पीड़ित होने के कारण आपक्नो जेल-हस्पताल मे रखा गया, जहां रथ अगस्त को 
आपका देहान्त हो गया। डेढ मास बाद पिता की भी मृत्यु हो गयी । 
१४-श्री ताराचन्द्र जी 

१९ वर्षीय युवक ताराचन्द्र जो का जन्म लुम्ब ग्राम (जिला मेरठ) में हुआ 
था। आपके पिता चौधरी केहररासह जी तथा अन्य घर वालो ने बडे उत्साह के साथ आपको 
विदाई दी थी । २० अप्रेल को बे अपने जत्थे के साथ तुलजापुर पहुंचे | इमी जत्थे पर 
पुलिस ने लाठी चार्ज किया था। २१ अप्रैल को नलदुगे में रखकर इस जत्थे के सत्या- 
ग्रहियो को विभिन्न जेलों में भेज दिया गया था। ताराचन्द्र जी ८ अगस्त को जेल से 
मुक्‍त होकर चादा शिविर मे पहुंचे, जहां वह बीमार हो गये। नागपुर मे डा० लक्ष्मणराव 
परांजवे के उपचार तथा घपिविल हस्पताल में भर्तों कराने पर भो आपकी बीलारी 
ठीक न हुई । ३० अगस्त को आपके चाचा चो० रामचन्द्र जो भी नागपुर पहुंच गये थे । 
२ सितम्बर प्रातः ५ बजे आपका देहान्त हो गया। दाह-पंस्कार आयेसमाज तथा हिन्दू 
महासभा ने सिलकर किया। 

१६-श्री अशरफीप्रसाद जी 


श्री फिरंगीशाह के पुत्र अशरफीप्रसाद जी नरकटियागंज (जिला चम्पारन) 

के निवासी थे । आयु २२ वर्ष को थी । २२ मार्च को वे गिरफ्तार हुए। भोजन अनुकूल 
न होने के कारण जेल मे प्रायः बीमार रहते थे। क्षमा मागने के लिए तेयार न देख 
सरकार ने इन्हें २३ अगस्त को मुक्त कर दिया। घर आकर भी आप बीमार ही रहे । 
अन्तत' २९ अगस्त को आपका देहान्त हो गया। 
१३-ब्रह्म चारी रामताय जी 

इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। गुरुकुल कागडी के जिन बह्मवारियों से 
सत्पाग्रह में भाग लिया था, उनमें सबसे पहले सत्याग्रह करने का सोभाग्य आप ही को 
प्राप्त हुआ था। ये जेल को नृश़स कहानियां कई बार अपने साथियों को सुनाया करतें 
थे। आपकी टांग और पीठ पर कई घाव बने हुए थे। जेल से रुण्ण होकर आये। बाहर 


हैदराबाद के आर्य शहीद ३२६ 


आने पर भी बीमारी ने पीछा न छोड़ा । इसी बीमारी के कारण आपका देहावसान हुआ | 
2८>-भों संदाशिव राव पाठक 

श्री विश्वनाथराव जी के इकलोते पुत्र सदाशिवराव जी का जन्म लड़वाल 
(शोलापुर) ग्राम में हुआ था। जेल में आपसे पत्थर ढोने का कर परिश्रम कराया 
गया। बीमारी की अवस्था में भी इस परिश्रम से अवकाश तन सिला । यही कठोर परिश्रम 
आपकी मुत्यू का कारण बना । 
१९-श्री गोविन्द राव 

भी गोविन्दराव नलगौर (ज़िला बीदर) प्राम के निवासी थे। हेवराबाद 
सेन्ट्ल जेल में रोगप्रस्त होने के कारण आपको मृत्यु जिन रहस्यपुर्ण अवस्थाओं में हुई, 
उसका भेद आज तक नहीं खुला । 
२०-श्री मात्राम जी 

श्री सातुराम जी मिलिन्दपुर (जिला हिसार) ग्रास के निवासी थे। आपकी आयु 
४५ यर्ष की थी । औरंगाबाद जेल में बोमार होकर आप दवास ज्वर से पीड़ित रहे । 
२७ जुलाई को बीमारी की हालत में हो आपको जेल से मुक्त कर विया गया । पुलिस 
आपको मनमाड स्टेशन पर लाकर छोड गई। उसने शिविर में कोई सूचना भी न दी। 
आपकी सत्याप्रह शिविर में सूचना पहुंचने पर आपको स्टेशन से शिविर लाया णशया, 
जहां एक दिन बाद ही २८ जुलाई को आपका देहान्त हो गया । 
२१-व्यकट राव जी कधार 

आपने स्टेट कांग्रेस की ओर से सत्याग्रह किया था। जेल अधिकारियों की सार- 
पीट के कारण निज्ञाभाबाद जेल में आपकी मृत्यु हुई । 
२२-महादेव जौ 

आप निजाम प्रान्त के रहने वाले थे। गलबर्गा में सत्याग्रह करफे जेल गए। 
वहीं आपकी मृत्यु हो गयी । 
२३-रती राम जी 

रतोराम जी जिला रोहतक के ग्राम सांपला के निवांसो थें। आपको भी भोषण 
बीमारी में जेल से छोड़ा गया तथा घर आने पर आपका स्वर्गवास हो गया । 
२४-श्री अरोडामल जी 

सरगोधा निवासी श्री अरोड़ामल जी को भी बीमारी की हालत सें ही जेल से 
रिहा किया गया । घर आते हुए लाहौर में ही आपका देहान्त हो गया । 
२५-श्री पुरुषोत्तम ज्ञानी 

ज्ञानो जी बुरहानपुर के निवासी थे । आपको भो उसी प्रकार रुग्ण अवस्था में 
जेल से मुक्त किया गया था और घर आने पर आपका स्वगंवास हो गया । 

ये तो उन चीरों के नाम है, जिन्होंने हैदराबाद के आर्य सत्याग्रह के प्रसंग में 
अपने प्रागों की आहृति दी । ऐसे बोरो को संख्या तो हजारो तफ पहुंचती हे, जिनके 


३३२ प्रायसमाज का इतिहास 


पिता भी का नाम जोतमल जी था। आप वेष्णव सम्प्रदाय के मानने वाले थे। आप सम 
१९३४ ई० में आर्थप्रमाजी बने और उस्ती समय से आर्यप्तमाज के प्रचार की धुन में 
लग गए। निजञामाबाद में आर्थसिद्धाम्तों का भौखिक प्रचार आरम्भ कर दिया। आये 
समाज के अनुकूल कुछ लोगों को होते देख | ० नरेच्ध जी मंत्री आयत्रतिनिधि सभा, हैदराबाद 
हटेर द्वारा सन्‌ १९३५ ई० में निजामाबाद आर्यक्षमाज की स्थापना करके निरसित प्रचार 
की व्यवस्था को। आर्य्रमाज का प्रचार स्थानीग्र पुलिस अधिकारियों को खटकने लगा। 
भुहरंम के अवसर पर एक अभियोग नियभावार १०४ के अन्तर्गत चलाया गया और एक 
धर्ष के लिए दो हुशार का मुचलका लेकर छोड़ दिया । परन्तु आप ग्रचार कार्य पूववत्‌ 
फरते रहे। और प्रत्यक्ष रूप में आएं सत्याग्रह में धन-संग्रह आदि का कार्य करने हगे। 
यह देख वरिष्ठ अधिकारियों के हेष की सौमा न रहो। ता० २-८-३९ ई० को पुलिस 
गेबात के सामने एक धर्मान्थ अरब हारा भ्री राधाकृष्ण जी को कप्ल करवा दिया'गया । 
इस प्रकार इन्होंने व॑ दिक धर्म पर अपने आप को बलिदान कर दिया। 
!०-शिवचन्द्र जी 
श्री शिवचद्धजी का जन्म ३ साथ, सन्‌ १९१६ ई० को दुबलग॒ण्डी पायगा 
प्रात में हुआ। आपके पिता की नाम अण बसप्पा था। आप १९३५ ई० में मेदिक 
परोक्षा में प्रथम भेणी में उत्तोर्ग हुए जिसके कारण गवर्नमेंट ने १६५) पुरस्कार दिया। 
आप इस्लामिया स्कूल हुसनाबाद में अध्यापकों का कार्य करते रहे और इसी काल में 
उन्होंने आय॑ साहित्य का पठन-पाठन भी आरम्भ किया। आरतसाहित्य का उन पर प्रभाव 
पड़ा ओर उन्होंने आउंश्षमाज में प्रत्रिष्ट होकर यज्ञोपषीत धारण कर लियों। आपकी 
कार्कुशलता तथा सदाचार से मुग्य होकर १० नरेन्द्र जी मंत्री आय प्रतिनिधि सभा, 
हैवराबाद ने उन्हें आयपिदेशक बनने के निभित्त प्रेरित किया। आपने सहुष स्वीकार करके 
प्रचार-कार्य आरम्भ कर दिया। हुमनावाद, सदाशिव पेठ आदि स्थानों में जहाँ मुसलमानों 
का बहुत प्राबल्य है, समाजे तथा पाठशालाएँ स्थापित कीं । जिसका परिणाम यह 
हुआ कि मुसलमान दबे करने लगे। ता० ३-३-४२ ई० को होली के अवसर पर जब कि 
आधक्षमाज हुमनाबाद का जुलूस निकल रहा था, मुस्लिम गुण्डों ने पुलिस को सहायता 
से बन्दूकों से आक्रमण कर श्री शिवचस् जी के ताथ-साथ श्री लक्मण राव जी , भ्री राबजी 
रांव इंगडे और श्री नरसह राव जी को गोली का निशाना बनाया। ये तीनों व्यक्षित 
भी आयंसमाज के विशेष भक्त थे 


8567 खराड 


(सत्यार्थप्रकाश पर विफल झाक्रमण ) 


पहला ग्रध्याय 
€ [4] 
सत्याधनकारा पर [न्ध सरकार का आक्रमर 


समप-प्सथ पर सत्याथ्थप्रकाश पर सतवादियों को ओर से जो आक्रमण होते 
रहे हं उनकी चर्चा इस इतिहास में हो चुकी है। सबसे पहुलां आक्रमण १९०२ में 
आलारा क्षन्यात्री की ओर से किया गया। आहलाराम ने एक पुस्तिका में यह सिद्ध 
ह (; का प्रयत्न किया था कि महर्षि दयानन्द ब्रिटिश सरकार के प्रति विश्ोही थे और 
आर्यत्तमाज की ससस्‍्था भो उन्हों के चरण-चिह्लों पर चल रहो है। आपंत्माण को 
ओर से इस पुस्तिका के विरुद्ध आन्दोलन किया गया जिसका परिणाम यह हुआ कि 
आलाराम पर आयंसमाजियो के दिल दुखाने का अभिषोग चलाया गया। अभिपोग 
इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सि० पी० हैरिसन की अवालत में पेश हुआ। दोनों 
ओर से बहुत-से साक्षो और उद्धरण उपस्थित किये गये। मजिस्ट्रेट ने जो फैसला दिया 
वह इस बात को सूचित करता था कि तब तक सरकार के अंग्रेज अफप्तरों के मन में 
विरोध का कोई भाव उत्पन्न नहीं हुआ था। म्रि० हेरिसन ते अपने फंसले में लिसा था 
कि :-- 


“6 ए८७॥0९४| [60]07 ए ॥09890॥87098 680॥725 5९९॥$ [0 ॥6 
(0 98 ्ा' का ह0/क्रा00 क्‍0 760ा॥व, शा 00॥808 8 श६फ 40 (8 
7808 76४0797070 0 [8 (90५७॥॥॥80 0 08ए6 ॥805... . 8 
१0800॥5 शाए५ एछा89९68 80 ॥0. 90 7॥6 ध्याह0%/6 0एश-॥70फ 
० 6 गिश्शा 7प्रांह, एपा 0: इपतलोी एर्शणागरत्राण0 835. 78५४ 98705 
2१0१06 ॥6 म॥005 ॥0 ॥6 एाध।९ [0 20ए७॥ (0॥$8]५९४.., ..... . ]276 
[8 ॥0 ७॥ (0 शागाड$ शाते ॥0 फक्ष धए, 


“मुझे दयानन्द के उपदेज्ञों का मुख्य लक्ष्य यह प्रतीत होता है कि ऐसा सुधार किया 
जाय जिसका अन्तिम लक्ष्य यह हो कि देश का शासन देशवासियों के हाथ में आ जाय। 
उसके व्याख्यानो और प्रार्थनाओं का यह आशय नहीं था कि विदेशी सरकार को तत्काल 
उखाड़ कर फेंक दिया जाय, अपितु यह था कि हिल्दुओं में ऐसे सुधार किये जाँय जिनसे 
वे अपने शासन के योग्य बन सके। दयातन्द के छेखों में न हथियार पकड़ने की प्रेरणा 
है और न युद्ध की घोषणा ।* 

मि० हैरिसन ते अपने फैसले मे आलाराभत के आरोपों को सर्वंधा निमुंल बतलाते 
हुए आज्ञा दी कि एक वर्ष के लिये उससे नेकचलनों को जमानत लो जाय । यह 
बात सब लोगों में प्रसिद्ध हो चुकी थी आलाराम की पुस्तक के पीछे पोराणिक 
हिन्दुओं का उतना हाथ तहीं था जितना कुछ ईप्ताई पादरियों का । प्रतीत होता है कि 


३३६ श्रायसमाज का इतिहाप 


आहलाराम आयंत्तमाज के प्रचार से घबरायें हुए कतिपय ईसाई पादरियों का औजार बन 
गया था। 

इसके पश्चात्‌ कुछ वर्षों तक आयंसमाज अथवा सत्यायंत्रकाश पर कोई ऐसा 
आक्रप्ण नहीं हुआ जिसका कानूनी महत्व हो। १९०७ मे जब लाला लाजपतराय जी 
को भारत सरकार ने निर्वासित करके माण्डले में नजरबन्द कर दिया तब फिर एक 
बार विरोधियों को तीर चलाने का अवसर सिल गया। उन दितो “भारतीय” इस 
काल्पनिक नाम से संभवतः किसी अभारतोय व्यक्ति ने लाहौर के (सिघिल पुंड भ्रक्िदरी 
गजरट' में एक लेखमाला लिखी जिससें यह सिद्ध करने का यत्न किया कि स्थानी दशानन्द फा 
सत्यायत्रकाश और आर्यश्वमाज अप्रेजी सरकार के प्रति विद्रोह की भावना उत्पन्न करने 
वाले है। लेखक ने इशारा किया था कि उस समय के उम्र राजनीतिक आन्दोलन का 
उत्तरदायित्व स्वामी दयानन्‍द' और आर्येत्तमाज पर है। 

१९०९ में पटियाला रियासत में बहुत-से आर्थजनों पर राजद्रोह का अभियोग 
घलाया गया था। इस अभियोग का मुख्य आधार यह था कि सत्यार्यश्रकाश और 
स्वामी दयानन्द के अन्य ग्रन्थ राजद्रोह से पूर्ण हु, इस कारण प्रत्पेक्त आर्यक्षमाजी को 
स्वभावसिद्ध राजद्रोही भाना जा सकता है। रियासत के वकील सर एडवर्ड भ्रे ने जो 
प्रारम्भिक भाषण दिया था उसमें सबसे अधिक जोर इसी बात पर दिया गया था। 
विरोधियों का वह वार भी खाल्ली गया। न केवल इतना हो हुआ कि रियासत ने अभियोग 
वापिस ले छिया, पंजाब सरकार के एक उच्च अषिकारी ने एक पत्र में यह सम्मृति भो 
प्रकट कर दी कि सरकार आम तोर पर आर्यसमाजियो को राजद्रोही नही समझती 


पटियाला अभियोग के पश्चात्‌ लगभग १६ वर्षो तक वातावरण शझ्ान्त रहा। 
सत्यार्थश्रकाश अथवा आर्यत्तमाज पर उग्र आक्रमणों का सिरूसिला बन्द-प्ता हो गया। 
१९२४-२५ में शुद्धि आन्दोलन के विरुद्ध कुछ धर्मान्थ मुसलमानों द्वारा विधवमन 
आरम्भ होने पर सत्यार्थप्रकाश और आर्थसमाज पर सास्प्रदाधिक विशेष फेजाने का 
आरोप जोर-शोर से लगाया जाने ऊुगा। कुछ मुप्तलमान पत्रों ने थहु आवाज उठायो 
कि सत्यार्थप्रकाश के अनेक अंशों से अन्य मतावलम्बियों के हृदयों को कठोर आधात 
पहुँचता है, इस कारण सरकार उसका प्रचार रोक दे। उस आन्दोलन के विषय में सुसल- 
मानों के प्रसिद्ध नेता मो० सुहस्सद अली से अपने देनिक उर्दू पत्र “हमदर्द! में लेख लिखा 
था जिसका भावार्थ निम्नलिखित था :-- 


“सत्यार्थप्रकाश आर्यों फे गुरु स्वामी दयानन्द की मुख्य रचना है। आये लोग 
स्वासी दयानन्द मे जितनी भक्ति रखते हे उतनी और किसी में नहीं रखते । इसी तरह 
उनकी स्वामी दयानन्द के भुख्य प्रस्थ सत्वार्थत्रकाश पर भी असाधारण भक्ति है । 
कोई सरकार भी सत्याथंप्रकाश के प्रचार को रोक कर उससे उत्पन्न होने वाले भवंकर 
परिणामों को निमन्त्र० नहीं दे सकती। सरकार बिना किसी न्यायपुत्त कारण के 
आयंतमाज जैसी प्रबल संध्या को अपना विरोधी क्‍यों बनायेदी ? सुत्ृरूवान यत्रों के 
सत्यार्थप्रकाश विरोधी आन्दोलन से एक यह भी बडी भारी हानि हो रहो है कि हिन्दू 


सत्यार्थप्रकाश पर सिन्ध सरकार का ग्राक्रमण ३२३७ 


समराचार-पत्र कुरान पर यह आतक्षेप कर रहे हे कि झगड़े को जड़ वस्तुतः कुरान है अतः 
उसके प्रचार पर भी प्रतिबन्ध रूगना चाहिए 

सरकार ने मुसलमान समाचार-पत्रों फे उस आन्दोलन पर कोई विशेष ध्यान 
नही दिया। सत्यार्थप्रकाश पर प्रतिबन्ध लगाने के सबंध में मुसलमानों में स्वयं मतभेद था। 
फलत: कुछ समय पीछे इस विषय में मुसलमान पत्र और साम्प्रदायिक नेता चुप हो गये । 

हैदराबाद सत्याग्रह के समय बहुत-से मुसलसान पत्रों ने उच्चित अवसर समझ्न 
कर सत्यार्थप्रकाश पर प्रतिबन्ध लगाने को बात उठायी थी। परन्तु सत्याग्रह में आयं- 
समाज को सफलता हो जाने के कारण उसका कोई परिणाम न निकला। १९४३ में सिन्ध 
को मुसलमान सरकार के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि इस्लाम की भलाई के जिस 
कार्य को अब तक कोई न कर सका क्‍यों न उसे कर डाला जाय ? उन दिनों सिन्ध में 
मुस्लिम लीगी संत्रिमण्डल का दोरदौरा था। २३ जून १९४३ के अग्रेजी समाचारपत्रों 
में निम्नलिखित समाचार छपा :-- 

कराची, जून २३ 

“कई सिनिस्टरों के पास इस आश्यय के अनेक प्रतिवाद-पत्र पहुँचे हे कि सत्यार्थ- 
प्रकाश नाम की किताब के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाय। सरकार इस विषप पर गहूरा 
विचार कर रही है। ज्ञीत्र ही किसी निउइ्वचय की घोषणा की जायगी । 

स्वाभाविक ही था कि इस सम्ताचार से आर्यजगत्‌ में बेचेत्री उत्पन्न होती। 
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से २९ जून को सिन्ध के प्रथानभम्त्री के नाम 
निम्नलिखित तार भेजा गया; 

“यह जान कर बहुत आइचये ओर दु.ख हुआ कि आपका मंत्रिमण्डल आर्यों की 
सर्वमान्य धामिक पुस्तक सत्यार्थेप्रकाश के प्रचार पर प्रतिबन्ध लगाना चाहता है। 
यदि ऐसा कोई निईचय किया गया तो सब आएउंये हैदराबाद ग्थासत की भाँति धार्मिक 
स्वाधीनता के लिए हर प्रकार की कुर्बानी करने को तेयार होंगे। कृपा करके ऐसे अदूर- 
दर्शितापूर्ण कदम को न उठाइये। अन्यथा कठोर संघ का सामन। करता पड़ेगा।” 

सिन्ध सरकार को इप्ती आदाय के चेतावनो-भरे सन्देश प्रात्तीय प्रतिनिधि- 
सभाओं और आर्यसमाजो को ओर से भी भेजे गये। उस समय उन सन्देशों का यह 
परिणाम हुआ कि ८ जुलाई, १९४३ के दिन सिन्‍्ध सरकार ने एक विज्ञप्ति द्वारा यह 
घोषणा की कि उसका सत्यार्थप्रकाद के विश॑द्ध किसी प्रकार की कार्थवाही करने का 
विचार नहीं है।इस धोषणा से सन्तुष्ट होकर सावंदेशिक आर्यप्रतिनिधि सभा ने यह तार 
भेजा :-- 

[09५ व98705 07 ए0ण +श३९ त(6ढाह0णा ए पिदागरह ॥0 ॥लाएा 
4 6॥40% (:0 ३५ (० | ॥:॥ ९: ५ ]। मई 

“पमत्पार्थप्रकाश के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने के आपके निशंचय के लिए बहुत-बहुत 
धन्यवाद । सार्वदेशिक सभा का यह तार सन्‍्तोष की उस भावना को प्रकाशित कर : £ ..; 
था जो न केवल आयंसमाज अपितु सारे हिन्दू समाज के मन में उत्पन्न हुई थी। यह भाषना 
अला मुस्लिम लोग के धर्मान्य नेताओं को कहाँ रुच सकती थी। १९४३ के दिसस्वर 


रे३े८ ग्रायंसमाज का इतिहास 


में कराची में “आल इण्डिया मुस्लिम लीग” का जो अधिवेशन हुआ उसमें निम्नलिखित 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया :--- 


“आल इण्डिया मुस्लिम लीग का यह अधिवेद्न केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय 
सरकारों का ध्यान इस ओर आक्ृष्ट करता है कि स्वामी दयानन्द को 'सत्यार्थग्रकादा' 
नाम की किताब के कुछ अध्याय हजरत मुहम्मद और धर्मों के अन्य सस्थापको के विरुद्ध 
आपत्तिपूर्ण, अपमानजनक और भड़काने वाले आक्षेयों से पूर्ण हे। यह्‌ अधिवेशन उक्त 
सरकारों से यह माँग करता है कि वह सत्यार्थप्रकाश के उन अध्यायों को गेरकाननी 
घोषित करे। साथ ही उसकी यह भी माँग है कि उन अध्यायों को प्रकाशित करने 
वालों पर इण्डियन पीनल कोड की संबद्ध धाराओं के अनुसार अभियोग चलाये जॉय 
ताकि इस प्रकार के साहित्य का प्रकाशन भविष्य के लिए बन्द हो जाय । 


आल इण्डिया मुस्लिम लोग' का प्रस्ताव आर्यसमाज के लिए स्पष्ट युद्ध का 
आह्वान था। आर्यसम्ताज में स्वभावतः बसी ही प्रतिक्रिया उत्पन्न हुईं। इस प्रतिक्रिया 
का स्थूलहूप अखिल भारतोय आये महासस्मेलन के पचम अधिवेशन के रूप से प्रकट 
हुआ। यह विदित होने पर कि मुस्लिम लीग के कराबी अधिवेशन का प्रस्ताव सिंध को 
लीगी सरकार को भेजा गया है और वह सरकार प्रस्ताव पर अनुकूलता से विचार 
कर रही है, सिन्ध को आउ-प्रतिनिधि सभा ने 'सिन्‍्ध सत्यार्थश्रकाश कमेटी' नाम को 
समिति नियुक्त की। उस कमेटी ने मुस्लिम लीग का करारा और क्रिपात्यक उत्तर देने 
के लिए यह निईचय किया कि सिनन्‍्धी भाजा से सत्यार्थग्रकाश का नया संस्क रण प्रकाशित 
किया जाय ताकि सिन्य के प्रत्येक हिन्दू के पास उसकी एक-एक प्रति रहे। इस कार्य 
के लिए देश ने सिन्‍न्र की प्रतिनिधि सभा को खुली आर्थिक सहायता देने का आइवासन 
दिया। संस्करण का मुद्रण आरंभ हो गया। स्िध के हिन्दुओं में ओर विशेष: 
आर्यसमाज के सदस्पो मे मुस्लिम लोग के अन्यायपूुर्ण निश्चय के विद्ध इतना जोश उत्पक्न 
हो गया था कि वे सत्यार्थ प्रकाश को दिन के रे घणए्॑: अपने पास रखने लगें थें। जब घर 
से बाहर जाते तब भी थैले भें डाल कर साथ ले जाते थे । 


सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने अपयी ओर से सारी स्थिति का अध्ययन 
करने और यदि सभव हो तो सिध की सरकार को सचेत करने के लिए प० शिवचन्द्र जी 


को सिध भेजा। पडित जी ने चहाँ अनेक वक्‍तव्य दिये और व्यक्तियों से भी बातचीत 
की। 


मुस्लिम लीग की युद्ध घोषणा के उत्तर में सार्बदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की 
अन्तरंग सभा ने निम्नलिखित प्रस्ताव ध्वीकार किया .-- 


/४(१) सार्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा (इण्टर नेशनल आर्य लीग) वेहली 
को अन्तरंग सभा को आह्चर्य है कि मुस्लिम लोग मे जिसमे मुसलमानों का 
केवल एक भाग सम्मिलित हैं और जो एक राजनीतिक संस्था होने का दावा 
करती है, अपने कार्य-क्षेत्र से बाहर जाकर यह्‌ प्रस्ताव पास करना उचित समझा 
कि भारत सरकार सत्यार्थप्रकाश के कुछ भागों को जप्त कर दे क्योकि उनमें अन्य 


सत्यार्थप्रकाश पर सिन्ध सरकार का आ्राक्रमण ३३९ 


धर्म-संस्थापकों विशेषतः इस्लाम के संस्थापक के विरुद्ध आक्षेपपोग्यप और अपसानजनक 
बातें लिखी हुई ह । 


“सत्यार्थप्रकाद लाखों आर्थो की धर्मपुस्तक है और इसने करोडों हिन्दुओं के लिए 
ही नही, बरन्‌ भारत तथा विदेशों के निबासियों के लिए भी प्रकाश के ज्ोत का कार्य किया 
है। लगभग ७० वर्ष से सत्यार्थ प्रकाश संसार के सामने है और भारत की समस्त भाषाओं 
और योरोप की कई मुख्य-मुख्य भाषाओं से इसका अनुवाद हो चुका है और कही से 
भी कभी इसके किसी भाग की जब्ती का प्रइन गंभीरतापूर्वक उपस्थित नहीं किया गया। 


“जिन आर्या और अन्य व्यक्तियों ने सत्यार्थप्रकाश से प्रकाश ग्रहण किया है वे 
सब मतान्ध मुसलमानों द्वारा उत्तेजित होने १र भी इस लम्बे समय में आहसात्मक रहे 
है । इससे स्पष्ट है कि इस ग्रल्थ के मान्य लेखक जिस उदात्त भावना से प्रेरित थे और जो 
उनके अनुयाधियो को त्रेरित करतो रहती है वह यह है कि संत्तार में श्ञान्तियुर्वक धार्मिक 
और सामाजिक सुधार का कार्य किया जाय। 


/सत्याथंप्रकाश के सान्‍य लेखक मह॒धि दयासन्द सरस्वती ने ग्रन्थ की भूमिका 
में और अन्य सतो की आलोचना विंधयक समुल्लासो की अनुभूमिकाओ मे स्पष्ट रूप 
से लिख दिया है कि उनका उद्देश्य न उन मतों के संस्थापकफो का अपमान करना है और 
न उनके अनुयायियो को भावनाओ को 5प्त पहुँचाना है अपितु उनका उद्देश्य सत्य की 
खोज करना-कराना है जो मानव-जीवन का उच्चतम उह्ेश्य है। 


(“सभा का यह भी विशधास है कि इस्लाम और अन्य म॒तो के सम्बस्ध में सत्पार्थ- 
प्रकाश में प्रकट की हुई सम्मति उचित आलोचता की सीमा का अतिक्रमण नहीं करतो । 
इसके विपरीत कुरान ओर ह॒डीसों मे कई ऐसे वाक्य है जो काकिरो अथवा गेर-मुस्लिमो 
के विशद्ध हिसा का स्पष्ट रूप से प्रचार करते हे जिसके परिणामस्वरूप आर्थसमाज के 
कई प्रसिद्ध नेता मुसलमानों की मतान्धता की बलि चढ़े चुके है। इस पर भी आर्य- 
समाज ने कुरान और हदीसों के ऊपर-वणित बाक्पों के निकाले जाने की मांग करने का 
कभी विचार तक नही किया। | 


“सभा का पूर्ण विद्वास है कि मुस्लिम लीग कौसिल के प्रस्ताव में जिस अनुचित 
और सर्वधा अनावद्यक कार्यवाही का निर्दश किया गया है, भारत सरकार उस कार्यवाही 
के करने की भुल नहों करेगी। 


“अब्त में यह सभा अपसी पूर्व घोषण[ को बलपुर्वक पुतः बोहराना चाहतो है 
कि यवि दुर्भाग्ययश भारत सरकार ने सत्यार्थप्रकाश के विरुद्ध कोई निशुचय किया तो, आर्य 
और करोडों हिन्दू, जिनमे सेना की सेवा मे लगे हुए जाट और अन्य भी सम्मिलित हूं, अपनें 
इस पवित्र धर्मग्रन्थ के प्रत्येक शब्द की रक्षा के लिए सब प्रकार के त्याग और बलिदान- 
पूर्वक उसका विरोध करने में विवश होगे। 

“४(२) यह भी निश३चय हुआ कि इस प्रपंग से सार्ववदेशिक आये सहासम्मेलत 
का एक विदोज अधिवेशन देहली से किया जाये।* 


दूसरा अध्याय 
आय महासम्मेलन 


सन्‌ १९२६ के अन्त में श्री स्वामी भ्रद्धानरद जी के बलिदान की प्रतिक्रिया के रूप 
में आर्य-जगत में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, प्रथम आये महासम्मेलन उसका 
परिणाम था। उसके पदचात्‌ यह नियम-सा बत गया था कि जब कोई विषम परि- 
स्थिति उत्पन्न हो तब सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा उसके समाधान के लिए आदयव-भहा- 
सम्मेलन का अधिवेशन करे। मुस्लिम लीग के सत्यार्थप्रकाश संत्रंयी निर्णय ने राख के 
तीचे दबी हुई आग को फिर से भड़का दिया। मुसलमान वक्‍ता और समाचारपत्र 
जिहाद का तारा लगा कर अग्रेजी सरकार को और प्राश्तों की लोगी सरकारों को तरह- 
तरह की धमकियां देने लगे। लीग के प्रस्ताव के उत्तर में सावंदेशिक आये प्रतिनिधि 
सभा ने जो दुढतापूर्ण प्रस्ताव प्रकाशित किया था वह प्रथम अध्याय के अन्त में दिया 
गया है। प्रस्ताव के अन्तिम भाग में यह धोषणा की गईं थी कि “दक्ष प्रश्त॑ंग में सावदेशिक 
आय महासम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन वेहली में किया जाय।” सभा के अधि- 
कारियों को स्वागतकारिणी के तंग5न तथा शोध व्यवस्था का अधिकार दे दिया गया था। 
सम्मेलन संबंबी प्रस्ताव को कार्थान्वित करने के लिए दिल्‍ली के समस्त आर्य- 
समाजो के प्रतिनिधियों को एक सभा बुलाई गयी । उसमें निश्चय हुआ कि आर्य-महासम्मेलन 
का अधिवेशन शिवरात्रि के अवश्तर पर २०, २१, २९ फरवरी (१९४४) के दिनो में 
किया जाय। 
विधिपृर्वक स्वागत समिति की प्रथम बेठक २१ दिसम्बर को हुई। लाला नारायण- 
दत्त जो स्वागताध्यक्ष चुनें गये। प्रधानमंत्री का काथ सभामन्त्री श्री प्रो० सुधाकर 
जी के सुपुद किया गया। कार्यकारिणी के सदस्थों में दिल्लो के प्रायः सभो प्रमुख 
आर्यक्षमाजी थे। प्रबन्ध के लिए कार्यालय, स्वरंसेवक, अतिथि सेवा, स्वागत, जलृप, 
आर्थतगर तथा पंडाल आदि विविध विभागो के लिए दस उप-समितियाँ बनायी गई। 
पण्डाल उप-समिति के संयोजक तथा मंत्री बाबा मिलखासिह जी बनाये गये और प्रकाद्न 
विभाग १० सत्यदेव जी विद्यालंकार के सुपुर्दे किया गया। कार्पालिय का संचालन ५० 
शिवचन्द जी के सुपु्द था। अभी स्वागत के आयोजन का प्रारंभ ही हुआ था कि रवागत 
समिति के मंत्री प्रोण सुधाकर जी पर रक्तचाप का जोरदार आक्रमण हो गया। कई वर्षों 
से प्रोफेतर जी इस रोग से पीड़ित थे। बीच-बीच में दौरे आते रहते थे। जब हेदराबाद 
सत्याग्रह का कार्य बहुत बढ़ गया तब भी उन पर इस रोग का आक्रमण हुआ था। आप 
बहुत ही संपम का जीवन व्यतीत करते थे जिससे रोग के दौरे में से क्षीज्र ही निकल जाते 
थें। परन्तु १९४४ मे जो आक्रमण हुआ वहू बहुत जोरदार था। उसमे उन्हे बहुत समय 


| 


श्री बंसीलाल जो 


आये महासम्मेलन ३४१ 


के लिए सक्रिय कार्यक्षेत्र से अलग रहने पर बाधित किया और अन्त में उसो से उत्तकी 
जीवनलीला समाप्त हो गयी। सम्मेलन के कार्य को चलाने के लिए उस समय प्रो० 
सुधाकर जी के स्थान पर श्री देशराज चोधरी को स्थानापन्न मंत्री नियुक्त किया गया। 
दिल्‍ली मे और सारे देश में सम्मेलन के लिए जो उत्साह उत्पन्न ही रहा था उसका 
अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि बिना किसी विशेष प्रयत्न के स्वागत सदस्यों की 
संख्या १,४०० तक और प्रतिनिधियों की संख्या ३,२४२ तक पहुँच गयी थी । 

अतिथियों के निवास-स्थान और सभामण्डप के लिए म्युनिसिपल कमेटी से 
गांधी मैदान तथा उसके आस-पास के बहुत-से खाली स्थान ले लिये गये और निर्माण 
का कार्य आरम्भ हो गया। स्वागत सम्तिति ने निश्चय किया था कि निर्माण का सब 
कार्य १९ फरवरी तक पूरा हो जाय। परन्तु उसमे बहुत जबरदस्त देवी बाधा उपस्थित 
हो गयी । १७ फरवरी को सायकाल इस जोर को आंधो और घर्षा आयी कि जो शामभियाने 
आदि खड़े किये गये थे वे प्रायः सब गिर गये और मैदान पानी से भर गया। दूसरे 
दिन स्पुनिसिपैलिटी के इंजनों की सहायता से उस समय तो पानी निकाल दिया गया 
परन्तु १८ और १९ के सायंकाल भी पानो और ओलों के तूफान जारी रहे जिससे जो 
काम दिन में किया जाता था वह शाम को व्यर्थ हो जाता था। ऐसे संकटकाल में स्वर्गीय 
बाबा मिलर्खासह जी जैसे लाइलाज आशावादी और साहसी व्यक्तित का ही काम था कि 
वे रात और दिन सम्मेलन आरम्भ होने से पूर्व निवास-स्थान और सभामण्डप के कार्य 
को पूरा करने में लगे रहे । अन्त मे विध्वास को सफलता प्राप्त हुई। २० के प्रात.काल 
जब बाहर के प्रतिनिधियों का आगमन शुरू हुआ तो उन्हे ठहराने को व्यवस्था हो चुकी 
थी और सभामण्डप पूर्णरूप से खड़ा हो चुका था। सभामण्डप बीस हजार भनुष्यो के 
बेठने योग्य बनाया गया था। मंच पर एक हजार व्यक्षितयों के बंठने का स्थान था। 

२० फरवरी को दोपहर के समय सम्मेलन के अध्यक्ष डा० व्यामाप्रसाद मुकर्जो 
का जलूस हाथी पर निकाला गया। जलूस के साथ लगभग देड़ लाख की भीड का अनुमान 
लगाया गया था। एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि स्वागत-समारोह में तथा जलूस में आये- 
समाज के अतिरिक्त अन्य भी सब हिन्दू संस्थाओं ने भाग लिया। जलूप की समाप्ति 
आर्यनगर “गाधी मैदान” से हुई। उस समय डा० मुकर्जा ने ओरेम्‌” की ध्वजा 
का आरोपण करते हुए कहा, “यह पंताका निरा कपड़े का टुकड़ा नहीं है, अपितु देश, 
जाति और धर्म का प्रतीक है। हमारा जलूस निकालना और यहाँ इतनी भारी संब्या में 
इकट्ठा होना तभी सार्थक होगा यदि सब हिन्दू इस एक पताका के नीचे सब भेदों को 
भुला कर कार्य करने को उद्यत हो। इस अधिवेशन में हमें अपनी सब समस्याओं पर 
विचार करके यह सिद्ध करना है कि हम सब एक हू।' 

आय महासम्सेलन का अधिवेशन सायंकाल ५ बर्ज आरम्भ हुआ। प्रारम्भ 
में स्वागताध्यक्ष लाला भारायणदत्त जी ने अपने प्रारम्भिक भाषण में साम्षयिक परि- 
स्थिति का प्रदर्शन करते हुए विशेष रूप से मुस्लिम लोग द्वारा सत्पायें प्रकाश के 
विरुद्ध उठाये हुए आन्दोलन की चर्चा को और अच्त में यह विद्वास प्रकट किया कि यदि 
परीक्षा का अवसर ही आ गया तो आयंजाति उसमें पूर्णरूप से उत्तीर्ण होगी । 


३४२ प्रायंसमाज का इतिहास 


जिन महानुभावों ने सम्मेलन के साथ सहानुभूति प्रकट की थी उनमें से श्रो 
वो० डी० सावरकर, श्री एम० आर० जयकर, श्रो सेठ जुगलकिशोर बिड़ का, श्री मेहर- 
घन्द खन्ना, श्री एन० सी० चटर्जो, श्री एम० एस० अगे आदि महानुभावो के नाम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सम्मेलन के अध्यक्ष डा० मुकर्जो का भाषण बहुत जोरदार 
और महत्वपूर्ण था। सत्यार्थप्रकाश के उदार ओर पक्षपातहीन दृष्टिकोण का वर्णत करते 
हुए अध्यक्ष महोदय ने घोषणा कीः-- 

“आपंसमाज के अनुयायियों के दृढ़ संगठन को जानते हुए में यह कहने का साहस 
करता हूँ कि यदि हमारे धामिक अधिकारों में हस्तक्षेग करते का कोई भी दुष्प्रपत्त 
किया गया तो उसे परिणाम की चिन्ता किय्रे बिना साहुत और संग5न के बल से छिम्न- 
भिन्न कर दिया जायगा। में तो यहाँ तक कहने को तंथार हूँ कि संप्रर्ण हिन्दू जाति और 
उसके सम्प्रदाय , कुछ छोटे-मोटट अवान्तर भेदों के होते हुए भो, सत्यार्थप्रकाश पर किये गये 
आक्रमण को-अपने लिए चुनोती समझेंगे और उसका मुंहतोड़ उत्तर देने के लिए 
उद्यत हो जायेंगे।*' 

अन्त में आपने हिन्दू जाति का इन शब्दों मे आह्वन किया, हमें जनता के सामने 
यह बात स्पष्टता से रख देनी चाहिये कि स्वाधीन शासन भारत का नेप्तगिक अधिकार 
है। इस कारण यदि हमें स्वाधीनता प्राप्त नही होती तो हमारा जीवन मृत्यु के समान है । 
हम जनता से केवल मर्मस्पशों अपीले करके या विरोधियों को भला-ब्रुरा कह कर अपने 
लक्ष्य पर नही पहुँच सकते । उसके लिए तो हमें सामाजिक तथा आशिक उत्थान का 
कार्यक्रम अमल में छाते हुए धर्म को मतध्य को सच्ची उन्नति का साधन बनाना होगा। 
ऐसे सच्चे धर्म की दृड नींव पर ही स्वाधीनता के भवन का निर्माण हो सकेगा।' 

सम्मेलन में अनेक प्रस्ताव स्वीकृत हुए। भुष्य प्रस्ताव सत्यायवेश्रकाश के 
संबंध में था। प्रस्ताव निम्नलिबित था -- 

“अबिल भारतोय आये महासस्मेलन का यह अधिवेशन बड़ो गंभीरता से अनु भव 
करता है कि मुस्लिम लीग की ओर से (जो कि अपने को राजनीतिक संस्था कहती हें), 
हिन्दुओं की धार्मिक स्वतन्त्रता में हस्तक्षेय करने का संगठित प्रवत्त किया जा रहा 
है और सत्यार्थप्रकाश का बिरोध इस आन्दोलन का आरम्भमात्र है। 

“सत्यार्थ प्रकाश में लाखो मनुष्य वेसी ही श्र द्व और भक्तिभाव रखते हे जेधी कित्ती 
अन्य धर्मप्रन्थ के प्रति उसके अनुपायियों की होती है। यह ग्रन्थ ७० बब से जनता के 
समक्ष है। इसका भारतवर्ष की भिन्न-भिन्न भाषाओं में अनुवाद और प्रकाशन हो 
चुका है और डंके की चोट इसका देशभर में प्रचार होता रहा है। बहुपंब्यक 
आयंसमाज!ं के मंच से यह व्यास्यानों का विषय रहा है और सत्स्तंगों में इसका नित्य पाठ 
होता रहा है परन्तु देशवासियों के किसी भी भाग की ओर से उस यर कभी आपत्ति नही 
उठायी गयी। 

“यह सम्मेलन घोषणा करता है कि सत्याथप्रकाश में दुसरे मतों की या सम्पदायों 
को सम्मालोचना के रूप में कोई ऐसी बात नहीं कही गई, जो अन्प मतावलत्बियों के 
धमग्रन्थों मे विद्यमान न हो। 


गाय महासम्मेलेन ३४३ 


“कहा जाता है कि सत्यार्थप्रकाश का यह्‌ विरोध इसलिए है कि इससे मुयलमानों 
की धारमिक भावना को आघात पहुँचता है। परन्तु यह बात ठीक नहीं है। इसके पीछे 
तो राजनीतिक चाल स्पब्टरूप से दृष्टिगोचर हो रही है। 

“आयंसमाज सत्यासत्य का निर्णय ज्ञास्त्रार्थ द्वारा करने के लिए सवेदा उद्यत 
रहा है, परन्तु आयेंसमाज किसो प्रकार भी यह सहन नहीं कर सकता कि किसी को 
भी बलात कॉट-छॉट करने के प्रपोजन से सत्यार्थप्रकाश की जॉच करने का अधिकार हो । 
ऐसी जॉच का स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि अत्यन्त भीषण आन्तरिक झड़ उत्पन्न 
ही जायेंगे और अन्य मतावलूम्बियो के धर्मप्रस्थों की इस प्रकार की समीक्षा के लिए भी 
द्वार खुल जायगा। 

“इस सम्प्रेलन को आशा है कि न केवल सभी हिन्दू अपितु अन्य मतावरूम्बी 
भी मुस्लिस लीए के इस आन्दोलन के गंभीर तया भयावह परिणाम पर पूर्णहपेण विचार 
करेगे। सत्यायेशकाश का वर्तसान विरोध केवल आरथ्भमात्र है और हिन्दुओ के तथा 
अन्य मतावलम्बियों के धर्मप्रन्थों में हस्तक्षेप करने की ओर पहला पग है। सभी पुरुषों 
का, चाहे वे किसी भी मत, धर्म, सम्प्रदाय या जाति के क्यो न हों, कतंव्य है कि इस 
आन्दोलन का दुृद्धतापुर्वक एवं संगठित रूपेण तत्काल विरोध किया जाय। 

“यह सम्मेलन स्पष्ट छोषणा करता हैँ कि सामान्यतः समस्त हिन्दू-जगत्‌ और 
क्शिबत: आर्थसमाज अबनी धार्मिक स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखने के लिए कोई कसर 
उठा न रखेगा ओर अपना सब्ेस्व त्याग करने के लिए उद्यत रहेगा। 

“इस सम्मेलन की धारणा है कि मुस्लिम लीग की मॉग का सुरुय उद्देष्य यह है 
कि सरकार और आर्थसमाज तथा हिन्दुओं और मुप्तलमानों के मध्य में गहरा विरोध 
उत्पन्न हो जाथ। इस सम्मेलन का विचार है कि मुस्लिम लीग अपने इस उद्देश्य की पूर्ति 
भें अवश्य विफक होगी। 

“इस सम्मेलन को पूर्ण आशा है कि ब्विटिश सरकार, जिसकी आरम्भ से हो धामिक 
तटस्थता की निश्चित नीति रही है मुस्लिम लीग के जाल में फेंसकर आय्येसमाज के धामिक 
अधिकारों में पक्षवातपुर्ण हस्तक्षेप करता कदापि स्वीकार न करेगी 

इस प्रस्ताव के प्रस्तावक श्री १० गंगाप्रसाद जी एम० ए० प्रधान सावेदेशिक सभा 
तथा अनुमोदक श्री ५० इन्द्र की विद्यावाचस्पति मंत्री सार्बदेशिक सभा थे। भ्रस्ताव के 
समर्थन से श्री गोरवामी गणेशदत्त जी प्रधानमंत्री सनातन घममे प्रतिनिधि सभा, लाहौर, 
सरदार वित्तित्तररासह जी, बाबा मिलखासह्‌ ज॑", पं० विजयशंकर जी, कविराज हरनाम- 
दास जी, श्री स्वामी दयाननन्‍्व जी, पं० बुद्धेव जो विद्यालंकार, कुंवर चांदकरण जी 
शारदा, राजगुरु पं० धुरेन्द्न्‍र जी शास्त्री, श्रीमती अक्षयकुमारी देवों जी, श्री ५० रामचब्त्र 
जी देहलवी, प॑० ठाकुरवत्त जी शर्मा आदि महानुभावों के भाषण हुए। 

इस प्रल्‍्ताव से संबद्ध एक और प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इस प्रस्ताव को 
महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज ने उपस्थित किया। इस प्रस्ताव हारा सार्वदेशिक 
आय॑ प्रतिनिधि सभा की ओर से 'सत्यार्यप्रकाश रक्षानिधि' के निभित्त दो लाख रुपए 
की अपील की गई थी। उस प्रस्ताव का उपस्थित जनता की ओर से बहुत उत्साहपुर्वेक 


३४४ आर्यसमाज का इतिहास 


स्वागत किया गया। प्रान्तों की आपंप्रतिनिधि सभाओं तथा आर्यप्तवाजों के अधि- 
कारियों ने उसी समय निम्नलिखित राशियाँ भेजने की प्रतिज्ञा की, 


आये प्रतिनिधि सभा, पंजाब --५०,००० रु० 
आय॑ प्रतिनिधि सभा, संयुक्त प्रान्त --५०,००० ₹० 
आय प्रतिनिधि सभा, राजस्थान --(९५,००० रुं० 
आये प्रतिनिधि सभा, बंगाल तथा आसास --१५,००० रु० 
आपंकुमार सभा, बड़ौदा ---१०,००० र० 
आर्पसमाज, अजमेर -- ५,००० रू० 


इन दो मुख्य प्रस्तावों के अतिरिक्त अन्य भी अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत 
हुए जिनमे से चेवाणिक कार्यक्रम विषयक प्रस्ताव विदेषरूप से महत्व पूर्ण है। बह प्रस्ताव 
आरयंसमाज की सामान्य नीति का निर्देशक है। इस कारण वह सम्पूर्ण रूप में नीचे दिया 
जाता है। 

“यह सम्मेलन भावी तीन वर्षो के लिए सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा द्वारा 
उद्घोषित कार्यक्रम का निम्नलिखित रूप में समर्थन करता है। 

(१) स्वाध्याय, बेदिक पंचमहायज्ञ तथा वदिक संस्कारादि और सत्संग द्वारा 
आये नरतारियों के व्यकितगत्त और पारिवारिक जीवनों को उच्च और दृढ़ बनाया 
जाय। 

(२) भआर्यवीर दल का दृढ़ और व्यापो संगठन बनाया जावे। तीन वर्षों 
में आयंवीरों की संख्या कम-से-कम १ लाख की जाबे। आर्यवीर और आर्थदीरांगनाओ 
के सगठन पर समान रूप से बल दिया जावे। 

(३) आर्यंससाज के संगठन को अधिक व्यापक करने के लिए इस समय कम-से- 
कम्त ३ हजार नई समाजों को रथापना की जावे और ५० हजार नये आय सभासद्‌ बनाये 
जावें। 

(४) ग्राभों से बेदिक धर्म प्रचार पर अधिक बल दिया जावे। प्रान्तीय आये 
प्रतिनिधि सभाये तथा स्थानीय आयंसमाजें निम्नलिखित तथा ऐसे ही अन्य उपायों से 
ग्रास प्रचार के कार्य को आगे बढ़ावें :-- 

(क) पग्राभप्रचार-मण्डलियो द्वारा। 
(ख) ओऔषधि-वितरण तथा अन्य सेवा-कार्यों हारा। 
(ग) ग्रामों में प्रारंभिक शिक्षणालय की स्थापना ह्वारा। 

(५) दलित और आदिवासी कहे जाने वाली जातियों से उच्च जीवन और 
समानता के वेदिक सिद्धान्तों का क्रियात्मक प्रचार करके उन्हें आर्यजाति का दृढ़ अंग 
बनाने का यत्न किया जावे। सत्र आर्य सामाजिक सगठनों को घिशेष यत्न करके आस- 
पास के हल्कों में बसी हुई उन पिछड़ी हुई जातियो को आर्यसमाज के दापरे में लाने का 
भरसक यत्न करना चाहिए। 


(६) यह सम्मेलन आर्य जनता से अनुरोध करता है कि वह गोरक्षा के कार्य को 
संगठित रूप में आगे बढ़ावे । 


आ्राय महासम्मेलन ३४५ 


(७) यह सम्मेलन आर्यजनता, आर्यग्रतिनिधि सभाओं, आर्य संस्थाओं तथा 
आय विद्वानों से अनुरोध करता है कि वे अपने सब कार्यो को आयेभाषा हिन्दी में ही करें। 

(८) यह सस्सेलन सा्वदेशिक सभा से अनुरोध करता है कि वह बैदिक धर्म 
के प्रचारार्थ भिन्न-भिन्न भाषाओं में व्यापक, विस्तृत, और आकर्षक बेविक साहित्य का 
निर्माण करे। 

(९) ऐसे प्रान्तों में जहाँ आये प्रतिनिधि सभायें नहीं हे अथवा शिथिल्‍लू 
अवस्था में हैँ, प्रचार कार्य को बढ़ाया जाय और जिन भील तथा थिया आदि जातियो 
में आर्थधर्ं का सुगमता से प्रचार किया जा सकता है, उनमें विशेष रूप से कार्य किया 
जावे । 

(आगामी तीन वर्षो का यह स्थायी कार्यक्रम होगा । समय-समय पर नई परि- 
स्थितियों के अनुसार जिन कार्यो को आवश्यकता होगी उनके संब्॑णे में सार्वदेशिक सभा 
उसी समय उचित आदेशा देती रहेगी। कार्यक्रप्त की प्रगति की देख-रेख के लिए सभा 
प्रान्तोीय सभाओं से त्रेमासिक विवरण मंगाती रहेगी ।” | 


7205 ठा666 0५ +०8]०899॥ ५३ - 0पुक्ावां 


तीसरा ग्रध्याय 


आयंसमाज की जीत 


सिन्‍्ध की सरकार ने ८ जुलाई १९४३ को इस आशाय की जो सूचना प्रकाशित की 
थी कि सरकार की सत्यार्थप्रकाश पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाने की इच्छा नहीं है 
उसकी चर्चा इस खण्ड के प्रथम अध्याय मे आ चुकी है। अपनी उस स्पष्ट घोषणा पर 
पुरी तरह हड़ताल फेरते हुए सिन्ध सरकार ते २६ अक्तूबर १९४४ के दिन निम्तलिखित 
आदेश जारी किया : 
(0/8परशशा। 0 8॥0॥, 
[0॥6 708/8 [7ध॥ ($/60॥8|) 


जशा0॥ $60 ९४॥१॥४६ ५780॥, 206॥ 0.(009', ।944., 
()06 '४०७, $, 0. 32[ 


0९8५ [6 (0फ267 ० 90॥ 00080878 ॥ ॥8068588ए 0 
(॥8 900058 0[ 58९ए॥गाह 6 ए70॥0 $6ए हह0॑ ॥8 पर्ताशाक्ाए० ० 
700॥0 07067 [0 ॥8|05 ॥06 0]0णञॉ॥8 00४-- 


0७, 0९606, ॥ ७७४६४ 0क्‍]8 0068 ०७ाशि[।€९0 9ए 5प0- 
06 (|) 0 ॥768 4[ 06 [॥0 0७806 0 [709 ॥पर685, [8 (00५98॥]]07 ०0 
जाती [5 ७४४३९९ 40 66 ॥8 ॥0 00988 0 [6 900 66 
ल्‍5कए॥॥7फ वश जला 0५ फफ्र्यया 90फवरात्वा0 59 45एव 5॥४॥ 08 
शगाह्त 0 छ0॥8॥6०0 658 लाध्फाश जाप (० 00062०॥) 06- 
0 ॥8 0॥॥॥60, 


“क्योंकि सिन्ध सरकार समझती है कि सार्वजनिक सुरक्षा के हित मे और शास्ति 
की स्थापना के लिए यह आवश्यक है, इस कारण निम्नलिखित आज्ञा देती है, 


भारत रक्षा कानून की धारा ४१ की उपधारा १ से प्राप्त हुए अधिकार 
के अनुसार स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा लिखित “सत्यार्थ प्रकाश” नाम की पुस्तक का 
मुद्रण और प्रकाशन नहीं किया जा सकेगा, यदि उसमें से १४वाँ समुल्लास न निकाल दिया 
जाय ।” 


समाचारपत्रो में सिन्‍्ध सरकार की आज्ञा के प्रकाशित होने पर सार्वदेशिक 
आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से सिन्ध के गवर्मर के नाम पर तार भेजा गया, 


#8]॥00॥00 (ए्ापराह 85800800 655 ॥0फ5 40॥॥ 0)॥॥ थी। 40५१ 
(0ए8॥0॥0/8 0087 एद्या॥॥ 0060आ श्वत।३ 0 90५8४7[॥8 ?8|85॥, 
49878 जात ७0 58000 000९0. 0३४० छाधिए्ला कात ताव्ल 


झार्यसमाज की जीत ३४७ 


जरातहा9एक ए 069 ; 065४ ए0ए 00एशणारत जी 98 70800790]6 
कछि' 906०7 8ए0९ट्डो८ 07 2॥| ७7998 07 7थाह्वाएप8 ॥86007॥ 95 | ५9(6६/४०१0० 
5890०. शक्कांए/ ए८एए इटा008 760एंप॥ए ४007 परा068048(8 ॥20एका0ण],7 

“असोसियेटेड प्रेस के समाचारों से यह जानकर कि आपकी सरकार ने आयों को 
अत्यधिक सर्वेप्रिय पवित्र पुस्तक सत्यार्थप्रकाद के १४वें समुल्लास पर प्रतिबन्ध छगा दिया 
है, इस सभा को बहुत क्षोभ हुआ। आप कृपया हस्तक्षेय कौजियें और प्रतिबन्ध की 
आज्ञा को वापिस करवा दीजिए। अन्यथा आरयों को हेदरश्बाद रियासत की भाँति 
सिन्ध मे जो भयानक संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए आपकी सरकार जुम्मेवार 
होगी । मासला बहुत संगीन है, आपका हस्तक्षेप अत्यन्त आवश्यक है । 

सा्वेदेशिक सभा का यह तार' उस विस्तृत और उग्र आन्दोलन का प्रारंभिक 
चिह्न था जो शीघ्र ही सारे देश के आर्यों में व्याप्त हो गया। स्थान स्थान से इसी 
आशय के तार और प्रस्ताव सिन्ध के गवर्नर और प्रधानमन्त्री को मिलमे छगे। लाहोर 
में नवम्बर १९४४ के अन्तिम सप्ताह में पंजाब के आपेजनों का एक विशाल सम्मेलन 
हुआ। सम्मेलन के अध्यक्ष श्री घनश्यार्मासह गुप्त ने अपने प्रारंभिक भाषण में बताया . 

“आप सबको विदित है कि यह सम्मेलन सिन्ध सरकार द्वारा ऋषि दयानन्द के 
सत्यार्थप्रकाश तामक पवित्र ग्रव्थ' पर लगाये गये प्रतिबन्ध पर विच्ञार करने के लिए 
बुलायां गया है। सिन्‍्ध सरकार के इस कायें का इतिहास निविवादरूप से यह सिद्ध 
करता है कि इस चाल का असली कारण राजनीतिक है। सत्याथंप्रकाश लगभग ७५ साल 
से संसार के सामने है! देश और विदेश की भाषाओं में इसके अनुवाद प्रकाशित हो चुके 
हैं। अब तक कहो भो उसके कारण किसी प्रकार का उत्पात या उपद्रव नहीं हुआ। 
मुस्लिम लोग, जो कि एक राजनीतिक संस्था है, ने अभी हाल में यहू आन्दोलन खड़ा किया 
है। उसके आदेश के अनुसार ही सिन्ध की लीगी सरकार ने सत्यायंप्रकाश पर प्रतिबन्ध 
लगाया है। इस प्रतिबन्ध के विशुद्ध राजवीतिक होने में इससे अधिक किप्तो प्रताण की 
आवश्यकता नहीं ।* 

आगे चलकर श्री गुप्त जो ने प्रतिबन्ध को वैधानिक और कानूनी दृष्टि से आपत्ति- 
जनक बतलाते हुए अन्त में कहा कि में यह स्पष्ट घोषणा कर देना चाहता हूँ कि जब तक 
उनके धर्म पर किया गया यह आक्रमण वापिस न ले लिया जायगा, तब तक वे आराम से 
स्‌ बेठेगे (” 

सिन्‍्ध में परिस्थिति को देखने के लिए सार्वदेशिक सभा की ओर से प॑० शिवचन्द् 
आर्य को भेजा गया था। जिन्होंने वहां कई विशिष्ट व्यक्तियों से भेंट की और कई 
वक्तव्य निकाले । सभा के मंत्री प्रो० सुधाकर जी में लोग के अध्यक्ष मि० मोहुम्मदअली 
जिन्ना को एक लम्बा पत्र लिखा जिसमें उससे यह आश्ञा की गयी थो कि वे सिन्ध 
सरकार को ऐसा अन्यायपूर्ण कार्य करने से रोकेंगे। 

जब आपधंसमाज ने देखा कि न सम्मेलन के प्रस्ताव का कोई असर हुआ ओर 
न मि० जिन्ना आदि से की गयी अपीलों का, तब ८ फरवरी १९४५ को देहलो में अखिल 
भारतीय सत्या्यत्रकाश रक्षा समिति की बैठक की गई। सतिति के प्रत्तातरों का सारदषा 


२४८ आयेसमाज का इतिहास 


यह था कि सिन्ध सरकार द्वारा सत्यार्थप्रकाद पर लगायें गये प्रतिबन्ध को हटाने के सब 
वैधानिक उपाय करने पर भी यदि सफलता व मिले तो उसे अपने अधिकारों की रक्षा 
के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने को तंथार रहना चाहिए। समिति ने आदयेपमाज की 
प्रान्‍्तीय सभाओं और आर्यंसमाजों को यह आदेश भेज दिया कि वे अन्तिम कदम 
उठाने की तेयारी पूरे जोर से आरम्भ कर दे । 

उस सभय के सिनन्‍्ध सरकार के प्रथानमन्त्री सर गुलाम हुतेन हिदायतुल्ला के 
सबन्न्रिमण्डल के हिन्दू सदस्य मि० निचलदास वजीरानी ने सरकार की सत्यार्थप्रकाश 
संबंधी नीति से असन्तोष प्रकट करते हुए यह्‌ धमकी दी थी कि यदि सरकार ने अपनों 
नीति को न बदला तो मंत्रिमण्डल के हिन्दू सदस्य त्यागपत्र दे देंगे। आयंत्तमाज को ओर 
से सिन्ध के गवर्नर और प्रधानमन्त्री पर प्रतिबन्ध-आदेश को वापिस ले लेने के बारे में 
ज्ञोर डाला ही जा रहा था। विरोधी आन्दोलन को ठंडा करने के लिए ११ अगस्त को 
सिन्ध सरकार नें एक घोषणा प्रकाशित की जिसमें यह सूचना दी कि सत्यार्थप्रकाश के 
चौदहने समुल्लास का अरबी, सिन्धी, उ्द, अंग्रेजी और फारसी में अनुवाद मुद्रित और 
प्रकाशित करता अथवा अन्यत्र मुद्रित अनुवाद को सिन्ध में प्रकाशित या वितीर्ण करना 
अपराध माना जायगा। इस आज्ञा से आर्यजगत््‌ को सन्तोब कैसे हो सकता था। उनका 
विश्वास था कि सत्यार्थप्रकाश के किसी भो भाग से किसो अन्य सम्प्रदाय के प्रति घृणा का 
भाव नहीं फेलाया गया, न किसी पर आक्रमण करने को प्रेरणा को गयी है। ऐसी दशा 
में यह आरोप लगाना कि सत्याथथग्रकाश का चौदह॒वाँ समुल्लास सुरक्षा की दृष्टि से 
आपत्तिजनक है, सवंथा अमान्य है। इस कारण आर्यजगत्‌ ने सिन्ध सरकार की परिवर्तित 
आज्ञा को अंगीकार नही किया। सभा के प्रधात श्री घनश्यामसिह गुप्त नें एक वक्तव्य 
द्वारा अपनी असहमति प्रकट कर दी और अपना प्रतिनिधि बना कर ला० देशबन्धु 
गुप्त को सिन्ध के गवर्नर तथा अन्य अधिकारियों से मिल कर बातचीत करने के लिए 
कराची भेजा। आर्यसमाज की ओर से मतभेद को शान्तिपूर्वक नियटाने के जितने प्रयत्न 
किये गये सब व्यर्थ गये। शायद सिन्ध के अधिकारियों ने यह समझा कि आपे लोग केवल 
खोखली धमकी दे रहे हे। उनमें कोई सार नही है। इस परिस्थिति पर विचार करने के 
लिए अखिल भारतोय सत्यार्थप्रकाश रक्षा-प्तमिति/” का एक अधिवेशन ९ दिसम्बर को 
दिल्‍ली में किया गया, जिससे अन्तिम रूप से यह निउ्चय किया गया कि यदि परिस्थिति में 
कोई सुधार न हुआ तो सत्याग्रह की मुहिम आरम्भ कर दी जायगी। 

३० सितम्बर १९४६ के दिन “डिफेन्स आफ इण्डिया रूल्स” के समाप्त हो जाने 
के कारण सिन्ध सरकार की प्रतिबन्ध संबंधी आज्ञा स्वयं ही समाप्त हो गयी । इससे कुछ 
लोगों को यह आशा हो गयी थी कि संभव है अब सिन्ध सरकार उत्पात जो फिर से न उठाये । 
परन्तु वह तो शरारत पर तुली हुई थी। १० अक्तूबर १९४६ को सिन्ध सरकार की ओर 
से यह आज्ञा प्रचारित हुई :-- 


७ १) 32]--9॥6288 । 80९47$ [0 76 (00ए6॥07767[ ० $500॥ 
गिश (था &।५ 0॥॥6 9000 | जा0॥ ध्यए66 “5$88प्8[/98 90 8४॥? 
एणाक्षा।8 गाए प्राणी 9707068 डिशाए ० ढाजाए 0 9860 0९(फ्०९७० 
002: 0॥85865 0 ला$ ४४७]४४५४४ ४70[|६०९$, 


आरार्यंसमाज की जीत ३४९ 


च०फ्ा, वाछरर्शणाल, 7 कछटाएं४४७. एी 6 92००४ ०७दि720 9५ 
56७0॥ 99% ०ए ॥6 (९०06 ० एप्णााब ?0020॥6 ]898, []6 (90ए९श॥ा- 
आशा: 0 9॥9॥ ॥6899 06065 [0 06 णर्न्‍श्ाा८०0 00 []5 )/४]6४४५ ९५९५ 
209५ शञाह्ा्एका 0िपात 0 व6 ४०० का जशावा। 09 ५“$ए870॥8 
श(88४॥7 ज्राशा 09 $फणां ॥04फक970 9895 एछ97 20१0 9प्र0॥8860 0५ 
शरण, एथ००ाथा।व 7), 02॥9, श &, णा ऐशाशा' ण 6 270५४ 2790॥॥0॥॥ 
980॥9, जा।वा, ६&2०ा३, क्षा्त 2॥ 0॥67/7 000॥7678 ०07वाा॥ा8 ००/65, 
76975 07 प्रद्याधत्षा।ण05 ०0, 07" ल्जाइएांड वि0ठा हाभ्फॉालश' ऊअ५9 0१ (॥6 
580 5006 ० 6 2/0०प्ा0 हवा था ॥6 580 ७॥896 06 बरपा]07 : 

(39) रि0०68 5076 ० (6 इशा श००४ छशार्श$ 07 6 प्रात ; 

(0) शीधा6ए6०5था5 बात 76श॥85 ॥॥6 (68023 0० 6 एपशा ; 

(०) &%40९ धात॑ 7रतीएप्855 6 #्षपरीणाएक्ाएड एप शात॑ लाक्षाइण॑दा रण 
(06 (१पाहा) , 

(4) 3॥908 था 068 ला86 ब्राात0गराए 00 श्मशान शिणाक्गारत ; 
870 


(6) (एल्ालकक[ए ०0070803 गराक्षांहढए एथ०णाधरवि26 (40 गर्ञा, 800 जाए ॥प्रा।8 
76 "शाश०ए8 इ5806९.9770768 ० पीता 58, 

“क्योंकि सिन्ध की सरकार ने यह अनुभव किया है कि सिन्धी सत्यार्थप्रकाश 
के चौदहवे समुल्लास से प्रजा के भिन्न-भिन्न वर्गों में परस्पर संघवे उत्पन्न होता है इस 
कारण अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड १८९८ की धारा ९९०० के अनुसार सिन्ध सरकार 
आज्ञा देती है कि प्रो० ताराचन्द गाजरा द्वारा आयें प्रतिनिधि सभा सिन्ध, कराची की 
ओर से प्रकाशित स्वामी दग्नानन्द सरस्वती के सत्यार्थप्रकाश के चौदह॒वें समुहलास की 
कापियाँ, प्रतिलिपियाँ, अनुवाद या उद्धरण जहाँ भी प्राप्त हों, जब्त कर लिए जॉए, 
क्योकि उसमें ग्रस्थकार ने 

(क) मुसलमानों के कुछ धासिक विचारों का मजाक उड़ाया है, 

(त्र) कुरान को शिक्षाओं को गलत तरीके पर पेश किया है और उनकी निन्‍दा 

की है, 

(ग) कुरान की प्रामाणिकता और महत्ता पर आक्रंप्ण किये है और मजाक 

उड़ाया है, 

(घ) हजरत मोहम्मद की शान पर आक्षेप किये हें और उसे तुत्छ बतलाया 

है, और 

(8) सामान्य रूप से मुसलमानों के धार्मिक भावों पर आधात पहुँचाने बाला है, 

और पहुँचाता है ।” 

स्वाभाविक ही था कि इस आज्ञा को आर्वजगत्‌ अपने लिए गभीर चुनौतो 
समझता। सत्यार्थश्रकाश के प्रकाशित होने के इतने समय के परचात्‌ ऐसी तानाशाही 
आज्ञा का प्रकाशित होना साधारण बात नहीं थी। बहू भविष्य में आने वाले तुफान 
की सूचता देती थी। यह विशेष महत्वपूर्ण बात थी कि आज्ञा अंग्रेज गवर्नर की अनुमति 
से दी गयी थी। मुस्लिम छीगी प्रेत ने आज्ञा का हादिक अभिनन्‍दन किया। इसका 


३५० आार्यसमाज का इतिहास 


यह अभिप्राय नहीं कि सब मुसलमान सार्वजनिक नेता सिन्‍्ध सरकार के नाविरशाही 
हुक्म से सहमत थे। मौ० अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खाँ और डा० 
खान साहब आदि अनेक राष्ट्रीय वियारों के मुसलमातों ने सिन्ध सरकार को आज्ञा के 
विरोध में वक्‍तव्य दिये। महात्मा गाधी ने उसे विवेकहीन और दशरारतभरो आज्ञा 
बतलाया। 


सिन्ध के आये पुरुषों ने मुस्लिम लीग की धमकी का उचित उत्तर देने में देर न 
लगायी | डी०ए०वी० हाई सकल के ग्रिसिपल श्री रामसहाय जी ने २१ अक्तूबर को कराची 
के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाभ एक पत्र लिखा जिसमें सूचना दी गयी थी कि “क्पोकि 
में अपने धर्मग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश पर लगाये गये प्रतिबन्ध को अन्यायवरर्ण मानता हूँ, 
इसलिए मेने सिन्ध सरकार के प्रतिबन्ध संबंधी हुक्म को तोड़ने का निउ्चय किया है । 
आप मुझे जो सजा चाहें, दे सकते हे ।/ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से न तो श्री रामसहाय 
जी के पत्र का कोई उत्तर विया गया और न ही उनके विरुद्ध कोई कारवाही को गयी। 
बहुत समय इसी तरह बीत गया। इस बीच में सिन्ध के संकडो आर्यसभाजी गले में 
सत्याथं प्रकाश की पुस्तक लटकाकर बाजारों में घूमते रहे । 


तीम नवम्बर १९४६ को बलिदान भवन दिल्‍ली से श्री महात्मा नारायण स्वामी 
जी की प्रधानता में सत्यार्थप्रकाश-रक्षा समिति की विद्येष बैठक हुई। जिसमें सिन्‍्ध 
सरकार के अन्यायपूर्ण हुक्स की आलोचना करते हुए अन्त सें घोषणा की गयी थी कि इस 
समिति की सम्मति में ऐसी परिस्थिति आ गयी है कि अपनी धार्मिक स्वाधीनता को 
रक्षा के लिए ऐसे प्रभाववुक्त कदम उठाये जॉय जिनसे अन्यायपूुर्ण आज्ञा बावित्त 
लेनी पड़े। इस उद्देश्य की पूति के लिए समिति निशचय करती हे कि व्यक्तिगत 
सत्याग्रह जारी किया जाय और आपंजनों को आदेश देती है कि वे सत्याग्रहिपों में 
अपने नाम भर्तों कराये। यह समिति यह भी निश्चय करती है कि महात्मा नारायण 
स्वामी जो सत्याग्रह के सर्वाधिकारी होंगे। वही इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्णय करते 
रहेंगे ।” 

जब स्वामी जो महाराज सिन्ध सत्याग्रह के सर्वाधिकारी चुने गये तब उनकी 
आयू्‌ ८० वर्ष से ऊपर थी। उनकी उस समय की शारीरिक दशा के संध्रथ से श्रो पं० 
गंगाप्रसाद उपाध्याय ने अपने जीवनचक्र” में लिखा है, “उत्तकी आयु ८० बे से ऊपर 
थी। उनका स्वास्थ्य अच्छा न था। हैदराबाद को जेल यात्राओं ने उनके स्वास्थ्य को 
बड़ा विकृत कर दिया था। उत्तके रक्त में उष्णता बढ़ गयो थी।” यह थी स्वामी जो 
के स्वास्थ्य की दशा ! जब समिति ने बात्रु के अधिकार क्षेत्र में जाकर युद्ध का नेतृत्व 
करने का काम उनके सुपुर्दे किया तब जनवरी १९४७ के पहले दिन एक वक्तव्य निकाल 
कर स्वामी जो सिन्ध के लिए रवाना हो गये। हैदराबाद सत्याग्रह के कष्ट और बडी आवु 
के संकटों की परवाह न करके उनके नेता ने अपने आपको युद्ध में झोंक दिया, इस बात 
का आयंजगत्‌ पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा । राष्ट्रीय नेताओं नें भी भुख्लित लोग को 
अन्यायपूर्ण नीति की निन्‍दा को । महात्मा गांधी ने उसे शाराश्तमर। 'बतलाया, 


आ्रायंसमाज की जीत ३५१ 
पं० जवाहरलाल जी ने उसे विचार और लेख को स्वाधीनता पर आाधात बतलाते 
हुए उसकी निन्‍दा की। बाबू राजेन्द्रप्रसाद ने एक पत्र में लिखा था, “मश्े आइचर्य है 
कि सत्तर साल से प्रचलित एक धर्म पुस्तक पर प्रतिबन्ध लगाने वाली यह आज्ञा कही उस 


व्यवहार का पूर्वरूप तो नहीं जो लीग के शासन में मुसलमानों से भिन्न लोगों के साथ 
किया जायगा 


सत्याग्रह का आरम्भ करने के लिए महात्मा नारायण स्वामी जो के साथ पं० 
धुरेन्र शास्त्री (श्री स्वामी प्रुवानन्द जी), ला० खुशालचन्द 'आनन्द' (श्रो आनन्द स्वामी 
जी), आदि महानुभाव भी कराचो पहुँच गये। १४ जनवरी के दिन सत्याप्रह का बिगल 
बज गया। यज्ञ तथा ईइवर प्रार्थना के पश्चात्‌ जिन आर्य नेताओं ने शांतिमय संप्राम 
आरम्भ करने की घोषणा की उनके नाम निम्न लिखित है : 


(१) श्री पं० घुरेन्द्र शास्त्री, (२) भ्री ला० खुशालचन्द जो, (२) श्री कुंवर 
जांदकरण शारदा । 


स्वाप्ती जी महाराज ने सिन्ध के मुख्यमंत्री के नाम निम्नलिखित पत्र भेजकर 
सत्याग्रह का प्रारम्भ किया :-- 


“यह सब को विदित है कि सत्यार्थश्रकाश आर्यंसमाज का धर्मग्रन्थ है। ईसाइयों 
के लिए जैसे बाइबिल और मुसलमानो के लिए कुरान पवित्र है, बेसे ही सत्यार्थ प्रकाश 
हमारे लिए पवित्र है। सिन्‍्ध सरकार द्वारा सत्यार्थप्रकाश को जब्तो का हुक्स हमारे 
धामिक अधिकार और स्वाधीनता पर भयंकर आक्रमण है। हम यह सूचना देना चाहते 
है कि हमारे पास सिनन्‍्धी भाका में सत्यार्य्रकाश है। हम किसी का अधिकार नहीं समझते 
कि वह इसे हमसे छीने । हम एक सप्ताह भर कराची में रहेगे। 


यह सूचना देने के पदचात्‌ सातों सत्याभ्रहो सत्पार्थप्रकाश की प्रति लेकर शहर में 
खुले घूमते रहे। उस समय बिहार से श्री स्वामी अभेदानन्द जी और दिल्‍ली से पं० लक्ष्मी- 
दत्त दीक्षित भी कराची पहुँच गये थे। सत्याग्रह आरभ होने के समाचार ने देशभर को 
हिन्दू जनता में जोश और उत्साह का एक तूफान सा उत्पन्न कर दिया। सब लोग 
धर्मयुद्ध के परिणाम की प्रतीक्षा करने लगे। 


सिन्‍्ध सरकार, जो अब तक बड़ी वीरता से जिहाद के रास्ते पर आगे बढ रही 
थी, सत्याग्रह आरम्भ होते ही डगमगा गयी। सत्याग्रह आरभ्भ होने के पाँचवे दिन के 
प्रततःकाल देशभर के सम्ताचारपत्रों मे यह समाचार छपा कि सिन्ध सरकार की कैबितट 
ने अपनी पुलिस के नाम यह आज्ञा जारी कर दी है कि जब्तशुदा सत्यार्थप्रकाश की तलाशी, 
उसकी जप्ती अथवा जिसके पास बह सत्याथ्प्रकाश हो उसकी गिरफ्तारी न की जाय। 
इस आज्ञा का अभिप्राय स्पष्ट था कि सिन्‍्ध सरकार ने अपनी आज्ञा वापिस ले लो। 
इस प्रकार आर्यसमाज ने इस दूसरे धर्मयुद्ध में भी पूर्ण विजय प्राप्त की। देशभर के 
हिदुओ तथा अध्य राष्ट्र भक्तों में आर्यसभाज की सफलता पर अत्यन्त हर्ष मनाया गया। 
उधर सिन्ध तथा पंजाब के मुस्लिम समाचारपत्रो ने सिन्‍्ध सरकार को बहुत लताड़ा। 


३५२ आर्यसमाज का इतिहास 


उन्होंने लिखा कि सिन्ध की लीगी सरकार ने मुसलमानों में लोकप्रियता प्राप्त करने के 
लिए सत्यार्थप्रकाश पर जो प्रतिबन्ध लगाया था, आर्यों के सत्याग्रह से घबराकर उसे 
वापिस ले लिया और इस तरह इस्लाम का सर नीचा कर दिया। 

एक वर्ष पीछे १९४८ में सीहोर (भोपाल रियासत) के नाजिस ने भी सत्यार्थ- 
प्रकाद पर प्रतिबन्ध लगाने का दुस्साहस किया था। जब सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
ने उस मासले को अपने हाथ में लिया तो भोपाल सरकार ने सीहोर के डिस्ट्क्ट मजिस्ट्रेट 
को बाधित किया कि वह अपनी आज्ञा वापिस ले ले । 


7205 ठा6व66 0५ +2]०99॥ ५३ - 0पुध्ावां 


चौथा ग्रध्याय 
ए ९ 
आयसमाज की विविध प्रवत्तियां 


दक्षिण भारत में प्रचार 


सा्वदेशिक सभा को ओर से दक्षिण भारत में प्रचार के कप-विकास का विवरण 
इससे पूर्व के ख़ण्डों में आ चुका है। पं० धर्मंटेत विद्यावाचस्पति के मद्रास से आकर 
सार्ववेशिक सभा के उपमंत्री का कार्य संभालने पर पं० मदनमोहन विद्यासागर स्नातक 
गुरुकुल कांगड़ी, दक्षिण में प्रचार के लिए भेजे गये। वहाँ उन्होंने तिनावली में केद्व बना 
कर तीन वर्ष तक लेख तथा वाणी द्वारा प्रचार किथा। 

सन्‌ १९४० के दिसम्बर मास में महुरा में एक बड़ा सम्मेलन होने वाला था। 
उसकी ओर से विश्येष निमन्‍्त्रण आने पर सभा के मन्त्री पं० गंगाप्रताद उपाध्याय ने 
पं० शिवचन्द आर्य को प्रेषित किया। पं० शिवचन्द जी के उद्योग से मद्रास में दक्षिण 
भारत आर्यन कॉन्फ्रेस का आयोजन किया गया। प्रारंभ में यह निश्चय हुआ था कि मद्रास 
कॉर्पेरिशन के मेयर और प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता श्रो सत्यम्‌ति जी कॉन्फ्रेंस के प्रधान होंगे। 
परन्तु वे सत्याग्रह-आन्दोलन में जेल चले गये। तब सर्वेदेशिक सभा के प्रधान श्री नारायण 
स्वामी जो महाराज के सभापतित्व में सम्मेलन का अधिवेशन सम्पन्न हुआ। स्वागता- 
ध्यक्ष भी ए० रंगास्वामी अय्यर एडवोकेट थे। यद्यपि मुख्य सम्मेलन २६ और २७ 
दिसम्बर को हुआ, उस अवसर से लाभ उशकर व्याण्यानो का क्रम लगभग सप्ताह तक 
जारी रहा। सम्मेलन में दक्षिण भारत की १२ आर्यस्माज़ों के तोस प्रतिनिधिपों ने 
भाग लिया। व्याख्याताओं में स्वागताध्यक्ष तथा सभापति जी के अतिरिक्‍त सर्वश्री 
पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय, १० धर्मदेव विद्यावाचस्पति, पं० केशवरदेव ज्ञानी, पं० शिवचन्द 
आर्य, १० सदनमोहन विद्याधर, श्री के० सो० भल्ला, पं० सुधाकर जो के नाम विशेष 
उल्लेखपोग्य हे। सम्मेलन में ला० मारायणदत्त जी, महाशय कृष्ण जी तथा डॉ० 
गोकुलचन्द नारंग भी सम्मिलित हुए । इस अवसर पर सम्मेलन में उपस्थित होकर 
श्री विनायक दामोदर सावरकर, डॉ० मुँजे तथा श्री एन० सी० चटर्जी ते भा दयानन्द 
और आयरंसमाज के सम्बन्ध में श्ोभन विन्नार प्रकट किये। सम्मेलन की समाप्ति पर 
दक्षिण भारत आयंप्रतिनिधि सभा भी स्थापित हुई थी, परन्तु स्थानीय कार्यकर्ताओं 
को शिथिलता के कारण वह दूर तक न चल सकी। प० शिवचन्द जी के उद्योग से मदुरा 
तथा अन्य स्थानों में भो आर्यत्तमाजों की स्थापना हुई । 


सन्‌ १९४१ के विसम्धर मास में मद्रास में श्री सत्यमूति जी के समभापतित्व में 
द्वितीय दक्षिण-भारत-आर्यन-कॉन्फ्रेप्त का अधिवेशन हुआ। स्वागताध्यक्ष श्री बी० एन० 


जप 


०८ आर्यसमाज का इतिहास 


कुमारस्वामी थे और गंत्री पं ० धर्मदेव विद्याचाचस्पति तथा श्री शिवचन्द जी थे। सम्मेलन 
के अध्यक्षीय आसन से श्री सत्यर्माति जी ने एक महत्वपुर्ण भाषंण दिया। पूरा भाषण 
परिशिप्द सं० १ के रूप में दिया गया है। उससे उतका आर्यधर्म तथा आर्थसमाज से दृढ़ 
प्रेम प्रकद होता है। पद आशा हो गयी थो कि श्री सत्यमृति जी की प्रभावयुक्त सहायता से 
दक्षिण में आयंसमाज का विस्तार तीक़ता से हो सकेगा। परन्तु दुर्भाग्यवद् श्री सत्यमृति 
जी रोगी ही गये और उसी रोग मे उनका शरीरात्त हो गया । उनका विचार था कि दक्षिण 
भें ब्राह्मण, नौन-ब्राह्मण तथा आर्य-द्रविड के भेद को यदि कीई मिटा सकता है तो आर्य- 
समाज ही । उनकी अकाल मृत्यु से देश को तो क्षति पहुँची ही, आये समाज की योजनायें भो 
पीछे जा पड़ों। 

दक्षिण भारत के आयं-सम्मेलन का तीसरा अधिवेशन सन्‌ १९४२ के दिसम्बर 
मास के अन्तिम सप्ताह में हुआ। मंसुर राज्य के अर्थमंत्री श्री के० वी० अनन्तरामन 
पस्मेलन के सभ्षापति थे। सम्मेलन की व्यवस्था स्वागत-समिति के प्रधानमन्त्री श्री 
हरनामदास कपूर और संयोजक मंत्री श्री शिवचन्द जी के उद्योग से हुई। सार्वदेशिक सभा 
के तत्कालीन प्रधात ओर ८ ० ५भाप्रसाद एम० ए० और उपप्रधान श्री पं० गंगाप्रसाद 
उपाध्याय के प्रभावशालोी व्याख्यान हुए। इन सम्भेलनों के फलस्वरूप दक्षिण भारत में 
कई स्थानों पर आ्यंसमाज स्थापित हुए और अनेक कार्यकर्ता भी मेदान में आये। 
५० इन्द्रदेव जी, श्री माधवाय आर्य, स्नातक पं० सत्यपाल एम० ए० आदि व्याख्याताओं 
और कार्यकर्ताओं ने धर्म के दीपक को जलता रखा। दक्षिण के कार्यकर्ताओं से विशेष 
उल्लेखयोग्य नाम श्री गोपदेव जी का है। श्री गोपदेव जी आनश्र प्रान्त के निनासी है । 
श्री गोपदेव जी का कायेक्षेत्र तिनाली में है। आपने वहाँ आर्येलसाज की स्थापवा करफे 


प्रचार का एक स्थायी केन्द्र बना लिया है। इसको विशेषता यह है कि चिरकाल तक सारे 
आन्ध्र प्रदेश में यही एक आर्यसमाज चलता रहा। 


कोल्हापुर में हाईस्कूल तथा कालेज 


कोल्हापुर के महाराज श्री छत्रपति साहू जी के विचार आर्यत्तामाजिक थे । उनकी 
महाँषि दयानन्द में विदोष भक्ति थी। पं० आत्माराम जी अमृतसरी, जो उन दितो बड़ौदा 
में शिक्षा बिभाग के निरीक्षक थे, बम्बई प्रान्त से धर्मप्रचार के कार्य में निरन्तर लगे रहते 
थे। पण्डित जो की प्रेरणा से १९१८ में कोल्हापुर नरेश ने अपनी राजधानी में आयें- 
समाज और गुदकुल की स्थापना की। प्रारभ में कोल्हापुर आर्थसमाज का सम्बन्ध 
युक्‍तप्रान्त की आयप्रतिनिधि सभा से हुआ। कुछ समय पीछे कोल्हापुर मे स्थापित राजाराम 
हाईस्कूल तथा राजाराम कॉलेज भी युक्तप्रान्त की प्रतिनिधि सभा के अधीन हो गये। 
राजाराम कॉलेज धीरे-धीरे उच्नति करता गया। डॉ० बालकृष्ण एम० ए०, पी-एच० डी० 
ने गुरुकुल को सेवा से त्यागपत्र देकर राजारास कॉलेज का अध्यक्षपद संभाल लिया । 
तब शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज की काफी ख्याति हो गई। यह दुःख की बात है कि उतन्रपति 


साहू जी के निधन के पश्चात्‌ स्कूल और कॉलेज दोनो की स्थिति बहुत डॉवाडोल 
हो गयी । हे 


ग्रा्येक्षमाज की विबिध प्रवृत्तिया २५४ 


केशव राव-स्मारक आय विद्यालय 


हेबराबाद के सफल सा्पाग्रह के पश्चात हैदराबाद नगर से केशवराव स्मारक 
आय॑ विज्ञाऊय को जो रधापना हुई, उसका सार्यत्तमाज के इतिहास में विश्ञेष महत्व है। 
१० केशवराव जी आर्यसमाज के उन पुराने महारथियों में से थे जिन्होंने प्रारभ की 
अत्यन्त प्रतिकृ0 अपस्थाओं भें एक इस्लामी रियासत मे धर्म के दीपक को प्रज्वलित 
क्रिया था। १९३२ में उतके निधन के पश्चात्‌ उनके तीनो सुपुत्र पं० विनायक राय जी, 
श्री विदुठलराव जी तथा श्री रामराव जी ने यहस्वी पिता का कोई उचित स्मारक तैथार 
करने का निइचय किया और उसके लिए अपनी भूमि का एक विशाल टुकडा सुरक्षित कर 
दिया। राव भाइयों का यह संकल्प अभी योजना के रूप मे ही था कि हेदराबाद का 
सत्याग्रह आरंभ हो गया। सत्याग्रह की सम्राप्ति पर हेदराबाद राज्य की आर्थ प्रतिनिधि 
सभा ने स्वर्गोय पं ० केशवराव जी की स्मृति में एक स्मारक-विद्यालय खोलने का निवचय 
किया। इस प्रकार राज्य की प्रतिनिधि सभा ने तोनों भाईयों के सकत्प को क्रियात्मक 
रूप देने भें सहायता दी। सार्वबेशिक आयं॑प्रतिनिधि सभा ने हैदराबाद में आर्यसमाज के 
कार्य को पुष्टि देने का साधव स्थीकार करके आर्यविद्यालय को २५ हजार रुपये की 
सहायता प्रदान की) इस प्रकार उद्योगपर्य के पूरा हो जाने पर २० जुलाई १९४० को 
विद्यालय का उद्घाटन समारोह मनाया गया। 


प्रारंभ से ही इस विद्यालय की कुछ विशेषतापें रही। प्रबन्ध-समिति ने घोषणा 
कर दी कि हरिजन जिद्लाथियों का प्रवेश सबेया निःशुल्क होगा। प्रारंभ में इस शुभ 
लिदवय को निभाने में कुछ कठिताई हुई, परल्तु पुलिस-कार्यवाही के पश्चात्‌ रियासत का 
बासन राष्ट्रीय मंशिम्रण्डल द्वारा होने पर सब हरिणग छात्रों के शुल्क की उत्तरदायिता 
राज्य सरकार ने अपने ऊपर ले ली। इससे घिद्यरृम-सम्तिति का बोश बहुत हल्का हो 
गया। 


इस विद्यालय के सम्बन्ध में जो दूसरी प्र+एदोीय बात हुई, बह विज्ञाल्य के 
अध्यापषको द्वारा एक सहुकारो सत्या का संचालन था। १९५१ में विशाऊ॒य सप्तिति के 
प्रधान पं० विनायकराव जी के परामरशों से यह सप्या एक सहकारी बेक के रूप में परिणत 
क्र दी गधी। उसका नाम आय सहकारी बक लिमिलेउ' रखा गधा। 


यह विद्यकूय निरण्तर उद्नति कर रहा है। “सम्ताज के पुराने कार्यकर्ता 
श्री साण्डेराव जी विद्यालय के मुह्याध्यापक हें । अ”शपको की संख्या ६० के 
लरूगंभग है। छात्रों को संख्या १,३०० से ऊपर है। १९५० में इस घिद्यालय के साथ 
एक कन्या विद्यालय की स्थापना भी कर दो गयी थी। वह भी भली प्रकार चल 
रहा है। 

हैदराबाद रियासत में उदगीर का इबामलाल स्मारक विद्यालय और नान्देड़ जिले 
के अन्तगंत उमरी ग्राम का नृतन विद्यालय भी तत्पाग्रह हारा हैदराबाद में उत्पन्न हुए 
नवीन जीवन के परिणाम है । 


३५६ - ग्रायसमाज का इतिहास 


सावदेशिक प्रकाशन लिमिटेड 


चिरकाल से यह अनुभव किया जा रहा था कि आर्यंसमाज के पास अपने विचारों 
को पुष्टि करने के लिए और अपने समाचारों को पूर्ण रूप से प्रकाशित करने के लिए समा- 
चार-पत्रों की बहुत न्‍्पूनता है। वर्तमान युग देनिक पत्रो का है। सर्वेताधारण लोग देनिक 
पत्नों से ही समाचार लेते हे और उनके आधार पर विचार बनाते हें। अपने समाचारों को 
प्रकाशित कराने के लिए आर्येंसमाज को प्रायः अन्य पत्रों का आश्रय लेना पड़ता है। 
कभी-कभी अपनी दृष्टि से बहुत आवश्यक समाचार पत्र-संपादकों को इच्छा अथवा स्थान 
के अभाव से अप्रकाशित रह जाते हे । आर्य देनिक-पत्र की न्‍्यूनता को पुरा करते का 
प्रयत्त अनेक बार किया भी गया। उत्तरप्रदेश में आययं-मिन्न-प्रकाशन मण्डल” की 
'स्थापना इसी उद्देश्य से हुई थो। बह प्रयत्न सफल न हो सका। श्री ५० गंगाधभ्रसाद उपा- 
ध्याय के मत्रित्वकाल में सार्वदेशिक आयंप्रतिनिधि सभा में भी यह चर्चा आरंभ हुई कि 
देनिक पत्र निकालने के लिए किसी प्रकार की योजना बनाई जायें। बहुत-से विन्ञार- 
विमर्श के पहचात्‌ १९४७ में निह्चय हुआ कि सार्वदेशिक प्रकाशन लिसिटेड' के नाम 
से एक लिमिटेड कम्पनी' स्थापित की जाये जिसमें सबसे बड़ भाग सार्वदेशिक सभा का 
रहे। सभा के कोषाध्यक्ष लाला नारायणदत्त जी का प्रोत्साहन मिलने पर 'लिमिटेड' 
कम्पनी को योजना कार्यान्वित हो गयी। सा्वदेशिक सभा ने कम्पनी के दस हजार 
रुपये के हिस्से खरोदकर उसका सचालन सभव बना दिया। अनेक प्रतिष्ठित और 
समुद्ध आर्यपुरुष भी हिस्सेदार बन गये। आर्यसमाजों और आर्यजनों ने व्यक्तिगत 
हिस्से खरीद कर कम्पनी के मूलधन को शीघ्र ही एक लाख से ऊपर पहुँचा दिया। 
६-१०-४७ को जब कम्पनी 'लिसिटेड' हुई उस समय उसका मूलंधन १,०३,१५५) 
था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के निम्नलिखित सदस्य नियुक्त हुए :-- 

(१) भ्रीयुत ला० नारायणदत्तजनी (२) श्रीयुत पं. गगाप्रसाद जी उपाध्याय 


(२) » » हरशरणदास जो (६) श्री रा० कन्हेयालाल उपाध्याय 
(३) » # हिंसराज गुप्त (७) श्री मास्टर शिवचरण दास जी 
(४) » #» रलियारामजी (८) श्री प० ज्ञान दद जी 


बोर्ड के प्रथम प्रधान लाला नारायणदत्त जी और मत्नी पं० ज्ञानचन्द जी बनाये 
गये। कम्पतों ने सावंदेशिक प्रेस की स्थापना करके पुस्तक-प्रकाशन का थोड़ा बहुत 
कार्य आरंभ कर दिया ओर पुण्यभूमि' नाम का एक साप्ताहिक पत्र भी निकाला। वह पत्र 
१५-७-५१ तक निकल कर बन्द हो गया और अनेक कारणों से कम्पनी और प्रेस दोनो 
का कार्य अव्यवस्था के कारण बहुत ढीला हो गया। कुछ आपसी झगड़े भी आरंभ हो 
गये, जिसका परिणाम यह हुआ कि जहाँ कम्पनी की आ्थिक स्थिति अत्यन्त शोचनीय हो 
गयी वहाँ आर्थजगत्‌ की यह आशा बहुत धुन्धली पड़ गई कि निकट भविष्य से आर्पक्रमाज 
का अपना देनिक पत्र प्रकाशित हो सकेगा। उतक्तरप्रदेश में आर्थमित्र प्रशाशद लिमिटेड 
को शोजना के असफल हो जाने पर सभा की ओर से देनिक आर्यसित्र' दिकालने का जो 
प्रगत्न किया गया वह भी ब्हुत बड़ा घाटा घंकर माक[मयाब हो गया। यह हचमच टोद 


आ्रायंसमाज की विविध प्रवृत्तिया २३५७ 


की बात है कि जिस आर्येसमाज को अन्य अनेक क्षेत्रों में असाधारण सफलता मिली है 
उसे प्रकाशन को योजनाओ में अबतक सफलता प्राप्त नहीं हुई । 


ग्राय वीर दल के सेवा-सम्बन्धों कार्य 


आर्यवीर दल का संगठन, प्रारंभ में, रक्षा-कार्य के लिए हुआ था। उस समय 
चारों ओर से आर्थलमाज पर आक्रमण हो रहे थे। मुसलमान प्रचारक आयेसमाज को' 
अपने मार्ग का रोड़ा समझकर उससे शत्रुता करते थे। कुछ राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को 
यह ज्ान्ति थी कि जश्ञायद आर्यस्तमाज ही हिन्दू-मुस्लिम एकता का स्वप्न पूरा होते में 
बाधक है ओर सरकार यह देखकर उद्ठिग्न थो कि आरयंसमाज के सदस्य बहुत बड़ी संख्या 
में स्वाधीनता के आन्दोलन में भाग ले रहे हे। इन सब अ्ञान्ति-मुलक आक्रमणों से आयें- 
समाज को बचाने के लिए 'आयेबीर दर्ल' की स्थापना हुई थी। जब तक वह संकट बना 
रहा, आययंचीर दल रक्षा के कार्य में सहयोग देता रहा। पानीपत, शुजाबाद, केयर 
आदि अनेक स्थातों पर बाधापे आने पर आर्यवीर दल ने अधिकार-रक्षा का कार्य 
साहसपुर्वक किया । १९४२ में स्वाधीनता-संप्राम के अत्यन्त तीत्र हो जाने पर परिस्थिति 
में बहुत-सा परिवर्तेन आ गया। कुछ समय के लिए साम्प्रदायिक विद्वेष की अग्ति 
ठण्डी पड़ गयी और सरकार का ध्यान आय॑प्तमाज से हटकर काग्रेस पर केन्द्रित हो गया । 
उन वर्षो मे आर्यवीर दल को देश्ष के सेवाकार्य में भाग लेने का पूर्ण अवसर मिला। 
सत्‌ १९४२ के अक्तूबर मास में बंगाल के मिदनापुर जिले में तृफान और बाढ़ के कारण 
बहुत भयानक परिस्थिति हो गयी थी। सा्वदेशिक सभा की प्रेरणा पर बंगाल की आर्य- 
प्रतिनिधि सभा ने एक आययं-सेवा-समिति का निर्माण करके तुरन्त हो सेवा का कार्य 
आरभ कर दिया। उसके पश्चात्‌ शीघ्र ही सावदेशिक सभा की ओर से आपंवोर दल 
के अनेक कार्यकर्ताओं को लेकर पं ० ओम्प्रकाश त्यागी भिदनापुर पहुँच गये। आर्यवीर 
दल के कार्प का मुख्य केन्द्र मिदनापुर के तम्लूक डिबिजन में रहा। हजारों नरनारियों 
को उस केर्द्र से सहायता मिली । लाहौर की आर्य प्रादेशिक सभा ने भी सहस्नो रुपया 
तथा अनेक कार्यकर्ता भेजकर कलकत्तें की केन्द्रीय रिलीफ सोसाइटी का हाथ बटाया। 
इस सेवा कार्य में आर्यवीरदल के स्वयसेवकों ने सेवाकार्य का बहुत-सा अनुभव प्राप्त 
किया और आर्यसमाज की ख्याति में भी वृद्धि की। 


सन्‌ १९४६ में पूर्वी बंगाल के नोआखाली और त्रिपुरा जिलों में धर्मान्ध 
मुसलमानों द्वारा निरपराध और निरीह हिल्दुओं पर आक्रमण और अत्याचार होने पर 
आर्य-वीर-दल को सेवा करने का दूसरा अवसर प्राप्त हुआ। उत्पात-प्रस्त इलाकों से 
अग्निकाण्ड, लूट्मार, अपहरण और बलात्कार के दुःखद समाचार प्रकाशित होने पर 
सार्वदेशिक सभा ने तत्काल सहायता की योजना बना दी और आरथवोर दल के प्रमख 
कार्यकर्ता श्री ओमप्रकाश पुरुषार्थो को आयेबीरों के एक जत्थे के साथ कलकत्ते भेज 
दिया। वहाँ आप॑ंसमाज रिलीफ सोसाइटी का संगठन करके रक्षा और सहायता का 
कार्य तत्काल आरंभ कर दिया गया। सभा की ओर से सहायता कार्य के लिए धन को 


शेप८ आयंसमाज का इतिहास 


अपील क्षी गयी। जिस पर सब मिलाकर १ लास से अधिक धन 7४ हआ। विशेष 
दल के कार्यकर्ता कई मास तक सेवा के कार्प थे लगे रहे 

सहायता के सात केख्द्र बनाये गये । केक्ो में जिन आर को से विशेष 
रूप में कार्य किया उनके नाम निम्नलिखित हूँ :--(१) १० सदाशिव टार्मा, पंजाब, 
(२) पं० बीरेन्द्र जी, उत्तरप्रदेश। (३) मड़ता सावलदास जी, दरप्वद सहलवेदान 
मिशन; (४) पं० सुरेन्द्रकुमार जी, बंगाल; (५) श्री ज्योनिरबश्प जी; (६) 
श्री भुवनमोहनदेव वर्मा; (७) श्री मानकरण जी। सब केन्द्रों को देखभाक का काम 
श्री ओम्प्रकाग् पुरुषार्थी करते रहे । राजगुरु श्री धुरेन्द्र शास्त्री, कुंवर चादकरण शारदा 
तथा श्री स्वामी अभेदानन्द जी आदि आर्यनेताओं ने कार्यक्षेत्र का निरीक्षण किया जिससे 
स्वयंसेवकों का उत्साह बहुत बढ़ गया। इन केन्द्रों से दो हजार सन से अधिक अन्न, 
चावल आदि खाद्य पदार्थ बादे गये, तथा विधवाओं तथा असमर्थ व्यक्तियों को मासिक 
सहायता दी गधी। कपड़े बॉट गये तथा अन्य सब प्रकार की राहायता उन लोगों को दी 
गयी जिन्हें उपद्रवियों नें अनाथ बना दिया था। 

इस अवसर पर सारे देश के तन केवल आर्यजतो अपितु अन्य निवासियों ने भी 
बंगाल के पीड़ितों से जो सहानुभूति धिखाई और जो आथिक तथा हादिक सहायता 
दी, बह अपुर्व थी। अपील पर जो धन एकत्र हुआ, उसमे सभो प्रान्तों और वर्गों ने हिस्सा 
डाला था। 


कुमारी कल्याणोदेवी काण्ड 


सन्‌ १९४५ में हिस्दू विश्वविद्यालय बनारस के प्रो० महेशप्रसाद जी आलिम 
फाजिल ने अपनी पुत्री कुमारी कत्याणीदेवी के धर्मविज्ञान महाविद्यालय (('एए० ९ 
प06०॥029 ) भे प्रदेश के लिए प्रार्थन्ा-पत्र दिया। हिस्दू-धर्म की स्वीकृत प्रशा ४ भ्नसार 
स्त्रियों को संस्कार कराने तथा वेद पहने का अधिकार नही है, अतः लिःलदिदाणय की 
सीनेट ने कुमारी कल्याणीदेवी को प्रवेश देने से इन्कार कर दिया । 
इसके विरुद्ध सार्वदेशिक सभा की ओर से ज्ञोरदार आवाज जठायी गरी, रूई 
लेख भी प्रकाशित हुए। सभा की ओर जे प्रो० महेदप्रताप जी शास्त्री बनारस गगे ओर 
वे विश्वविद्यालय के अधिकारियो से मिले। सभा ने ब्रिश्वविद्यालयण के अधिकारियों को 
यह संकेत करते हुए एक पत्र लिखा कि आपका पक्ष निबंल हें अतः इस विषय पर पुनः 
चार करे ।/ जिस पर बाइस चांसलर ने उत्तर दिया कि इसके लिए एक उपसभिति 
नियुक्त की गयी है । 
ता० ३०-६-४६ की अन्तरंग मे निश्चय हुआ कि (एक द्रेक्ट तेय्यार किया जावे 
जिसमें स्त्रियों के वेदाध्ययन के सम्बन्ध में प्रमाण तथा उदाहरण और स्व्रियों के पोरोहित्य 
कमे करने के प्रमाण तथा उदाहरण हॉ।” श्री प० धर्मदेव जो विद्याचाचस्पति ने 
“रक्र्यों को वेदाध्ययन का अधिकार इस शीर्षक के अन्तर्गत एक द्रक्ट तेयार किया। 
ता० ५-७-४६ को विश्रवधिद्यालूम के बाइस वांसछर को एक पत्र छिखा गया 
जिसमे कहा गया था कि “कुमारी कल्याणो के प्रश्न पर विचार करने के लिए लियुक्त उप- 


आयंसमाज की विविध प्रवृत्तिया ३५६ 


समिति में कोई आर्य-विद्वात भी होना चाहिए।” जिस पर वाइस चांसलर ड्ा० राधा- 
कृष्णन्‌ ने उत्तर दिया कि विद्ववविद्यालय के अधिकारी आर्यसमाज के दृष्टिकोण से पूर्ण 
परिचित है, जो कुछ भी संभव हो सकता है, किया जाबेगा। 


ता० १४-९-४६ को सभा में विश्वधिद्यालयथ की उप-सम्रिति का निर्णय 
प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया था कि “(0०6४० ०० 000०॥रँा 7.0000॥8 और 
धर्मविज्ञान महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय के साथ मिला दिया जायेगा जिसमें 
संस्कृत के विभिन्न बिषयों की शिक्षा दी जाबिगी। जाति अथवा स्त्री-पुर्ष का कोई भेद 
न रखा जायेगा। कर्मकाण्ड एवं पोरोहित्य की शिक्षा श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण और 
सदाचार के आधार पर दी जावेगी। कुमारी कल्याणी देवी को सध्यमा वेद की श्रेणो में 
प्रवेश की आज्ञा दो जाती है ।” 


दस प्रकार यह काण्ड सभा के उद्योग से अनुकूल परिणाम के साथ समाप्ल हुआ। 


70575 66866 0५ 40]89॥ /४५४ - 0प्॒ु्रवां 


पांचवां ग्रध्याय 


स्वाधीनता प्राप्ति में आयंसमाज का भाग 


इस इतिहास के प्रथम भाग के अन्त में हमने प्रस्तुत विषय की थोड़ी-सी चर्चा 
की थी। वहाँ यह बतलाया गया था कि यदि हम कहें कि १९४७ ईस्वी के अगस्त मास 
की १५वीं तारीख को जिस स्वाधीनता-यज्ञ को पूर्ति हुई, उसका प्रारम्भ सह॒धि वयानन्द 
ने किया था और अस्तिम आहुति महात्मा गाधी जी ने दो तो कोई अत्युक्तित न होगी। 
इसमे सन्देह नहीं कि गणतत्त्र राज्य की प्राप्ति में समाप्त होने वाली राज्य-ऋरान्ति का 
बीजारोपण महषि ने ही किया था। 

मे ने तीन उपायों से भारतवासियों के हृदयो में पराधीनता से छुटने और 
राजनीतिक रवाधीनता प्राप्त करने को अभिलाषा को जन्म दिया। सबसे पहला 
उपाय था भारतवासियों के हृदयों में अपने देश ओर धर्म के लिए स्वाभिमान उत्पन्न 
करना। जिस समय बे कार्यक्षेत्र में अवतोर्ण हुए, उस समय देश का शिक्षित समाज 
पाश्चात्य सभ्यता और इंगलंण्ड को भवित के प्रवाह में बहा चला जा रहा था। यों 
सुधार की आवाज तो उससे पहुले भी उठ चुकी थी, परन्तु वह आवाज देशवासियो को 
अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी विचारों का भक्त बताकर आत्मसम्मान को घटाने वाली थी। 
मह॒धि ने बाहर को ओर भागती हुई देशवासियों की दृष्टियों को स्वदेशाभिमान सिखाने 
वाले अपने उपदेशो द्वारा मानो खींच कर अदर की ओर कर लिया। मह॒षि ते लिखा-- 
“यह आर्यावर्त देश ऐसा है कि जिसके सदृश भूगोल में दूसरा देश नहीं है। आर्थावर्त 
देश ही सच्चा पारसमणि है कि जिसको लोहेरूपो विदेशी छुते ही सुवर्ण अर्थात्‌ धनाढंय 
हो जाते हैँ ( 

दूसरे स्थान पर वे लिखते हे, जिस देश के पदार्थों से अपना शरीर बना, अब 
भो पालन होता है और आगे होगा, उसकी उन्नति तन, मत, धन से सब जने मिल कर 
प्रीति से करे।” 

मेने ये दो उद्धरण केवल दृष्टान्त रूप में दिये है। महर्षि के प्रस्थों में स्वदेदा- 
भिमान कूट-कूट कर भरा है। महाष भारतवासियों के हृदयों में स्वदेशाभिमान को जो 
भावना उत्पन्न करना चाहते थे, उसका सार सत्याथंग्रकाश के एकादश समुरलास की निम्न- 
लिखित चार प्रास्ताविक पंक्तियों में आता है ।-- 

“सुध्टि से लेकर पाँच सहस्नों वर्षों से पृर्वे समय पर्यन्‍्त आर्यो का सार्वभौम चकऋवर्तो 
अर्थात्‌ भगोल में सर्वोपरि एकमात्र राज्य था। अन्य देश में माण्डलिक अर्थात्‌ छोटे- 
छोटे राजा रहते थे क्योंकि कोरव-पाण्डव पर्यन्त यहाँ के राज्य और राज्य-शासन सें सब 
भगोल के सब राजा और प्रजा चलते थे ।” 


॥| 


स्वाधीनता प्राप्ति में आरयंसमाज का भाग ३६१ 


राष्ट्र को यह अनुभव कराना कि वह एक दिन शक्ति-सम्पन्न और स्वाधोन था, 
ओर यदि वह ठीक प्रकार से यत्न करे तो फिर भो स्वाधीन हो सकता है, स्वाधीनता के 
शिखर पर पहुँचने का पहला कदम है। 

दूसरा कदम यह है कि राष्ट्र उत कारणों को दूर करे जिन्होंने उसे 
पराधीन बनाकर पुराने गौरव से गिराया और संसार में अपमानित कराया है। 
महर्षि से भारत के अधःपतन पर गस्भीरता से विचार किया तो देखा कि उसको 
मानसिक दासता ही राष्ट्र की राजनोतिक तथा आथिक दासता का मूल कारण 
है। रोग के असली रूप को पहिचान कर महषि ने कुशल वैद्य को भाँति पहले रोग के 
मूल कारणों को दूर करते का उपक्रप्त किया और इसमें शायद किसी को ही सन्देह हो कि 
वे बहुत दूर तक उसमे सफल भी हुए । मह॒षि के प्रत्येक विचार से सहमत न होने वाले 
व्यक्तियों को भी यह मानना पड़ता है कि उन्होंने अपनी शास्त्रीय आलोचना और 
ओजस्विनी वाणी से आय जाति के सदियों से बन्द पड़े विच्ार-सागर का ऐसे जोर से मंथन 
किया कि उससे से अनायास विचारों को स्वाधीनता और कर्म करने की ओर प्रवृत्ति जैसे 
बहुमूल्य उपहारो का प्रादुर्भाव हो गया । यह माना हुआ सिद्धान्त है कि मानसिक 
स्वाधीनता के बिना सामाजिक स्वाधीनता और मानसिक स्वाधीनता और सामाजिक 
स्वाधीनता के बिना राजनीतिक स्वाधोनता सभव नहीं । महषि ने जहाँ भारतवासियों को 
स्वदेश के प्रति भक्तिभावना का अमृत पिछाया, वहाँ साथ ही मानसिक पराधीनता को 
श्रललाओं को काट कर राष्ट्र कोस्वाधोनता के मार्ग पर डाल दिया। 

परन्तु बे इतने से ही सन्तुष्ट नही हुए। उन्होंने देश के सम्मुख सच्चे स्वराज्य 
का रूप भी रखा। यह देख कर आहइचयं होता है कि मह्॒ि ने स्वराज्य प्राप्ति से लगभग 
७० वर्ष पहले स्व॒राज्य का जो आदर सत्यार्थप्रकाश में प्रदशित किया था, भारत का 
शिक्षित समाज उस समय उस आदर ं से कोसों पीछे था। सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम समुहलास 
में भव ने लिखा था-- 

“आर्यावत्त में भी आर्यो का अखण्ड, स्वतन्त्र, स्वाधीन, निर्भय राज्य इस समय नहीं 
है, जो कुछ है, सो भी विदेशियों के पदाक्रान्त हो रहा है। कुछ थोड़े राजा स्वत्न्त्र हे। 
दुदिन जब आता है तब देशवासियों को अनेक प्रकार का दुख भोगना पड़ता है। कोई 
कितना ही करे, परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता है, वह सर्वोषरि उत्तम होता है अथवा 
मतमतान्तर के आग्रह रहित अपने और पराये का पक्षपातज्ञग्य, प्रजा पर पिता के समान 
कृपा, न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदयक नही है। 

पूर्ण स्वराज्य की इससे अच्छी व्याख्या क्‍या हो सकती है ? इण्डियत नेशनल 
कांग्रेस की स्थापना सप्यार्थ्रकाश के ऊपर उद्धृत किये बाक्‍यों के कई बष पीछे हुई । 
उससे पहले केवल विदेशी राज्य में नौकरियों की मॉग की गयी, फिर कई वर्षों तक इंगलेण्ड 
की छत्रछाया से थोड़े-बहुत प्रतिनिधित्व के अधिकार माँग गये, आगे चलकर ओऔपनि- 
वेशिक स्व॒राज्य को अपना ध्येय बनाया गया। पूर्ण स्व॒राज्य को सॉँग १९२९ के अन्त में 
रावी के तट पर की गयी । जिस आदर्श पर राजनीतिज्ञ कहलाने वाले लोग २०वीं सदी 
का प्रथम चरण समाप्त होने पर पहुँचे, वहाँ मह॒षि देयानग्द १९वीं झताब्दो के अन्तिम 


के प्रापसस जे क इतिशस 


चरण के आरम्भ में ५५ वर्ष पूर्व पहुँच चुके थे । महए ने स्वराज्य के जिस स्वरूप का नर्णन 
किया उसे हम गणराज्य का नाम दे सकते हू । राजा प्रजा द्वारा निर्वाचित हो, शासन 
प्रन्त्रियों की सभा द्वारा हो, पुरुषों और स्त्रियों के अधिकार' समान ही हो, ये सब मूलभूत 
सिद्धान्त हैं जिन्हे देश ने गणराज्य की स्थापना के साथ स्त्रीकार किया, परस्तु सहूषि ने अपने 
ग्रन्थों में प्रतिपादित कर दिये थे। ऐसी दशा में हमारा यह कहना सर्वथा उचित है कि जिस 
स्वाधीनता-यज्ञ की पूति १५ अगस्त १९४७ के दिन हुई, उसका प्रारम्भ महषि दयाननद ने 
किया था। 

श्री द्याम जो कृष्ण वर्मा मह॒षि के प्रमुख शिष्यों में से थे। वे काठियाबाड़ के 
निवासी थे। उन्होन इंग्लेण्ड जाकर बैरिस्टरी पास की थी। मह॒षि का उन पर बड़ा 
भरोसा था। जब उन्होने परोपकारिणी की स्थापना को, तब उसके सदस्यों मे इ८/स की 
£ण वर्मा का नाम भी रखा। यद्यपि मह॒षि स्वयं अंग्रेजी भाषा से सर्वथा अनभिन्ञ थे, 
तो भी वे भारतवासियों के लिए विदेशी भाषा का पढ़ना तथा विदेश जाकर आधुरेक 
विभान, शिल्प आदि का अध्ययत्त करना आवद्यक समझते थे। इस विषय में उन्होने 
यूरोप के कुछ विद्वानों से पत्र-व्यवहार भी किया थां। स्वामी जी ने श्री इयाम जी कृष्ण 
वर्मा को विल्ायत भेज कर देश के लिए अधिक उपयोगी बताने का विचार कई बार प्रकट 
किया था। स्वामी जी को मृत्यु के कुछ वर्ष पदचात्‌ वर्मा जी इंगलेण्ड जाकर बस गये, 
वहाँ रह कर उन्होंने भारत के स्वाधीनता-संग्राम में जो बहुमूल्य सहयोग दिया, बह राष्ट्रीय 
आन्दोलन का इतिहास जानने वालो को भली प्रकार विदित है। उन्होनें १९०५ में लन्दन 
में (इण्डिया हाउस नाम का एक केन्द्र बोला था, और उसमे 'इण्डियन होम रूल सोसाइटी" 
को स्थापत्ता की थी। सोसाइटी के प्रधान वे स्वयं थे। सोसाइटी की ओर से 'इण्डियन 
सोशियोलोजिस्ट' नाम का एक मासिक पत्र प्रकाशित होता था। उसके सम्पादक भी वर्मा 
जी थे। पत्र का मूल्य केवल एक आना था। यह पत्र खूब गरम राजनीति का प्रचार करता 
था। इग्लण्ड में रहने बाले भारतीय नोजवानों के लिए 'इण्डियन सोशियोलोजिस्ट' मानों 
राजनीति-धम ज्ञास्त्र बना हुआ था। बीसो भारतीय विद्यार्थों वर्भा जी की दी हुई छात्रवृत्ति 
से इंग्लेण्ड मे शिक्षा पा रहे थे। मदनलाल घीगडा द्वारा कर्जत वासली को लन्दन मे 
हत्या हो जाने पर अंग्रेजी सरकार ने श्याम जी कृष्ण वर्मा जेसे क्रान्ति के नेताओं का 
इर्लेण्ड में रहना कठिन बना दिया। तब वर्मा जी पेरिस चले गये और वहीं से राष्ट्रीय 
जारदोलन चलता" लगे। लाला हरदगाल जी एस० ए०, भाई परमानन्द जी आदि प्रमुख 
क्रान्तिकारी भा४दगागी जब विलायत से रहते थे, तब उन्हें वर्मा जी से हर प्रकार का 
राहारा मिलता ता था। 

कांग्रेस 4. प्रारभिक युग में उसकी नीति को “भिक्षावृत्ति' कहा जा सकता 
है। काग्रेस के प्रस्तावों मे महारानी विक्‍टोरिया के घोषणापत्र की दुह्ाई देकर सरकारी 
नोकरियों और ओह़क्‍दो की माँग की जाती थी। यो कांग्रेस का उद्देश्य भारतवारसियों के 
लिए राजवीतिक अधिकार प्राप्त करना ही था। जिन लोगों ने भहषि दयानन्द के पृर्णे 
प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य के उपदेशो का अमृत पान किया था, उनका हृदय ओहदों की 
भीख की ओर कंसे आक्ृप्ट हो सकता था। उन विनों कांग्रेस में प्रवेश पाने के लिए 


स्वाधीनता प्राप्ति मे आर्यसमाज का भाग ३६३ 


किसी चरित्र-सम्बन्धी परल्त की जरूरत नहीं समझी जाती थी। आर्यजनों को पहू बात 
भी पसन्द नहीं थी, इस कारण सामान्य रूप से उन विनो आर्यजन काग्रेस के प्रति उपेक्षा 
का व्यवहार रखते रहे। परन्तु इसका यह अभिष्नाप् नही कि कांग्रेस का भारत के लिए 
राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने का लक्ष्य उन्हें आक्ृष्ट नही करता था। उनमें से जो 
लोग राजनोतिक मनोवृत्ति के थे, वे प्रारम्भ से हो कांग्रेस के कामों में सहयोग देने छंगे 
थे। १९९२ में प्रयाग में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, उसमें लाला लाजपतराय 
जी और अम्बाले के बाब मुरलीधर जी प्रतिनिधिरूप में सम्मिलित हुए थे। अगले वर्ष 
कांग्रेस अधिवेशन को हाहौर में निमम्त्रित करने बालो में वे भी सम्मिलित थें। 
लाहौर का अधिवेशन अपने ढंग का अनूठा था। श्री दादा भाई नौरोजो ब्रिटिश 
पालियामेण्ठ के सदस्य होने के पहचात्‌ पहली बार भारत में आये थे। उतके 
स्वागत और कांग्रेस के अधिवेशन का प्रबन्ध करने वालों में बहुत-से प्रमुव आर्यलमाजी 
सम्मिलित हुए। छाला लाजपतराय जी के अतिरिक्त बर्शी जयश्रोरास जी, राय 
मूलराज जी एस० ए०, बाबू मुरलीधर आदि आर्यसज्जन स्वागतकारिणी के भमुख 
सदस्य थे। 

१९०६ तक वेश की राजनीति इसी प्रकार ढीलो-ढाली चलती रही। सन्‌ १९०५ 
सें लार्ड कर्जत ने बंगाल का विभाजन करके भारत की राजनीति में मानों जान डाल 
दी। बंग-भंग से बंगाल के निवासियों के हृदयों को जो पीड़ा पहुँची, उसे उन्होंने ऐसे 
अँचे आर्तनाद से प्रकट किया कि सारे देश की आँखें खुल गयीं। देदावासियों को यह 
अनुभव होने लगा कि दासता सचमुच एक महान्‌ अभिज्ञाप है। बंग-भंग का आन्दोलन 
देशभर में फैल गया । जिन प्रान्तो मे उसने बहुत उग्म रूप घारण किया, उनमें से एक पंजाब 
भी था। उस समय पंजाब का राजनीतिक नेंतृत्व पुरी तरह लाला लाजपतराय जी के 
हाथों में आ चुका था। उनके प्रभावशाली शब्दों ने सारे प्रांत को आवेश की पराकाष्ठा 
तक पहुँचा दिया था। उनकी उस गर्जना के कारण ही उनका पंजाब-केसरी नाम पड़ा। | 
ऋषि वयानन्द के पक्के शिष्य थे। स्वभावतः उनकी गर्जना का आर्येस्साजियों पर विज्येष 
प्रभाव पड़ा। बंग-भंग के कारण पजाब में जो आन्दोलन खड़ा हुआ, उसके नेताओं में हम 
अनेक आर्यसमाजियो के नाम पाते है । रावलपिण्डी में जो काण्ड हुए, उनके लाला हंसराज 
साहनी आदि सभी नेता आर्यसमाजी थे। लाहौर के राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं से भी आर्य- 
समाजो बहुत बड़ी संख्या में थे। जब लाला जी के बढ़ते हुए प्रभाव से डर कर सरकार ते 
उन्हे माण्डले के किले में तक्षरबन्द कर दिया, तब सरकार की सबसे अछिक कड़ी दृष्टि 
आर्थेसमाजियों और आर्यंसमाज की संस्थाओं पर पड़ी। वह समय आयेसमाजियों के 
लिए बड़ी कड़ी परीक्षा का था। सरकार के अन्तरंग हलकों में यह प्रस्ताव चक्कर 
काटने लगा था कि जो आर्थसम्ाजी सरकारी नौकरी में हे, यदि वे आर्यसमाज से त्याग 
पत्र न दें तो उत्हें नौकरी से अलग कर दिया जाय । कुछ लोगों की तरक्कियाँ रोक दी गयी 
और दौो-चाश को नोकरी से अलूग भी क्षिया गया परत्तु सब्तोषयुवंक कहा जा सकता 
है कि किसी एक भी आरयंसमाजी ने नौकरी की रक्षा के लिए समाज की सदस्यता का 
'पद त्याग नहीं किया । 


हलक ग्रायसमाज का इतिहास 


कांग्रेस के द्वितीय यग में 


कांग्रेस के दूसरे युग का प्रारम्भ उस समय हुआ जब रौलेट ऐंक्ट के विरोध में 
महात्मा गाधी ने सत्याग्रह की घोषणा की । सत्याग्रह के मूल सिद्धान्त दो थे--पहला सत्य, 
दूसरा अहिसा। इन दोनों सिद्धान्तों का पालन वही मनुष्य कर सकता था, जो चरित्रवान्‌ 
हो। यह विचार-परम्परा आर्समाजियों को प्रिय थी क्योकि यह उनके जीवन-सम्बन्धी 
विचारों से मेल खातो थी। मूल सिद्धान्तों की इस समानता का परिणाम यह हुआ कि 
आयेसमाज के प्रमुख ने ता श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी ने, जो इससे पूर्व कांग्रेस की रीति-नीति 
के कठोर समालोचक थे, एक तार द्वारा महात्मा जी को यह सुचना भेज दी कि "मेने 
सत्याग्रह को प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर कर दिये हे ।” सत्याग्रह में स्वामी जी का सम्मिलित 
होना मानों एक सिग्लल था। देशभर में हजारों आर्यसमाजियो ने सत्याग्रह की सेना में 
अपने नाम लिखा लिए। जहाँ उन्हें सत्याग्रह का मूल रूप धर्मानुकूल प्रतीत होता था वहाँ 
साथ ही महात्मा जी का ऊँचा जीवन भी अपनी ओर आक्ृष्ट करता था। सत्याग्रह को 
घोषणा से लेकर पंजाब में माशेल-ला और अमृतसर में कांग्रेस-अधिवेशन की समाप्ति 
तक के विस्तृत इतिहास को देखें तो उस समय के उत्तरीय भारत के स्वाधीनता-संग्राम 
के सिषाहियों में हमे आर्यंसमाजियों को अधिक संख्या मिलती है। पंजाब के डा० सत्यपाल, 
पं० रामभजदत्त आदि नेता आयंसमाजी थे। मुफस्सिल शहरो में भी आर्यसमाज के प्रमुख 
अधिकारियों ने आगे बढ़ कर आन्दोलन में भाग लिया। परिणाम यह हुआ कि जब पंजाब 
में सार्शल-ला लगाया गया तो प्रायः मार्शरू-छा वाले सभी दाहरो में न केवल आयेसमाज 
के अधिकारियों पर मुसीबतें ढाई गयी, आर्थसमाज की संस्थाओ पर भी वार किये गये । 
अनेक आयंसमाजियों पर मार्शल-ला का प्रहार हुआ। 


डी० ए० वी० कालेज के सब छात्रों प्र जो अत्याचार किये गये, उनका वृत्तान्त 
सरकारी ओर कांग्रेसी जॉच-कमेटियो की (रिपोर्टो में पढ़ें तो रोमांच हो आते हे। होस्टल 
के सब छात्रों को गोरे सिपाहियों के पहरे में, सिर पर बिस्तर रख कर, मई की धूप में दो- 
तीन मील चलने पर बाधित किया जाता था ताकि वे रात को किले में सोयें। जहाँ किसो 
छात्र की चाल ढीली हुई कि गोरे की गाली और सगीन की नोक उसकी पीठ पर आ 
धमकती थो। गुजरावाला में एक गृरुकुल स्कूल था। उस पर भी माहल-ला के अधिकारी 
की कुद्ष्टि पड़ गयी और वह सब कुछ किया गया जिसकी मार्शल-ला में गुंजाइश थी। 


देश के अन्य भागो में भी आर्यसमाज के सदस्यों ने पहले सत्याग्रह में और फिर 
कांग्रेस में सहयोग देना आरंभ कर दिया। 


१९१९ के अंत में अमृतसर में काग्रेस का जो अधियेशन हुआ, उसकी स्वागत- 
योजना के चलाने वाले यदि सौ फीसदी नहीं तो पचहत्तर फीसदी आर्थयेसम्ताजी अवइप 
थे। स्वागताध्यक्ष श्री स्वामी श्रद्धानन्द जो के व्यक्तिगत प्रभाव और परिश्रम के बिना 
अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन शायद ही हो सकता। स्वभावतः उनके चारों ओर जो 
कार्यकर्ता एकन्न हुए, वे आर्यसमाजी थे। कांग्रेस के इतिहास में वह पहुला हो अबसर था 


स्वाधीनता प्राप्ति में आयेंसमाज का भाग 2:83. 


जब स्वागताध्यक्ष ने अपना भाषण राष्ट्रभाषा हिन्दी में पढ़ा। बह भी कांग्रेस को आयें- 
समाज की एक देन ही थी। 


ऋन्तिकारी-दल में प्राय समाजी 


यूरोप में क्रांतिकारी दर को संगठित करने में श्री दयाम जी कृष्ण वर्मा ने जो 
प्रमुख भाग लिया उसकी चर्चा पहले कर आये हे। भारत में उससे पूर्व ही ऋत्तिकारी 
दल जन्म ले'चुका था। सम्भव है, कुछ लोग क्रान्तिकारी दल की कार्यप्रणाली से सहमत न 
हों, परन्तु इस दल के सदस्यों को ओजस्विनो देशभक्ति तथा अद्भुत साहसिकता से 
कोई भी भारतवासी इन्कार नहों कर सकता। इसमें भी कोई सन्देह नही कि स्वराज्य 
की उपलब्धि में उन लोगों के बलिदान से बहुत सहायता मिली । 

आयंसमाजी विचार रखने वाले ऋन्‍न्तिकारियों में से पहला नाम मदनलाल 
धींगड़ा का है, जिसने लन्दन में कर्जन वायली की ह॒त्या की थो। अदालत मे बयान देते 
हुए युवक मदनलाल ने कहा था, “मुझ जेसे निर्धन ओर मूर्ख युवक पुत्र के पास माता 
की भेंट के लिए अपने एक के अतिरिक्त और हो ही क्या सकता है। और इसी से में अपने 
एक की श्रद्धाजलि माता के चरणों में चढ़ा रहा हूँ। भारत में इस समय केवल एक ही 
शिक्षा की आवद्यकता है और वह है मरता सोखना। और उसके सिखाने का एकमात्र 
ढंग स्वयं मरना है। मेरी ईइवर से यही प्रार्थना है कि में बार-बार भारत की गोद में जन्म 
ले और उसी के कार्य में प्राण देता रहूँ। वन्दे मातरम्‌ ॥। 

भाई परमानन्द जी उन आय विद्वानों में से थे जो अपने आरंभिक जीवन में अनेक 
विदेशों में बैदिक धर्म का प्रचार करने गये थे। वे पंजाब में क्रान्तिवाद के मुखिया 
बन कर सरकार के कोप-भाजन बने और काले पानी में जन्म भर की कद भोगने के लिए 
भेजे गये। भाई बालमुकन्द जी भाई परमानन्द जी के चचेरे भाई थे। आपने डी०ए०वी० 
कालेज से बौ० ए० की परीोक्षा पास कौ। १९१०-११ ईस्वी में पंजाब में राज- 
नीतिक अज्ञांति का जो बवन्डर उठा, उसने बहुत-से नवयुवकों को ऋान्तिकारी बना दिया। 
भाई बारूमुकन्द जी भी उन नौजबानो में थे। वे लाहौर षड्यन्त्र केस के सिलसिले में 
पकड़े गये । दीताताथ नाम के एक मुखबिर के बयानों पर जिन अनेक नौजवानों को फाँसी 
का हुक्म दिया गया, उनमें बरालमुकुन्द जी भी थे। भाई बालमुकुन्द के बलिदान के साथ 
लगी हुई एक और सुन्दर बलिदान की सच्ची गाथा भी है। जब उनकी नवविवाहिता 
पत्नी को विदित हुआ कि पतिदेव को फॉसी मिल गयी तो वें उठी, स्नान किया और 
कपड़े और गहने पहन कर एक चबूतरे पर जा बेठी ओर बही बेये-बेंठे प्राण त्याग दिये। 
वह भी मातुृभूमि की बेदी पर एक बहुमूल्य बलिदान ही था। 

इसी हलले में महात्मा हंसराज जी के सुपुत्र बलराम जी भी पकड़े गये थें। 
पंजाब में अन्य जो क्रान्तिकारी नौजवान जेलो पे भेज गये या फॉसी चढ़ाये गये उनमे से 
अनेक आर्यसमाजी थे। 

१९२४-२५ ईस्वी मे उत्तरप्रदेश से ऋत्तिकारों दल का विस्तृत संगठन तेयार 
हो गया था। उस दल के अनेक कारनामों मे से काको री की :फेत्रो सबसे अधिक प्रसिद्ध है। 


२६६ ग्रार्यसमाज का इतिहास 


उस दल के प्रमुख नेता श्री रामप्रसाद 'बिस्मिल' कट्टर आर्यस्माजी थे। आपके दूसरे 
साथी श्रो मास्टर गेदालाल जी भी आर्यसभाजी विचार रखते थे। बिस्मिल बहुत छोदी 
आयु से ही ऋत्तिकारी विचारों से प्रभावित हो गये थे । उन्होंने सरकारो अड्डों या खजानों 
पर किये गये कई आक्रमणों मे भाग लिया। अन्त में लखनऊ के सप्तीप काकोरी के 
स्थान पर जो सनसनीदार डाका डाला गया उसके नेता के रूप में रामप्रसाद जी भी पकड़े 
गये। बिस्मिल कवि भी थे। बिस्मिल' उनका कविता का ही उपनाम था। जेंल में वे 
प्राय: अपना बनाया जो गीत गाया करते थे, उसके अन्तिभ पदों भे एक देशभक्त की सच्ची 
तडपन पायी जातो है। पद यह था-- 
अब न पिछले बलबले है, 
और न अरमानों की भोड़ । 
एक समिद जाते की हसरत, 
बस दिले बिस्मिल में है । 
फॉसी पर चढ़ते हुए बिस्मिल में यह गीत गाया था-- 
सालिक तेरी रजा रहे, 
और तू ही तू रहे । 
बाकी न मे रहें, 
न मेरी आरज्‌ रहे । 
इसो समय अन्य भी कई स्थानों में स्वाधोनता प्राप्ति के लिए ऋन्‍्तिका रो दलों 
की स्थापना हुईं। उनके सदस्यों में हम अनेक आरयंसमाजी युवकों के नाम पाते हे। 


राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र सें 


राष्ट्रीय जागृति ओर उस द्वारा स्वराज्य की प्राप्ति को आर्वेत्तनाज की एक बडी 
देन गुरुकुल को शिक्षा प्रणाली के रूप मे सिलो। गुरुकुल की स्थापना १९०० ईस्वों में 
गुजरॉवाला सें हुई ॥ १९०२ में वह गंगा के तट पर कॉगड़ी ग्राम के समीप एक शिक्षणा- 
लय के रूप में प्रतिष्ठापित हुआ। प्रारम्भ से ही गुरुकुल के मूल सिद्धान्त ऐसे स्वीकार किये 
गये थे जो पूर्णरूप से राष्ट्रीय भावता को लिये हुए थे। छात्रों का आश्रम में गुशओ की 
संरक्षा मे निवास गुरुकुल शिक्षाप्रणाली का पहला और आवश्यक अंग था। उनका चेह 
भारतीय और सीधा-सादा था। छात्रों को सब अर्वाचीन और नवीन विषयों की शिक्षा 
राष्ट्रभाषा हिन्दी में दी जाती थी। संस्कृत वाइमय और आयंधर्म प्रत्येक छात्र की 
शिक्षा के आवश्यक अंग थे। गरुक्ुल की शिक्षा-प्रणाली का सब से गु्य लक्ष्य चरित्र- 
निर्माण था। ये ही विशेषताएं हु, जो किसी जाति को राष्ट्र बनाने वाली शिक्षा में होनी 
चाहिएँ। गुरुकुलों मे यह पहले से बिद्यमाव थी। शुझुकुछ कॉगड़ी के पश्चात्‌ देश भर 
में अनेक गुरुकुलों की स्थापना हुई। सभी में उन्हों शिक्षा के मूल सिद्धान्तों फो स्वीकार 
किया गया, जिनका निर्देश महणि वयानन्द ने अपने ग्रन्थों में किया था। १९०६ और 
१९१९ के राजनीतिक उत्थान के सप्तय जाति ने राष्ट्रीय शिक्षा के भह॒त्व को समझ कर 
अंग्रेजी शिक्षणालयों के बहिष्फार और राष्ट्रीय शिक्षणालयों को स्थापना का आयोजन 


स्वाधीनता प्राप्ति में आर्यस्माज का भाग +- 


२६७ 


किया। कई केद्धों मे राष्ट्रीय शिक्षणलय खोले गये । परन्तु वे राजनीतिक आन्दोलन के 
उत्थान और पतन के प्रभाव से न बच सफ्रे। जब राजनीतिक आन्दोलन प्रब॒ल हुआ, तब 
वे राष्ट्रीय शिक्षणलय चमक उठे, और जब वह दीला पड़ा, ढीले पड गये। इसी 
ज्वार-भाटें के सिलसिले में आन्दोलन के कारण बने हुए ९९ फीसदी राष्ट्रीय शिक्षणालय 
समाप्त हो गये। उन सारे झोकों को सह कर यदि कोई शिक्षणालूय न केवल जीवित रहे 
अपितु भिरन्तर उन्नति करते रहे, वे गुरुकुल ही थे। उन्होंने सरकार से सथा स्वानीन 
राष्ट्रीय दिक्षा के दीपक को प्रज्वलित रखा। आज स्वाधीन भारत को सरकार इस 
सत्य को स्वीकार करे या न करे, स्वराज्य मिलने से पूर्व उसके नेता मुक्तकण्ठ से यह 
घोषणा करते रहे हे कि गुरुकुल सच्चा राष्ट्रीय शिक्षणालय है और उसकी आधारभूत 
पद्धति ही राष्ट्र की मानसिक दासता की एक मात्र औषधि है। 


समाज-सुधार 


यह सर्वेसम्मत बात है कि हमारे देश के नेतिक अधःपतन का मुख्य कारण सामा- 
जिक बु राइयाँ थीं। जन्मगत जात-पॉत के बन्धन, छुआछूत का भयंकर रोग और स्त्रियों 
की अधिक्षा और सामाजिक होवता आदि रोगो के घातक क्रीटाणुओ ते जाति को ऐसा 
निर्बेल कर दिया था कि वह किसी आकान्ता के आक्रमण का सामना नही कर सकती थी। 
यह भी स्पष्ट सत्य है कि ज्यो-ज्यों जाति के देन रोगों का निवारण होता गया त्यो-त्यों हम 
स्वाधीनता के समीप पहुँचते गये । जब राज्य-ऋ्रानिति का अन्तिम दोर शुरू हुआ, तब 
यह स्पष्ट ही हो चुका था कि यद्यपि सामाजिक रोग सर्वथा नष्ट नही हुए थे, वे जड़ से 
हिल अवश्य चुके थे। इससे शायद आयंसस्ताज का कोई कट्टर विरोधी भी इन्कार न करे 
कि जात-पात के ज्ञाल को काने, छुआछूत के भूत को भगाने और स्त्रियों को सुशिक्षित 
और समुन्नत करने में आर्यंसमाज ने अगुआ का काम किया है। अर्वाचीत भारत में 
महषि दयानन्द पहले सुधारक थे जिन्होंने सर्वेसाधारण जनता में साम्राजिक जागृति पैदा 
की। महात्मा जी का सत्याग्रह-यज्ञ सफल न हो सकता यदि महषि दयाननन्‍्द ने उससे 
लगभग ९० वर्ष पू्ष समाज-सुधार का मंगलाचरण न किया होता। भारत के बड़े भाग में 
समाज-सुधार की योजनाओं को कार्यान्वित करने का श्रेय आर्यसमाज को देना ही 
पड़ेगा । 

यदि २०वीं सदी के प्रारम्भिक ४० वर्षो के इतिहास पर दृष्टि डाले तो हम देखेंगे 
कि उत्तरीय भारत के प्राय: सभी प्रान्तो में आर्यस्माज के कार्यकर्ता समाज-सुभार के अग्रवुत 
बने हुए थे। एक समय भा जब बड़ौदे की रियासत शिक्षा-प्रचार और समाज-सुधार से 
बहुत आगे बढ़ी हुई मानी जाती थी। जानकार लोगोंको मालूम है कि महाराज सयाजीराव 
गायकवाड को सुधार की ओर प्रेरित करने का बहुत-सा श्रेष उनके मानसिक गुरु स्वामी 
नित्याननद जी महाराज को था और उनकी सुधारसस्बन्धी योजनाओं को कार्पान्वित 
करनेवाले राज्यरत्न पण्डित आत्मारा जी अमृतसरी थे। दोनो हो विद्वान्‌ आर्यसमाजी 
थे। इसी प्रकार अन्यत्न भी जहाँ कही सपाज-सुधार को समस्या कठिन हो जाती थी, वहाँ 
आर्थसमाज के कार्यकर्ता मंदान से कद पडते थे । 


३८ ग्रायंसमाज का इतिहास 


स्व॒राज्य की अन्तिम मुहिम 


में इस लेख में बतला चुका हूँ कि सत्याग्रह के पहुले दौर में आयंसमाजियों ने 
असाधारण उत्साह से भाग लिया क्योकि वह आन्दोलन उन्हें घामिकता की भावना से 
ओत-प्रोत मालम हुआ। १९२२-२३ में आन्दोलन के शिथिल हो जाने पर एक नई 
परिस्थिति उत्पन्न हो गयी। युरोपियन महायुद्ध के विजयी सित्र दल ने खिलाफत का 
खात्मा करके भारत के खिलाफ आन्दोलन को लगभग समाप्त कर दिया। सर्वेसाधारण 
मुसलमान जनता खिलाफत के नाम पर ही संगठित होकर महात्मा गान्धी के सत्याग्रह में 
सम्मिलित हुई थी। खिलाफत का अन्त हो गया, इस कारण साधारण मुसलमान जनता 
का रुख कांग्रेस को ओर से हट गया परंतु उनका संगठन दुढ़ें हों चुका था और उनपर 
सौलानाओं की प्रधामता चरम सीमा तक पहुँच गयी थी। इस परिस्थिति ने भारत 
में साम्प्रदायिक संघव उत्पन्न कर दिया। मलावार, मुलतान आदि स्थानों पर हिन्दुओं 
पर भयंकर आक्रमण हुए। जीवित उंस्था होने के कारण आर्यसमाज ने उन आक्रमणों का 
शान्तिपुर्ण उपायों से प्रतिरोध खड़ा किया। इससे पहले मुसलमान ने.प्रओ में और फिर 
उनकी ऐनक से देखने व।ले कुछ राजनीतिक नेताओ ने आर्पसमाज पर दोषारोपण करना 
आरम्भ कर विया। जेंल से बाहर आने पर मौलाना मुहम्सद अली और शौकत अली जंसे 
बाहर से राष्ट्रवादी परन्तु हृदय से कट्टर सम्प्रदायवादी मुसलमान नेताओं के कथन पर 
विश्वास करके महात्मा जी ने भी आर्यसमाज को दोषी ठहरा दिया और अपने मत को 
बड़ी शीघ्रता से यंग इणिडिया' के स्तम्भों में प्रकाशित कर दिया। महात्मा जी के उस 
एकपक्षीय लेख ने आर्यजनों के हृदयों को बहुत पीड़ा पह्टेंचायी । ले ज में ब्रतुतः आर्यसमाज 
के साथ अन्याय किया गया था। इस कारण महात्मा जी ने पीछे से कई लेखों और नोटों 
द्वारा उसके मार्जत करने की चेष्टा की । परन्तु उस लेख के बोये हुए सब कॉटे सिसट न 
सके । उस लेख के सुद्रदर्ती परिणामों में हम स्वामी अ्रद्धानन्द जी और महादशय राजपालू 
जी की हृत्याओं की गिनती कर सकते हे । इंन सारी घटनाओं का परिणाम यह हो जाता 
कि आयंस्तमाज के सदस्य राष्ट्रीय आन्दोलन से विमुख हो जाते यदि उनकी राष्ट्रीय 
भावना बहुत गहरी न होती। उनकी राष्ट्रीयता केवल राजनीतिक नेताओं के प्रामयिक 
लेखों पर आश्रित नहीं थी। वह मह॒षि दयानन्द की सिखलाई हुई निष्कलक देशभक्ति पर 
आश्रित थी। अतः कुछ राष्ट्रीय नेताओं के व्यवहार से असन्तुष्ट होकर भी आयेजन देश के 
स्वाधीनता-संग्राम से अलग न हुए । वे निरन्तर २५ वर्षो तक स्वराज्य की उन सब 
लड़ादयों में तन, सन, धन से पूरा सहयोग देते रहे, जिनका नेतृत्व महात्मा जो ने किया। 
में एक भो ऐसे आयेस्तमाजी को नहीं जानता कि जिसने कुछ अदूरदर्शी राष्ट्रीय नेताओ 
के दुव्यंबहारों के कारण स्वाधीनता-यज्ञ म॑ अपनी बलि देने से संकोच किया हो । यह 
दृढ़तापृवंक कहा जा सकता है कि स्वराज्य को अन्तिम मुहिस की सफल समाप्ति तक 
मह॒षि दयानन्द के शिष्य अपना धर्म सप्नझ्न कर सेता की अगली श्रेणी मे लड़ते रहे। 


स्वाधीनता प्राप्ति मे आर्यसमाज का भाग ३६६ 


हैदराबाद के स्वत-त्रीकरण में ग्रायंसमाजियों का हाथ 


स्वतत्त्रता को घोषणा के पदचात्‌ फिर एक ऐसा ससय आया जब आर्पजनों ने 
अपनी अद्भुत देशभक्ति का परिचय दिया। जब योरुप के दे टर्की के खल्लीफा का 
अन्त कर रहे थे, तब भारतवर्ष के मुसलमानों ने अंग्रेजी सरकार के सामने यह 
प्रस्ताव रखा था कि वहू हेदराबाद के तिजाम को संसार भर के मुसलमानों का खलीफा 
मान ले। निजाम ने उस समय उस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया था। उस समय से यह 
बात स्पष्ट हो गयो थी कि भारत के मुसलमान और हैदराबाद का निजाम इस वात में 
सहमत है कि यदि अवसर मिले तो हैदराबाद के शासक को भारत से अलग ऊँचे, पद का 
अधिकारी बनाया जाय। अंग्रेज़ों के भारत से विदा होने पर उन लोगों के दिल का सोचा 
हुआ भूत जाग उठा और निजाम तथा उसके साथियों ने भारत से अलग आजादी का 
झण्डा खड़ा कर दिया। निजाम के गरीब प्रजाजनों का रक्त चुसकर एकत्र किए हुए स्वर्ण- 
भण्डार की सहायता से रजाकारों की एक आततायी सेना खड़ी को गयी जिसने रियासत के 
हिन्दू निवासियों को लूटना ओर मारना प्रारम्भ कर दिया । भारत सरकार के पुलिस 
कार्रवाई शुरू करने से पहले हैदराबाद के हिन्दुओं की दशा बहुत ही शोचनोय हो 
जाती यदि आयंसमाज के कार्यकर्ता सिर पर कफन बॉध कर मंदान में न कूद पडते। उन 
थोड़े से संकटमय दिलों में आये नवयुवको ने रजाकारों का जो मुंहतोड़ जवाब दिया, उसने 
परिस्थिति को काफो संभाले रखा। हैदराबाद के स्वतन्त्रीकरण में उन नौजवानों ने जो 
प्रशंसनीय कार्य किया, वह यद्यपि प्रकट इतिहास का भाग नही है, तो भी वह विस्मरणीय 
नहीं समझा जा सकता। 

आयंसमाजियों ने अपने देश की स्वाधीनता के लिए जितने बलिदान किए हे, 
उनका प्रेरक कारण कोई स्वार्थ नहीं था, अपितु धर्म था। वेदिकधर्मो प्रतिदित प्रार्थना 
करता है, “भदीना स्याम बरदः शतम्‌ दासता में रहना उसके धर्म के प्रतिकूल है। इसो 
भावना से प्रेरित होकर गलतफहमियों के शिकार बन कर भी आर्यजन देश के प्रति अपने 
कतंव्य का पालन अब तक करते रहे है और आशा है कि आगे भी करते रहेंगे। नोकरियों, 
उपाधियों या पदों की इच्छा से न वे अब तक प्रेरित हुए और न आगे प्रेरित होगे। 
नें स्ताधीनता को धर्म समझ कर उसके लिए लड़ते रहे है। विश्वास रखना चाहिए कि 
भविष्य में भी राष्ट्र पर संकट आने को दमा में वे उसी विशुद्ध भावना से कार्यक्षेत्र में 
उतरेंगे। महर्षि दयानन्द के अनुयायियों को यही शोभा देता है। 


परिशिष्ठ स० १ 
दक्षिण भारत आाये-का्फेस (१६४१) में दिया गया 


श्री सत्यपृति जी का अभिभाषण 


आर्यसमाज हिन्दूधर्म का प्रवल्ल सुधारवादी आन्दोलन है, जिसने हमारी समस्त 
राष्ट्रीय, मुख्यतया धामिक, सामाजिक और शिक्षासम्बन्धी प्रगतियों को जीवन प्रदान 
करके वेदिकधम के पुतरत्थाव के लिए भौरवपूर्ण कार्य किया है और कर रहा है। मुझे हर्ष 
है कि आरयंजन दक्षिण भारत में काम कर रहे है और उन्हें बहुत सफलता मिल रही है। 
में हिन्दू हुँ और इस रूप में हिन्दृधर्म के वास्तविक शक्ति-ल्लोत आरयंसमाज का अभिनद्धन 
करता हैँ । 

आरयंसभाज जाति, जन्म, वर्ण, स्त्री-पुरुष या जातीयता के भेदभाव फे बिना सब के 
लिए अपना द्वार खुला रखता है। आपं-जन सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमानू, अनन्त 
ओर पूर्ण परभेश्वर में आस्था रखते हे, अतः समस्त आत्तिकों के द्वारा उनके कार्य का 
स्वागत होता चाहिए। आयें लोग शाकाहार में विदवास रखते और मद्यपान को वॉजित 
समझते हे । धृम्रपात (बोड़ी सिगरेट) तथा अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन बुरा 
समझते है। आर्यत्तमाज के सदस्यों का धर्म बेदिक धर्म है। 

आयंजनों ने सबसे बढ़कर हमारे देश में संत्यासाभम को एक नई भावना प्रदान 
की है। वास्तव में यह भावना ऐसी नई नहीं है, जेसी कि दीख पड़ती है। यह वेद 
और गीता में प्रतिपादित पुरानी भावना ही है। फिर भी आर्यसमाज ने इसे पुनशज्जीवित 
किया है। आयंसमाज के मन्तव्यानुसार संन्यासी संसार को परित्याग करके मानव-समाज 
से अपना सम्बन्ध पुर्णतया विच्छेद नहीं करता। अपने चैयक्तिक स्वार्थ का परित्याग 
करके अपने को समाज-हित भें विलीन कर देने से ही बह संन्यासी बनता है। वह संसार 
से नहीं भागता। वहू समाज में रहता है, समाज में विचरता है, और निष्काम भाव से 
समाज को सेवा करता है। 

संन्यासविषयक आर्यो की यह भावना विविध रूपों में फली-फूली है। मेरे 
लिए आर्यसमाज की अत्यन्त प्रबल प्रेरणा यह रहो है कि इसने उच्चतम धामिक भावनाओं 
और सिद्धान्तों को समाजसेवा में परिणत किया है। आर्यजनों का सामाजिक विषयों में 
सक्रिय अनुराग रहता है। उन्होंने सामाजिक बुराइयों के निवारण, अन्‍्तर्जातीय 
विवाहों के प्रचलन तथा अस्पृश्यता के उन्मूलन के द्वारा हिन्दू जाति को संगठित और 
शक्तिशालिनी बताने का पूरा-पूरा यत्न किया है और वे अब भी कर रहे हे। उत्तर 
भारत में आययों ने ही सबसे पहिले पर्दा-प्रथा को भिटाने और देवियों को पूर्ण स्वतन्त्रता 


परिशिष्ट स० १ ' सत्यमूति जी का अभिभाषण ३७१ 


प्रदान करने का स्तुत्य कार्य किया। आर्यों के घरों तथा उनकी संस्थाओं में मनुष्यों के 
प्तमान ही देवियों समस्त बेदिक संस्कारों और अनुष्ठानों में भाग लेती है । 

आयेसमाज ने तथा-कथित दलित वर्गों के उत्थान के कार्य पर विशेष ध्यान दिया 
है। लाला लाजपतराय जी ने यह ठोक ही कहा था कि “राष्ट्रीय पतन का बीज दूसरों 
पर किये गये अत्याचारों में अंकुरित होता है और यदि हम भारतवासी राष्ट्रीय आत्म- 
सम्मान को प्राप्ति की इच्छा करें, तो हमें अपने अभागे अछत भाई-बहिनों के लिए अपने 
हाथ खोल देने चाहिए और उनमें मानवीय गौरव की प्रबल भावना भर देनी चाहिए । 
जब तक हमारे देश में बहुसंख्पक अछूत भाई रहेगे, तब तक हम अपना वास्तविक राष्ट्रीय 
उत्थान नहीं कर सकते ॥ राष्ट्रीय उत्थान के लिए उच्च नेतिक स्तर की आवश्यकता होती' 
है। जहाँ कमज़ोर वर्गों के साथ अन्याय का व्यवहार होता हो, वहाँ उच्च नेतिक स्तर की 
कल्पना नहीं की जा सकतीो। अपने भाई की दुर्बलता पर कोई भो अपनी महत्ता का 
निर्माण नहीं कर सकता।” 

इस आन्दोलन को महात्मा गान्धी के द्वारा बड़ा बल मिला और आज अस्पुश्यता 
का अभिद्ञाप अपने अन्तिम इवास पूरे कर रहा है। इस आन्दोलन को प्रेरणा आये- 
समाज से ही प्राप्त हुई और इसके लिए हमें आर्यसमाज का कृतज्ञ होना चाहिए। अब भी 
आर्यजन देश के विभिन्न भागों में इस कार्य में जुटे हुए है । 

आये समाज का इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य शिक्षा-सम्बन्धी कार्य है जो आयें- 
समाज के आठवें नियम के अनुसार किया जा रहा है। वह नियम है, अविद्या का नाश 
और विद्या का प्रसार । आर्यसमाज लड़को और लड़कियों के अनेक शिक्षणालय चला 
रहा है। उनमें से कुछेक को भेने देखा है और में कह सकता हूँ कि उनमें बहुत ही बढ़िया 
और उपयोगी कार्य होता है। इस सम्बन्ध में गुरुकुल कांगड़ी का उल्लेख करना 
आवद्यक है। इस उत्तम्त संस्था को मेने कई बार देखा है। ये लोग वहाँ निम्ताकित महान्‌ 
आदर्श की पूति करते हे :-- 

'पशाक्षा की जड़े जातीय भावना और परम्परा तक गहरी जानी चाहिएं। 
हम प्राचीन संस्कृति के उत्तराधिकारी हैँ, अतः हमारे पाठ्यक्रम में आर्य-आचार, द्ास्त्र 
और अध्यात्म-धास्त्र को प्रमुखतम स्थान प्राप्त होगा । पादचात्य प्र थाली का प्रयोग एक- 
मात्र तुलनात्मक एवं व्याख्यात्मक दृष्टि से होगा।” 

आर्यसमाज के राजनीतिक कार्य की रूपरेखा देत। कठिन है। आरयंसमाज का 
किसी राजनीतिक दल के साथ गठबन्धन नहीं है। निस्सन्देह आंयंसमाज भी इस बात 
के लिए परम उत्सुक है कि देश को शीघ्र से शीघ्र स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाय। श्री-स्वामी 
दयाननन्‍्द जी ने अपने सत्यार्थप्रकाश में यह ठीक कहा था कि “विदेशी राज्य कितना ही 
अच्छा क्‍यों न हो, वह स्वराज्य का विकल्प नही हो सकता ।” श्रीयुत लाला लाजपतराय 
जी और स्वामी अ्रद्धानन्द जी प्रभृति आयंसमाज के अनेक प्रमुख सदस्यों ने भारत की 
राजनीतिक उन्नति से बड़ा योग दिया है। इसके अतिरिक्त आर्यों ने सदेव स्वतन्त्रता 
के संग्रामों में सक्रिय भाग लिया है। परन्तु राजनीतिक संधर्षो में भाग लेने से बढ़ कर 
आर्यंसमाज के सदस्यों ने अपने समाज के उत्तम संचालन से यह स्पष्ट कर दिया हे कि वे 


३७२ आयेसमाज का इतिहास 


भाघुनिक कालीन प्रजातान्त्रिक पद्धति पर अपना शासन बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हे । 

आया में अन्य हिन्दुओ के ससान ही हिन्दुत्व की भावना है। उसके सहयोग 
का स्वागत करना होगा और देश के इस भाग (दक्षिण) के हिन्दुओं की ओर से मुझे 
यह कहते हुए बडा हर्ष होता है कि हम आयों का यहाँ स्वागत करते हे । मे उन्हें वेदिक 
धर्म के प्रसार, अपनो संस्कृति के पुनरज्जीवन और हिन्दू धर्म को प्रचारक धर्म का रूप 
देने के कार्य में अपना साथी मानता हूँ। हम शुद्धि दाब्द का प्रयोग संकुचित भाव में नहीं 
करते । हमारा भाव अधिक उच्च और अधिक व्यापक है। हमारा भाव यह है कि हम 
अपने सांस्कृतिक विचारों का व्यापक प्रचार करके अपनी संस्कृति की वरिष्ठता से अन्य 
सतावलूम्बियो को अपनी ओर खीचें न कि उनका धर्म परिवर्तन करके । 

में इस बात के लिए विशेष उत्सुक हूँ कि आर्यसमाज आये” और “द्रविड” के 
कृत्रिम भेद की निस्सारता दर्शा कर उसके मिटाने में अपना पुरा बल लूुगाये। आये का 
अर्थ है श्रेष्ठ व्यक्ति भले ही वह किसी देश, वर्ण या जाति का क्‍यों न हो। “विजेता 
आर्य” और “विज्ञित द्रविड़” जैसी वस्तुयें ऐतिहासिक नही है । हम सब एक हे। स्वयं वेद 
से इसका समर्थन होता है :-- 

“म्त्रस्य चक्षुषधा समीक्षामहे/--हम सब प्राणियों को मित्र को दृष्टि से देखें। 

आर्यसमाज ने हमे फिर एक बार यह स्मरण कराके बहुत बड़ी सेवा की है। 
बेद की शिक्षाओं को किसी जाति या वर्ग विद्योंष तक सीसित रखना हमारो प्राचीन संस्कृति 
के विरुद्ध है। उन्होने पुनः बेद को इस शिक्षा की ओर हमारा ध्यान आक्ृष्ट किया :--- 

यथेसा वा कल्याणीमावदानि जनेभ्य. । 
ब्रह्म राजन्याभ्या१/ शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय ॥* (यजु० ) 

अतः आओ, हम दक्षिण भारतीय हिन्दू अपने एकत्व को पहचानें । आयंसमाज का 
यही उपदेश है। 

सामूहिक रूप से, जैसा कि सेने इससे पूर्व कहा है, आर्यसमाज अपने को दलगत 
राजनीति से पृथक्‌ रखता हु, परन्तु आर्यसमाज अपने सदस्यों को पुण्ण स्वतन्त्रता देता 
है कि वे जिस राजनीतिक दल से अपना सम्बन्ध रखना चाहें, रखें। आर्यजन भारत 
फी एकता के लिए उत्सुक है और उनकी यह स्पष्ट नीति है कि हमारे देश की राजनीति 
राष्ट्रीयता के द्वारा शासित हो, साम्प्रदायिकता के द्वारा नही। प्रजातन्त्र पद्धति में उनकी 
बड़ी गहरी आस्था है। अतः में देश-हित में काम करने वाले साथियों के रूप सें भी आयों 
का अभिननन्‍्दन करता हूँ। 

आर्यजन सुधारवादी हे। वे अपने धर्म को सर्वाज्भपूर्ण मानते है परन्तु उनकी यह भी 
धारण! है कि आज हमारी धार्मिक प्रथाएँ पूर्ण नही है, अतः वे हमारी बुरी धामिक प्रथाओं 
को मिटाने का भरसक यत्न करते है । हम इस कार्य में उनकी सफलता की कामना करते हें । 

देश के सामने राष्ट्रभाषा की समस्या है। यह हिन्दी के सिवाय अन्य कोई 
भाषा नहीं हो सकती। से चाहता हूँ कि आर्यजन समस्त वक्षिण भारत में अपने हिन्दी- 
प्रचार के कार्य को बढ़ाने में कोई यत्न न छोड़े । वे अपना शक्तिभर कार्य कर रहे है । 
फिर भी में चाहता हूँ कि वे अधिकाधिक कार्य करे । 


परिशिष्ट स० १: सत्यमूरति जी का अभिभाषण २३७३ 


में अपने लोगों को महर्षि दयानन्द के महान्‌ प्रन्थ सत्यार्थप्रकाश के पढने की 
प्रेरणा करूँगा। इससे हमारे लोगो को वेदों के महान और सावंभौस सिद्धान्तो 
का बोध होगा। मह॒थि दयानन्‍्द ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि पुरुषो के समान हो 
स्त्रियों को शिक्षित करना चाहिए। यज्ञोपवीत पहनने का प्रत्येक कन्या को अधिकार 
है। उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका विवाह बचपन में कदापि न होना चाहिए, विवाह के 
बाद अपने नये परिवार में उसके भी वे ही अधिकार हे, जो पुरुषों के होते है। जिस घर 
में स्त्रियां सुखी रहती हे, वही घर सुखो रहता है, जिस घर में स्त्रियाँ बहुत दु.ल्ली रहती है, 
वह घर बरवाद हो जाता है, मनुष्य और स्त्रियों के अधिकार समान होते हे। 

इन सबसे अधिक स्वामी दयानन्द जो का महान्‌ कार्य यह है कि उन्होंने आर्यों 
को, और मे आशा करता हूँ कि हम सब को, यह सिखाया कि यह जगत्‌ एक पाठशाला 
हैं और प्रत्येक को परिश्रम, प्रेम और निस्स्‍्वार्थ सेवा से अपनी शक्तियों को विकसित 
करना होता है। उनका जीवन-दर्दान पुरुषार्थ है, भाग्य-निर्भरता नहीं है। एक अंग्रेजी 
कवि के शब्दों में :-- 

“जब सोया, तब सपना देखा, यह जीवन अति सुन्दर है। 
नींद खुली तब पहिचाना, यह तो कर्तव्य कठिनतर है ।” 

में दक्षिण के भाइयों को प्रेरणा करूँगा कि वे हिन्दी-प्रचार; अस्पृश्यता-निधारण 
और मातृभभमि की एकता और दुढता के आदर्ं की रक्षा के लिए पूरा-पूरा यत्न करे । 

यदि हमारे हिन्दू भाई जो विधर्माी बन गये हैँ, पुनः हिन्दूधर्म में आना चाहें, 
तो उनके मार्ग में कोई रुकावट खड़ी न की जानी चाहिए। हम सब को इस काय॑ से 
आयेसमाज की सफलता की कामना करनी चाहिए। 

महषि दयानन्द के निम्नलिखित अमर द्वाब्दों पर ध्यान दीजिये :-- 

“मेरे जीवत का मुख्य उद्देश्य, जिसकी पूति का मेने प्रयत्न भी किया है, मत- 
भतान्तरों के पारस्परिक वेमनस्यथ का अन्त करने में सहायता देना है। जिन्होंने सनुष्यों को 
मार्गअ्रष्ट करके एक दूसरे का शात्रु बना दिया है। सार्वभौम सर्वतन्त्र सिद्धान्तों का उपदेश 
करना, सब मनुष्यों को एक धर्म के दायरे में लाना जिससे वे एक दूसरे से घृणा करना 
छोड़ कर एक दूसरे से प्रेम करें, शान्ति से रहें और पारस्परिक हित सम्पादन करले रहें ।” 

इस युग में जब कि संसार विनाद के ज्वालामुखी पर खड़ा है, इन शब्दों से 
अधिक बुद्धिमत्तापूण और सहायक अन्य कोई दब्द विचारणीय नहीं हो सकते । परन्तु अन्त 
में हममें से प्रत्येक को, जहाँ तक सम्भव हो सकता हे, अपना अधिक-से-अधिक विकास करना 
चाहिये। जबतक व्यक्ति उच्च स्तर पर नहीं उठता, तबतक सार्वजनिक हितकारी कार्य 
सम्भव नही हो सकता, अतः हम सबको अहनिश सच्चे हृदय से निम्नलिखित प्रार्थनां 
करनी चाहिए -- 

“असतो मा सदगमय, तमसो मरा ज्योतिर्गंभय, 
म॒त्योर्माइमृतं गसय ।* 

है भगवन्‌ ! हमे असत्य से सत्य की ओर, अन्धकार से ज्योति की ओर और 

मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ । 


परिशिष्ट सं० २ 
श्री पं+ श्याम जी कष्ण वर्मा 


यूरोप और भारत के शिक्षित व्यक्ति पं० बयाम जी कृष्ण वर्मा को लब्दन में 
“इण्डिया हाउस के संस्थापक और आदि ऋरन्तिकारी के रूप में जानते हैं। यह कम लोगों 
को मालूम है कि उनमे जो स्फूर्ति प्रकट हुई, वह महर्षि दयानन्द के उपदेश का परिणाम थी । 

इयाम जी कृष्ण वर्मा का जन्म कच्छ रियासत के साण्डवी नामक स्थान में हुआ था। 
यह महत्वपूर्ण बात थी कि उस आदि आच्तिकारी का जन्म सन्‌ १८५७ में हुआ। यह 
वही वर्ष था, जिसने भारत से व्यापिनी सदास्त्र क्रान्ति का दृद्य देखा। द्याम जो 
कृष्ण वर्मा के पिता बहुत साधारण आर्थिक स्थिति के व्यक्ति थे। उनके लिए अपने होन- 
हार पुत्र को ऊँची शिक्षा देना सबंथा असंभव था। परन्तु होनहार अपने रास्ते स्वयं 
निकाल लेता है। द्याम जी के पिता रोजगार के प्रसंग मे बम्बई चले गये थे। बालक 
कच्छ रियासत के एक गाँव के स्कूल में शिक्षा पा रहा था । उसकी स्वाभाविक 
प्रतिभा इतनी तीत्र थी कि आस-पास के स्थानों में अनायास ही प्रसिद्धि हो गईं। उस 
प्रसिद्धि ने बस्बई के प्रसिद्ध करोड़पति मथुरादास लवजी भाटिया का ध्यान उसकी ओर 
आकृष्ठ कर दिया। लवजी सेठ बालक कृष्ण वर्मा को शिक्षा दिलाने के लिए बम्बई ले 
गये। बम्बई में द्याम जी को हाईस्कूल मे भरती करने के साथ हो संस्कृत पाठशाला में 
भी प्रविष्ट करा दिया गया। दो भिन्न-भिन्न संस्थाओं से एक साथ अध्ययन करने से बालक 
की बुद्धि का चमत्कार और अधिक प्रकट होने लगा। स्कूल की परीक्षाओं मे ऊँचा 
स्थान पाने के साथ-साथ श्याम जी की संस्कृत मे असाधारण योग्यता को देखकर उसके 
अध्यापक ओर संरक्षक आइचय॑ में पड़ गये। ध्यामजी की संस्कृत-व्याकरण में योग्यता 
और संस्कृत-भाषण की अद्भुत दक्ति की इतनी धाक बँधी कि सेठ मथुरादास लव जी 
ने उसे समाज-सुधार-सम्बन्धी बड़ी-बड़ी संस्थाओं में ले जाकर सुधार के पक्ष में संस्कृत 
में व्यास्यात करवाये। एक बालक के मुँह से सुधारों के पक्ष में संस्कृत के धारा-प्रवाह 
व्याख्यान सुनकर सब लोग आइचयं में पड़ गये। उन्हों दिनों सहषि दयानन्द बम्बई मे 
वेदिक धर्म का सन्देश सुनाने के लिए पहुँचे | स्वाभाविक ही था कि व्यामजी क्रृष्णवर्मा 
महू को ओर आकृष्ट होते और भहृंषि उन्हें अपने शिष्पों की श्रेणी में प्रविष्ट कर लेते। 
_रत्नम्‌ समागच्छतु कांचनेन' विधाता की यह इच्छा पूरी हुई। श्याम जी कृष्ण वर्मा 
आपंसमाज में प्रविष्ट हो गये। इन्ही दिनों इंगलेण्ड के संस्कृत विद्वान मोनियर' विलियम्स 
भारत भ्रमण के लिए आये। उनसे युवक इयाम जी कृष्ण वर्मा ने भेंट की। प्रो० 
मोनियर विलियम्स पर युवक भारतीय की योग्यता का बहुत गहरा असर पड़ा। कई 
वर्ष पीछ उन्होंने लिखा था कि "में श्याप्त जी कृष्ण वर्मा की संस्कृत योग्यता से बहुत 


परिदिष्ट सं० २ * पं० श्याम जी कृष्ण वर्मा ३७५ 


प्रभावित हुआ और दो वर्ष पीछे मेने उसे ऑक्सफोर्ड में अपना सहायक संस्कृताध्यापक 
नियुक्त कर लिया ।” प्रो० मोनियर विलियम्स ने श्याम जी के हृदय में विलायत जाकर 
शिक्षा पाने की जो प्रेरणा उत्पन्न की, उसका महर्षि दयानन्द ने हादिक समर्थन किया । 
इयास जी कृष्ण वर्मा को विल्ञायत जाने की अनुसति देने का मह॒धि का क्‍या अभिप्राय था 
यह उनके उस पत्र से प्रकट होता है, जो उन्होंने संस्कृत में अपने शिष्य को उस समय 
लिखा, जब वह ओऑक्‍्सफोडं में अपनी प्रतिभा का असाधारण सिक्‍का जमा रहा था। पत्र 
में आशीर्वाद देने और इं ग्लेण्ड सम्बन्धी अनेक प्रइन करने के पद्चात्‌ महर्षि ने लिखा था 
कि “यदि (अब तक) अवकाश न मिला हो तो में सत्य हृदय से प्रेरणा करता हूँ कि जब 
तुमको पठन-पाठन से अवकाद मिले, तभी वैदिक सिद्धान्तो के प्रचार के निमित्त व्याख्यात 
देना ओर तभी यहाँ आना इससे पूर्व नहीं ?” पत्र के अन्त में यह भी पुछा गया था 
कि क्‍या तुमने कभी पालियामेट नाम की सभा देखी है? इस पत्र से स्पष्ट है कि महर्षि 
के दयाम जी कृष्णवर्सा को विलायत जाने की प्रेरणा करते सें धामिक और राजनीतिक 
दोनों उद्देश्य मिले हुए थे। 

इंगलेण्ड जाकर अपनी प्रतिभा और योग्यता की सहायता से इयाम जी कृष्ण- 
वर्मा ने खूब नाम कमाया । जब वह आऑक्‍्सफाडड से ग्रेजुएट और लन्दन से बेरिस्टर 
बनकर भारत आये तो सरकारी नौकरी के द्वार खुले मिले। महर्षि का प्रभाव देशी 
रियासतों में बहुत था। फलतः श्याम जी कृष्ण वर्मा को पहले रतलाम और उसके 
पद्चात्‌ बड़ोदा आदि रियासतों में बहुत ऊँचे पद की नौकरियों प्राप्त करने में कठिनाई 
न हुई। इस नोकरी में धन प्राप्ति तो हुई, परन्तु केवल धन से एक आत्मसम्मान वाले 
विद्वान्‌ का सन्‍्तोष होना कठिन था। रियासतों की नौकरी के लगभग १२ वर्षों के 
अनुभव ने दयाम जी कृष्ण वर्मा को यह विश्वास दिला दिया कि अंग्रेज्ञो राज्य चाहे ऊपर 
से कितना ही चिकना-चुपड़ा हो, अन्दर से वह अत्यन्त विषपूर्ण है। भारत का उद्धार तब 
तक नहीं हो सकता जब तक उसके गले पर से दासता का जुआ न उतर जाय। १८९७ 
में उन्होंने भारत छोड़ कर फिर से विलायत जाने का नि३चय कर लिया। इस विलायत 
यात्रा के दो उद्देश्य थे--इगलंण्ड में व्यापार द्वारा धन कमाना और उस धन को अपनी 
जन्मभूमि की स्वाधोनता के लिए व्यय करना। इंगलेण्ड मे उन दिनो हरबर्ट स्पेसर की 
फिलोसोफी का बोलवाला हो रहा था । हरबर्ठ स्पेंसर ने अपने एक ग्रन्थ में लिखा था :-- 

एद्घंडाशाएह 0. 8९8659807 8 ॥0 शाएाए ्रशाधए6 0 
477शकाए8, 7ण7-68989708 8 9णी द्राः।पाशा ॥70 62027. 

अत्याचार का सक्रिय विरोध करना केवल न्यायसंगत ही नहीं है, धर्म भी है, 
अत्याचार का सक्रिय विरोध न करने से केवल परोपकार भावना पर ही आघात नहीं 
पहुँचता, स्वात्माभिमान पर भी आघात पहुँचता है । 

इस वाक्य ने वयाम जी कृष्ण वर्मा के हृदय में हरबर्ट स्पेंसर के लिए इतना 
अधिक भक्तिभाव उत्पन्न कर दिया कि वे उस अंग्रेज्ञी फ़िलोसोफर का शिष्य ही' बन गये 
और उन्होंने अपने धन से ऑक्सफोर्ड में हरबर्ट स्पेसर लेक्चरशिप की स्थापना कर दो। 
कुछ वर्षो तक वे इंग्लेण्ड में धन और विद्या का उपाजंन करते रहे। अन्त में १९०५ 


३७६ आयेसमाज का इतिहास 


मे ब्याम जी कृष्ण वर्मा ने राजनीति के क्षेत्र में लम्बी छलांग लगा दी। उन दिनों कार्य 
कर्जन ने बंग-विच्छेद का गोला फेंक कर भारत के वातावरण मे अपूर्व राजनीतिक 
जागृति उत्पन्न कर दी थो। भारत की राजनोति मानो करवट ले रही थी। राष्ट्रीय 
कार्यकर्ता दो दलों में विभक्‍त हो गये थे। पुराने कार्यकर्ता “नरम” कहलाते थे, उनके 
नेता श्री दादाभाई तौरोजी थें। दूसरा गरम दल था जिसके नेता लोकमान्य तिलक थे। 
गरम दल ब्रिटिश साम्राज्य के जाल में से निकल जाने में भारत का कल्याण मानता 
था और अपने आन्दोलन को वधानिकता तक परिमित नहीं रखना चाहता था। श्री 
दयास जी कृष्ण वर्मा सह॒ि दयानन्द के शिष्य होने के कारण इस सिद्धान्त के अनुयायी थे 
कि अच्छे-से-अच्छा विदेशी राज्य भी स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता । महर्षि दयानन्द 
के इस गुल सिद्धान्त को हरबर्ट स्पेंसर के व्यावहारिक मन्तव्य से मिला कर जो नीति 
हो सकती थी द्याम जी ने उसी को स्वीकार किया। वे लोकमसान्य तिलक की नीति के 
कट्टर समर्थक बन गये । 


अपनो नीति के अनुसार देवासेवा के लिए उन्होंने जो क़दस उठाये, उन्तमें से 
पहुला था दि इण्डियन होम-रूल सोसायटी की स्थापना। वैयासजी कृष्ण वर्मा ने 
सोसायथी का प्रारस्भोत्सव १९०५ के फरवरी सास में अपने सकात पर किया। उसके 
साथ ही 'इण्डियन सोशियोलोजिस्ट' नाम का पत्र भी जारी कर दिया, जो तेज़ राजनीति 
का ज्ञोरदार वकील बन गया। होस-रूल सोसायटी इंगलेण्ड में विय्यमान देशभक्त सारत- 
वासियों के मिलने का केद् बन गई। कुछ समय पीछे इब्राम जी कृष्ण वर्मा ने अनेक 
प्रतिष्ठित अंग्रेज्ञों और भारतवासियो की उपस्थिति में इण्डिया हाउस” की स्थापनाकी । 
“इण्डिया हाउस” कुछ ही दिनों में राजद्रोही भारतवासियों का गढ़ समझा जाने लगा। 
“इण्डियन सोशियोलोजिस्ट' में इयास जी कृष्ण वर्मा की ओजस्विनो लेखनो से निकले हुए 
लेख नवयुवक भारतीयों के हृदयों में हुलचल मचा देते थें। वे लोग इण्डिया एप्स में 
इकट॒ठे होकर ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध तरह-तरह को योजनाये बनाते थे । श्रीयुत विनायक 
दामोदर सावरकर आदि देशभक्‍तो को अपने विचार परिपक्व करने और अन्यों तक 
फैलाने का अवसर इण्डिया हाउस की सभाओं में ही प्राप्त हुआ । इधर भारतवर्ष में 
आतंकवाद का प्रादर्भाव हो गया था। इंगरलूण्ड के प्रभावशालो समाचार-पत्रो ने उसके 
लिए इण्डियन सोशियोलोजिस्ट' अखबार और उसके सम्पादक दयाम जी कृष्ण वर्मा 
को दोषी ठहराकर उनके विरुद्ध सरकार को भड़काने का काम जारी कर दिया। 
बात यहाँ तक बढ़ गई कि इयाम जी कृष्ण वर्मा ने लन्दन छोड़कर पेरिस में डेरा जमाने 
का निश्चय कर लिया और वहाँ एक बडा मकान खरीद कर उसमें 'इण्डिया हाउस' तथा 
“इण्डियन सोशियोलोजिस्ट' के कार्यालए की पुनः स्थापना कर दी । कुछ वर्षो तक द्याम जी 
कृष्ण वर्मा पेरिस मे रहकर व्यापार द्वारा धन कमाते और उसे देश के कार में खर्चे करते 
रहे। परन्तु परिस्थितियों ने उन्हें वहाँ भी आराम से न बेदने दिया। १९१४ में यूरोप का 
पहायुद्ध आरम्भ होने पर उनके लिए फ्रांस में रहना भी कठिन हो गया, तब वे स्विद्‌- 
ज्रलेण्ड में चले गये। यहाँ की सरकार ने उन्हें इस शर्ते पर अपने देश में रहने की अन 
पति दी कि वे राजनीति में कोई हिस्सा न लें। 'इ्याम जी ने 'इण्डियन सोशिरोलोजि 
का प्रकाशन बन्द कर दिया। वृद्धावस्था, थकात और सापेक्षक निराशा ने पूरे जो 
कार्य को जारो रखना असम्भव बना दिया। ऐसी अवस्था में सात वर्ष तक जेनेवा 
देशसेवा में जीवन व्यत्तोत करके १९३० में बहों अपनी ऐहिक लीला समाप्त कर दो। 


